॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri - 


— u अलबेरूनी वर्णित भारत i 


: . द्वितीय खण्ड à | 


Dd 


अनुवादक, सन्तराम, बी.ए: ° 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— T S 
भारत * itized Ry Sa भर्तियों wa dat 


अलबेरूनी का विशिष्ठ स्थान है। उसका 
जन्म ९७३ ई. Š ख्वारिज्म में हुआ था। 
अलबेरूनी महमूद गज़नवी की मृत्यु (१० ३० 
ई) के कुछ ही समय बाद भारत आया था, 


परन्तु वह महमूद का प्रशंसक नहीं था। वह... 


अनेक वर्षों तक यहाँ रहा तथा भारतीय धर्म, 
दर्शन, साहित्य, विज्ञान, गणित आदि के 
मूलप्रंथो के अध्ययन हेतु उसने संस्कृत 
भाषा सौखी। उसने वेद, महाभारत, 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, विष्णु-पुराण, वायुःपुराण, 
पुलिष-सिद्धान्त, बृहत संहिता, सूर्य-सिद्धान्त, 
विष्णधर्म-सूत्र, लघुजातक आदि के अलावा 
अनेक यूनानी व अरबी ग्रन्थों से सामग्री 
ली। भारत की संस्कृति के बारे में इतनी 
सारगमित, निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठता से किसी 
अन्य मुस्लिम विद्वान द्वारा लिखी पुस्तक 
आज तक भी नहीं मिलती | 

अलबेरूनी के ग्रन्थ में ग्यारहवीं शताब्दी 
के भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, 
खगोल-शास्र, गणित, भाषा, भौगोलिक 
स्थिति, नदियां, प्रमुख नगर, माप-तौल, मूर्ति 
पूजा का प्रारम्भ व उसका वास्तविक महत्त्व, 
महमूद के आक्रमणों के बाद इस्लाम के 
अनुयायियों के प्रति यहाँ के लोगों के 
दृष्टिकोण आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी 
मिलती 21 अलबेरूनी ने वेदों, पुराणों, 
स्मृतियों, महाभारत व संस्कृत भाषा के 
व्याकरण के बारे में विस्तार से लिखा है। 
वह लिखता है कि हिन्दुओं के अधिकांश 
ग्रंथों के श्लोकबद्ध होने से उनका मूल-पाठ 
शुद्ध बना रह सका हे | उसने mms के 
रसायन-शाज्न के ग्रंथ की प्रशंसा की है ओर 
यहाँ की विभिन्न भाषाओं व लिपियों जैसे 
सिद्धमात्रिका, नागर, अर्धनागरी, मारवाडी, 
सैन्धव, कर्नाट, आंधी, द्राविडी आदि का भी 
अच्छा वर्णन किया है । वास्तव में अलबेरूनी 
का ग्रन्थ भारत के बारे में मूल्यवान व अपार 


ISBN 81-85263-66-3 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ñ 


+ . 
D ut 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
* nace LIT 


QM 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MN asss 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


द्वितीय खण्ड 


अनुवादक 
सन्तराम, बी. ए. 


भूमिका 
प्रोफेसर वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर 


प्रकाशक 


पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर 


भारत। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


fF * ॥ —  —sqra r m za 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ISBN 81-85263-66-3 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


संस्करण ९९९८ 


मूल्य : पहला व दूसरा 
प्रकाशक : पब्लिकेशन स्क 
५७, मिश्र राजाजी का रास्ता 
जयपुर — 302009 
टाइप सेटिंग : विशाल कम्प्यूटर्स, 
डी-२४, चोमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर । 
मुद्रक : आराधना आफसेट, जयपुर | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८८८ ई. में मुद्रित अंग्रेजी अनुवाद को मूल ग्रंथ की सहायता से सन्‌ १९२६-२८ में 
हिन्दी में तीन भागों में प्रकाशित किया था। यह अनुवाद अब लगभग अप्राप्य है। 

अलबेरूनी ने अपने अमूल्य ग्रंथ की रचना महमूद गज़नवी की १०३० ई. में मृत्यु 
के कुछ वर्ष बाद ही प्रारम्भ कर दी थी। अलबेरूनी के ग्रंथ में हिन्दू धर्म, दर्शन, विज्ञान 
का जैसा गहन व वस्तुनिष्ठ वर्णन है, वैसा किसी अन्य मुस्लिम विद्वान को कृति में उपलब्ध 
नहीं Š | केवल अबुल फ़ज्ल ही ऐसा मुसलमान विद्वान हुआ जिसने भारतीय धर्म, दर्शन, 
कला, संगीत, एकेश्वरवाद के सिद्धान्त आदि पर अलबेरुनी की ही भांति निष्पक्ष भाव से 
विस्तार से लिखने का प्रयास किया। दोनों ही विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि हिन्दू 
वास्तव में एकेश्वरवाद को ही मानते हैं और मूर्ति पूजा को केवल साध्य को प्राप्त करने 
का साधनमात्र। दोनों के अनुसार हिन्दुओं का दार्शनिक चिन्तन बहुत उच्च कोटि का है 
और वे इसके प्रशंसक थे | परन्तु जहाँ अबुल फज्ल का आइने अकबरी में उपर्युक्त विवरण 
अन्य विद्वानों से प्राप्त संकलित की गई सामग्री पर आधारित है, अलबेरूनी ने पाँच वर्ष 
तक संस्कृत भाषा सीखकर अनेक वर्षों तक यहाँ अध्ययन कर हिन्दुओं के धर्म, दर्शन व 
खोगलशाख, गणित, व्याकरण आदि के ग्रन्थों को पढ़ा और उनका सार जानने का प्रयास 
किया। अलबेरूनी ने यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपने विनाशकारी आक्रमणों में 
महमूद द्वारा मन्दिरों को ध्वस्त करने व यहाँ की अर्थव्यवस्था को अपार हानि पहुँचाने के 
कारण इसलाम के सभी अनुयायियों के प्रति भारत के लोगों में घृणा की भावना उत्पन्न 
हो गई थी और वे उन्हें अत्यन्त हीन व बर्बर समझते थे। 

श्री साचौ की विद्धत्तापूर्ण भूमिका में उन अनेक संस्कृत ग्रंथों के नाम दिये हें 
जिनका अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ की रचना में उपयोग किया है | इनमें वेद, श्रीमद्भगवद्गीता, 
अनेक पुराण (वायु पुराण, विष्णु पुराण, धर्म पुरण आदि) वशिष्ठ, वेदव्यास, पतंजलि, चरक, 
वाराहमिहिर, श्रीपाल, नागार्जुन, आर्यभट्ट, सोमदत्त आदि को रचनाएँ प्रमुख ë | उसकी कृति 
में भारतीय समाज, यहाँ की भौगोलिक सीमाएँ, नदियों, विभिन्न राज्यों व प्रमुख नगरों, 
नाप-तोल में प्रयोग आने वाले मापक्रम, साहित्य, तक्षणकला आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण 
` जानकारी उपलब्ध Š | श्री साचौ की विस्तृत भूमिका व श्री संतराम की विद्धत्तापूर्ण टीका, 
दोनों ही इस अमर कृति की उपयोगिता में अभिवृद्धि करते € । 

अलबेरूनी के ग्रंथ का श्री संतराम द्वारा तीन भागों में अनुवाद प्रकाशित किया 
गया था। पब्लिकेशन स्कीम के संचालक श्री सियाशरण नाटाणी ने इसे दो भागों में 
प्रकाशित किया है। प्रत्येक भाग में चालीस-चालीस परिच्छेद हैं। उन्हें इस अनुवाद को 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


zx -———————— NÁ 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


x अलबेरूनी-वर्णित भारत 


प्रति विद्यानुरागी कुंअर देवीसिंह जी मंडावा ने देने की कृपा को । भारतीय साहित्य व 
संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान श्री गोपालनारायण जी बाहुरा ने अनेक स्थलों पर श्री संतराम 
की भाषा को वर्तमान में प्रचलित स्वरूप दिया है जिससे पाठकों को पढ़ने में अटपटा न 
लगे । श्री संतराम के अनुवाद विशेषकर उनकी टीका में अनेक स्थलों पर फारसी व अरबी 
भाषा के शब्द व वाक्य आए Š | इस कारण इस ग्रंथ को छापना कोई सहज कार्य न था | 
परन्तु श्री नाटाणी ने इसे बड़ी योग्यता और लगन से छापा हे। उन्होंने बर्नियर की भारत | 
यात्रा ग्रंथ का भी हिन्दी अनुवाद अभी-अभी छापा हे और इसी श्रृंखला में वे भारत में । 
आने वाले अन्य विदेशी यात्रियों के ग्रंथों के हिन्दी भाषा में अनुवाद छापने की योजना 
बना चुके हैं। आशा है हिन्दी भाषी विद्वान व अन्य पाउकगण अलबेरूनी के प्रसिद्ध ग्रंथ 
का श्री संतराम द्वारा हिन्दी में अनुवाद के पुनः प्रकाशन का स्वागत करेंगे। 


प्रोफेसर वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर 
पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


निवेदन 


अलबेरूनी कौन था, उसने यह पुस्तक कब और क्यों लिखी, इसमें किन-किन 
विषयों का वर्णन हे इत्यादि सभी बातें पाठक सम्पादकीय भूमिका में पढ़ेंगे। इस पुस्तक 
के महत्त्व के विषय में इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि मूल अरबी पुस्तक का सम्पादन 
और फिर उसका अंगरेज़ी अनुवाद स्वयं भारत-सरकार ने एक बहुत बड़े जर्मन-विद्वान्‌ से 
कराया था। इस विद्वान्‌ का नाम है डॉ. एडवर्ड सी. सचों। आपके शुभ नाम के साथ 
निम्नलिखित उपाधिमाला है-- 

Dr. Edward C. Sachu, Professor in the Royal University of 
Berlin and Principal of the Seminary for Griental Languages; Member 
of the Royal Academy of Berlin, and corresponding member of the 
Imperial Academy of Viena; Honorary member of the Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland, London, and of the American Oriental 
Society, Cambridge, U. S. A. 

जैसे अलबेरूनी एक बहुत बड़ा पण्डित था वैसे ही सचो महाशय भी अरबी, 
फारसी, यूनानी, संस्कृत और अंगरेज़ी आदि भाषाओं के विद्वान्‌ थे। यह बात उनकी लिखी 
भूमिका और टीका से स्पष्ट प्रमाणित होती है। पाठकों से हमारा सानुरोध निवेदन है कि 
अलबेरूनी की मूल पुस्तक को आरम्भ करने से पहले एक बार भूमिकान्तर्गत सभी विषयों 
को अवश्य पढ़ लें। इससे पुस्तक को समझने में उन्हें बहुत सहायता मिलेगी | 

पुस्तक के अस्सी परिच्छेदों के विषयों का विभाजन इस प्रकार से हो सकता है 

पहला परिच्छेद-साधारण भूमिका | 

दूसरे से ग्यारहवें परिच्छेद तक- धार्मिक, दार्शनिक और ऐसे ही अन्य विषय। 

बारहवें से सत्रहवें परिच्छेद तक साहित्य और esum, विचित्र रीतियाँ और 
मूढ़ विश्वास | 

. अठारहवें से इकत्तीसवें परिच्छेद तक- वर्णनात्मक, गणित-सम्बन्धी और परम्परागत 

अर्थात्‌ पौराणिक भूगोल । 

बत्तीसवें से बासठवें परिच्छेद तक-काल-निर्णय-विद्या और ज्योतिष | इनमें धार्मिक 
पारम्पर्य तथा नारायण, वासुदेवःप्रभूति का भी समावेश È | 

तरेसठवें से छिहत्तरवै परिच्छेद तक-नीति, आचारुव्यवहार, रीति रिवाज, त्यौहार 
ओर उपवास के दिन । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


e EM 1 QQƏÑ muu £ 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


& अलबेरूनी-वर्णित भारत 


सतत्तरवें से अस्सीवें परिच्छेद तक-फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी विषय । 

डाक्टर ज्ञाखो नें इस अरबी पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया हे 
उसमें उन्होंने यूनानी और लातीनी भाषा के बहुत से शब्द और वाक्य रख दिये 6| इन 
दोनों भाषाओं को न जानने वाले पाठकों के लिए उनका अर्थ समझना बड़ा कठिन प्रत्युत 
असम्भव है। फिर उनके अनुवाद में बहुत से वाक्य ऐसे भी हें जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं 
Š | इन और ऐसी ही अन्य कठिनाइयों के कारण केवल अंग्रेजी अनुवाद से ही स्वदेश-भाषा 
में भाषान्तर करना कठिन हो गया है | फिर अकेली मूल अरबी से भी अनुवाद करना 
सुगम नहीं, क्योंकि इसके वाक्य बड़े ही अस्पष्ट और दुर्बोध हें | उनके युक्तिसंगत अर्थ 
लगाना डाक्टर ज़ाख़ो जैसे विद्वान्‌ का ही काम है । इसलिए मैने अपना यह आर्य-भाषानुवाद 
अंगरेज़ी भाषान्तर ओर मूल अरबी को मिला कर किया है | इतने पर भी पाठक देखेंगे 
कि कुछ वाक्य अस्पष्ट रह गये हें। वे वाक्य ऐसे हें जिनको ज़ाखो महाशय भी स्पष्ट 
नहीं कर सके। पाठक यदि इस पुस्तक के अन्त में दी हुई 'टीका' का पठन करेंगे तो 
उन्हें मेरे उपर्युक्त कथन की सत्यता का बहुत कुछ प्रमाण मिल जायेगा | 

इस पुस्तक में आये हुए यूनानी नामों को लिखने में भी मुझे बड़ी अड्चन पड़ी 
है। अलबेरूनी ने अरबी में उनके नाम कुछ अपने ढंग से दिये हैं। अरबी लोग ट, प, 
भ, ग इत्यादि कुछ एक वर्णो का उच्चारण नहीं कर सकते | उदाहरणार्थ वे भागलपुर को 
बाजलफ़ोर, प्लेटो को अफ़लातन, सोक्रटीज़ को सुकरात, डायोजनीज़ को देवजानस और 
Artaxerxes को अर्दशीर कहते हैं। अब आर्य भाषा में किस भाषा के नामों का-मूल 
यूनानी या अरबी का-प्रयोग किया जाय इस बात का में कुछ निश्चय नहीं कर सका। 
इसलिए मैंने उनके दोनों-यूनानी और अरबी-रूप दे दिये हैं। हाँ, जहाँ अरबी नाम 
अधिक परिचित और सुगम मालूम हुआ हे, जैसा कि Artaxerxes के लिए अर्दशीर और 
गैलेनस के लिए जालीनूस, वहाँ मैंने केवल उसी का व्यवहार किया है। 


कृषि-आश्रमु सन्तराम बी.ए. | 
पट्टी-जि. लाहोर | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय सूची 


द्वितीय खण्ड 
पृष्ठ संख्या 

इकतालीसवाँ परिच्छेद १ 

“कल्प” तथा “चतुर्युग” की परिभाषाओं के लक्षण और एक का दूसरे 

के द्वारा स्पष्टीकरण | 

चतुर्युग और कल्प का मान-मन्वन्तर और कल्प का आपस में 

सम्बन्ध--कल्प के आरम्भ में नियम- छोटे आर्यभट्ट, पुलिश और बडे 

आर्यभट्ट की कल्पनायें | 
बयालीसवाँ परिच्छेद x 

चतुर्युगी का युगो में विभाजन और युगों के विषय में भिन्न-भिन्न 


सम्मतियाँ | 

विष्णु-धर्म और ब्रह्मगुप्त के अनुसार चतुर्युग के अकेले-अकेले भाग-इकहरे 
युगों की संस्थिति-ब्रह्मगुप्त द्वारा दिये हुए आर्यभट्ट तथा पुलिश के 
अवतरण--पोलिस का नियम--इसकी समालोचना-पुलिश गिनता है 
कि वर्तमान कल्प के पहले ब्रह्मा की कितनी आयु बीत चुकी है-इस 
गणना की समालोचना- आर्यभट्ट पर ब्रह्मगुप्त की कठोर आलोचना-सौर 
वर्ष की भिन्न-भिन्न लम्बाइयों | 


तेंतालीसवाँ परिच्छेद ९ 

चार युगों का और चौथे युग की समाप्ति पर जिन बातों के होने की 

आशा है उन सबका वर्णन। 

प्राकृतिक जल-प्रलय-- हिप्पोक्रटीज़ की वंशावली--चार कालों या युगों 

के विषय में हिन्दुओं के. मत- कलियुग का वर्णन-मानी का 
कथन--विष्णुधर्म के अनुसार कृतयुग का वर्णन चरक .नाम को पुस्तक 

के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति-अराटस का अवतरण-अशाटस प्र 

एक धर्मपण्डित की राय- प्लेटो के नियमों से अवतरण | 


चवालीसवाँ परिच्छेद १५ 
मन्वन्तरों पर । 
अकेले-अकेले मन्वन्तर, उनके इन्द्र और इन्द्र की सन्तान--मन्वन्तरो के 
विषय में विष्णु-पुराण का ऐतिह्य। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


C 


y 382 r3 hi 


त OO क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


पेतालीसवाँ परिच्छेद 


सप्तर्षि नामक तारामण्डल पर | 

वसिष्ठ की भार्या अरुन्धती के विषय में ऐतिह्य-वराहमिहिर का 
अवतरण- गर्ग:की समालोचना-एक काश्मीरी पंचांग से टीका-सप्तर्षि 
की स्थिति के विषय में भिन्न-भिन्न बयानों की पड़ताल प्रत्येक समय 
मे सप्तर्षि की स्थिति मालूम करने के लिए करणसार का नियम- ज्योतिष 


के साथ मिश्रित धर्म-सम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न मन्वन्तरों में सप्तर्षि । 


छयालीसवाँ परिच्छेद 


नारायण, भिन्न-भिन्न समयों में उसका प्रादुर्भाव और उसके नामों 
पर। 

नारायण का स्वरूप- विरोचन के पुत्र बलि को कथा-विष्णु-पुराण का 
अवतरण--सातवें मन्वन्तर के व्यासों की गिनती-विष्णुधर्म से अवतरण | 


सेतालीसवाँ परिच्छेद 


वासुदेव और महाभारत के युद्ध के विषय में |. 

मानव-जाति के इतिहास के साथ सृष्टिक्रम का सादृश्य-वासुदेव के 
जन्म की कथा=भिन्नःभिन्न मासा में वासुदेव के नाम- वासुदेव की 
कथा का शेषांश-वासुदेव और पाँच पाण्डव भाइयों की समाप्ति । 


अइतालीसवाँ परिच्छेद 


अक्षौहिणी की व्याख्या | 


उनचासवाँ परिच्छेद 


संवतों का संक्षिप्त वर्णन। 

हिन्दुओं के कुछ संवतों की गिनती--यज़दजिर्द के संवत्‌ ४०० को 
ग्रन्थकर्ता मान-वर्ष के रूप में ग्रहण करता हे--विष्णुधर्म के अनुसार 
ब्रह्मा का कितना जीवम व्यतीत हो चुका है-विष्णुधर्म के अनुसार राम 
का काल--पुलिस और ब्रह्मगुप्त के अनुसार वर्तमान कल्प के ० के 
पहले कितना समय व्यतीत हो चुका हे--प्रचलित कलियुग का कितना 
समय व्यतीत हो चुका हे-कालयवन संवत्‌-श्रीहर्ष का संवत्‌ 
विक्रमादित्य का संवत्‌-शक-काल-घलभ का संवत गुप्तकाल -- 
ज्योतिषियों का संवत्‌--मानवर्ष के साथ भारतीय संवतों के आरम्भो 
की तुलना--संवत्सरों से तिथि लिखने की लोकप्रिय रीति पर वर्ष के 


Peta UP SSR used cn daa चिने toa 


पृष्ठ संख्या 


१७ 


२२ 


3& 


३१ 


३३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
विपय-सूची ९ 


पृष्ठ संख्या 


रीति और उसकी आलोचना- काबुल के शाहो के वंश का मूल--कनिक 
की कथा- तिब्बती वंश का अन्त ओर ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति । 

पचासवाँ परिच्छेद ४३ 
एक 'कल्प' और एक 'चतुर्युगी' में तारा-गण कितने चक्कर लगाते हँ । 
अलफ़ज़ारी तथा याकूब इव्नतारिक का ऐतिह्म- ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट का 
प्रमाण देता है--एक कल्प में ग्रहों के भ्रमणों की संख्या- चतुर्युग और 
कलियुग में ग्रहों के चक्र- पुलिस के अनुसार एक कल्प और चतुर्युग 
में ग्रहों के चक्र--अरब लोगों में आर्यभट शब्द का रूपान्तर अलः 
अहवाज्ञ के अबुलहसन के अनुसार ग्रहों के कालचक्र | 

इक्यावनवाँ परिच्छेद ४९ 
'अधिमास', 'ऊनरात्रि' और “अहर्गण' का वर्णन-जो कि दिनों की 
भिन्न-भिन्न संख्याओं को प्रकट करते € | 
अधिमास पर--विष्णुधर्म से अवतरण-वेद का अवतरण-उसकी 
आलोचना--वेद-वचन प्रस्तावित समाधान सार्वत्रिक या आंशिक मासों 
और दिनों की व्याख्या- सार्वत्रिक अधिमास--अधिमास के बनने के 
लिये कितने सौर, चान्द्र और नागरिक दिन चाहिएँ--पुलिस के अनुसार 
अधिमास का परिसंख्यान--ऊनरात्र की व्याख्या-पुलिस के अनुसार 
ऊनरात्र का लेखा--याकूब इब्न तारिक पर आलोचना d 

बावनवाँ परिच्छेद ५५ 
'अहर्गण' की स्थूल रूप से गिनती अर्थात्‌ वर्षों और मासो के दिन 
ओर दिनों के वर्ष और मास बनाना । 
सावनाहर्गण निकालने का साधारण नियम-उसी कार्य के लिए अधिक 
सविस्तर नियम--शेषोक्त विधि शककाल ९५३ के लिए काम में लाई 
गई--पुलिस के सिद्धान्तानुसार वही गणना चतुर्युग पर लगाई जाती 
हे--पुलिस-सिद्धान्त से ली हुई परिसंख्यान की एक वैसी ही विधिर 
आर्यभट्ट की काम में लाई हुई अहर्गण की विधिर्‍ययाकूब की दी हुई 
एक दूसरी. विधि-शेषोक्त विधि की व्याख्या-हिन्दुओं के अहर्गण की 
एक और विधि--शेषोक्त विधि की व्याख्या-मान संवत्‌ पर शेषोक्त 
विधि का प्रयोग-द्मगुप्त के अनुसार, ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान 
की विधि--इस रीति की आलोचना--एक कल्प, चतुर्युग या कलियुग 
के वर्षों के अधिमास मालूम करने की विधि-मान-वर्ष पर लगाई हुई 
शेपोक्त विधि--शेषोक्त विधि को स्पष्ट करने के लिए टिप्पणीइस 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


y . MT — F ——mM ÁUmIÇFnaAWG a - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


पृष्ठ संख्या 


विधि का सुगमीकरण-पुलिस के मतानुसार, अधिमास निकालने की 
एक दूसरी विधि-पुलिस की रीति का समाधान-पुलिस का ओर 
उद्धरण-पुलिस के उद्धत वचन की आलोचना-ऊनरात्र दिनों के 
परिसंख्यान की रीति- कुछ दिनों की दी हुई एक निश्चित संख्या से ६ 
कालक्रमानुगत तिथि बनाने का नियम--अहर्गण का विपर्यय--मान-वर्ष 
पर नियम का प्रयोग--याकूब इब्न तारिक का इसी प्रयोजन के लिए 
दिया हुआ नियम--शेषोक्त रीति का स्पष्टीकरण--आंशिक ऊनरात्र दिनों 
के परिसंख्यान के लिये याकूब की रीति--इसकी आलोचना | 

तिरपनवाँ परिच्छेद ६१ 
अहर्गण अथवा समय की विशेप-विशेष या क्षणों के लिए पंचांगों में 
नियत किये हुए विशेष नियमों के अनुसार वर्षो के मास बनाने पर। 
अहर्गण को रीति, जैसी कि वह विशेष तिथियों पर प्रयुक्त होती 
हे-खण्डखाद्यक की रीति-मान-वर्ष पर इस रीति का प्रयोग 
अल-अर्कन्द नामक अरबी पुस्तक की रीति- शेषोक्त रीति पर 
गुण-दोष-परीक्षामक टिप्पणियाँ-करण-तिलक पंचांग की रीति--इस 
रीति का मानःवर्ष पर प्रयोग-पंचसिद्धान्तिका की रीति-मान-वर्ष पर 
इस रीति का प्रयोग--अरबी पंचांग अलहर्कन की रीति-मान-तिथि पर 
3 रीति का प्रयोग-इस रीति का संशोधन- मुलतान के दुर्लभ की 

ति। 


चोवनवाँ परिच्छेद 


६९ 
नक्षत्रों के मध्यम स्थानों की गिनती पर । 
किसी दिये हुए समय में किसी नक्षत्र के मध्यम स्थान का निश्‍चय करने ; 
की साधारण रीति-इसी प्रयोजन के लिए पुलिस की रीति-इसका 
स्पष्टीकरण--अल्पतर संख्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मगुप्त इस रीति 
का प्रयोग कलियुग पर करता है--खण्डखाद्यक, करणतिलक और करणसार 
को रीतियां। 
पचपनवाँ परिच्छेद ८२ 
नक्षत्रों के क्रम, उनकी दूरियों और परिमाण पर | 
सूर्य के चन्द्रमा के नीचे होने पर परम्परागत मत- ज्योतिष की प्रचलित I 


भावनाए--वायुपुराण के अवतरण--तारकाओं के स्वरूप पर--विष्णुधर्म 

के अवतरण-लोकों के व्यासों पर--स्थिर तारकाओं की परिधि पर इन्ही 

विषयों पर हिन्दू ज्योतिषियो के मत- वराहमिहिर-संहिता अध्याय चार 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
विषय-सूची ११ 


पृष्ठ संख्या 

श्लोक १-३ से अवतरण-तारकाओं के अन्तरों पर याकूब इब्न तारिक 
की सम्मति-उसी विषय पर पुलिस ओर ब्रह्मगुप्त का मत-याकूब ` 
इब्न तारिक के अनुसार, पृथ्वी के मध्य से लोकों के अन्तर ओर उनके 
व्यास--ग्रहों के अन्तरं पर टोल्मी-समागम ओर स्थानभेदांश पर-ग्रहों 
के अन्तरों के परिसंख्यान की हिन्दू रीति--बलभद्र का अवतरण- ब्रह्मगुप्त 
के मतानुसार ग्रहों की त्रिज्याओं या पृथ्वी के मध्य से उनके अन्तरों का 
परिसंख्यान--पुलिस के सिद्धान्तानुसार, यही परिसंख्यान- महो के व्यास, 
किसी निर्दिष्ट समय में सूर्य ओर चन्द्र के पिण्डों के परिसंख्यान की 
रीति-पुलिस, ब्रह्मगुप्त ओर बलभद्र से अवतरण- छाया के व्यास के 
परिसंख्यान के लिए ब्रह्मगुप्त की रीति ब्रह्मगुप्त की हस्तलिखित प्रति 
में दीमक का चाटा हुआ स्थल-ब्रहाुप्त की रीति की आलोचना- छाया 
के परिसंख्यान के लिए ब्रह्मगुप्त की एक दूसरी रीति-अन्थकार के पास 
जो ब्रह्मगुप्त का हस्तलेख था उसकी भ्रष्ट दशा की वह आलोचना करता 
हे--अन्य खोतों के अनुसार सूर्य और wa के व्यासा का 
परिसंख्यान-करणतिलक के अनुसार सूर्य और छाया का व्यास | 

छप्पनवाँ परिच्छेद ९९ 
चन्द्रमा के स्थानों पर। 
सत्ताईस नक्षत्रों पर--अरबों के नक्षत्र कया हिन्दुओं के सत्ताईस नक्षत्र 
हैं या अट्टाईस-ज्ह्मगुप्त से एक वैदिक ऐतिह्वा-नक्षत्र के किसी निर्दिष्ट 
अंश का स्थान गिनने की रीति--खण्डखाद्यक से ली हुई नक्षत्रों की 
तालिका-विषुवों का अचन-चलन--वराहमिहिर अध्याय ४, श्लोक ७ 
से अवतरण--ग्रन्थकार वराहमिहिर के वचन की आलोचना करता 
है- क्रान्तिमण्डल पर प्रत्येक नक्षत्र तुल्य स्थान Hun है ब्रह्मगुप्त से 
अवतरण--वराहमिहिर-संहिता, तीसरा अध्याय १-२, से अवतरण 
विषुवों के अयन-चलन का कर्ता | 

सत्तावनवाँ परिच्छेद RoC 
नक्षत्रों के सौर रश्मियों के नीचे से प्रकट होने पर और उन रीतियों 
और अनुष्ठानों पर जो कि हिन्दू लोग इन अवसरों पर करते ë! 
दृश्यमान होने के लिए तारे का सूर्य से कितनी दूर पर होना आवश्यक z 
है--विजयनन्दन से अवतरण--अगस्त्य के सौर उदय पर--बह्मगुप्त से 
अवतरण--विशेष तारों के सौर उदयों पर की जानेवाली प्रक्रियाओं 
पर वराहमिहिर-संहिता अ. १२ भूमिका, और श्लोक t- १८ से आगत्य 


और उसके लिए यज्ञ पर अवतरण--रोहिणी पर वराहमिहिर संहिता 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


<i अशि NETT SR —— sss . D 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अध्याय २४ श्लोक १-३७-स्वाती ओर श्रवण पर संहिता अध्याय 
२५, श्लोक १- संहिता, अध्याय २६, श्लोक ६ | 
अट्टावनवाँ परिच्छेद 
सागर में ज्वार भाटा केसे आता हे | 
मत्स्यु-पुराण से अवतरण-राजा ओर्व की कथा-चन्द्रमा में 
मनुष्य--चद्धमा के कोढ़ की कथा- लिंग की उत्पत्ति-वराहमिहिर के 
अनुसार लिग की रचना | बृहत्संहिता अ. ५८ श्लोक ५३--सोमनाथ 
को मूर्ति की पूजा-जुआर-भाटा के कारण के विषय में लोगों का 
विश्वास- सोमनाथ की पवित्रता का मूल-विष्णुपुराण से 
अवतरण-बारोई का स्वर्ण-दुर्ग | मालद्वीप ओर लंकाद्वीप के समान्तर। 
उनसठवाँ परिच्छेद 
सूर्य ओर चन्र के ग्रहणों पर। 
वराहमिहिर की संहिता, अध्याय ५ से अवतरण-वराहमिहिर की 
प्रशासा- ब्रह्मगुप्त H सरलता के अभाव पर आक्षेप ब्रहम्‌-सिद्धान्त से 
अवतरण- ब्रह्मगुप्त के लिए सम्भाव्य बहाने-वराहमिहिर-संहिता अध्याय 
५, श्लोक १०, १६,६३ के अवतरण-ग्रहणों के रंगों पर। 
साठवाँ परिच्छेद 
पर्वन्‌ पर | 
पर्वन्‌ परिभाषा की व्याख्या-वराहमिहिर-संहिता अध्याय ५ श्लोक 
१९-२३-खण्डखाद्यक से पर्वत के परिसंख्यान के 
नियम-वराहमिहिर-संहिता अध्याय ५ श्लोक २३ ख से अवतरण | 
इकसठवाँ परिच्छेद 
धर्म तथा नक्षत्रविद्या (नजूम) दोनों की दृष्टि से काल के भिन्न-भिन्न 
मानां क अधिष्ठाताओं पर और तत्सम्बन्धी विषयों पर । 
काल के किन भिन्न-भिन्न मानों के अधिष्ठाता हे और किनके 
नही-खण्डखाद्य के अनुसार वर्षाधिपति का परिसंख्यान-मास का 
अधिपति मालूम करने की विधि--ग्रहों के सम्बन्ध में नाग-विष्णुधर्म 
के अनुसार ग्रहां के अधिपति-नक्षत्रों के अधिपति | 
बासठवाँ परिच्छेद 
साठ वर्षों के संवत्सर पर जिसे 'पष्ठ्यन्द' भी कहते हैं । 


पृष्ठ संख्या 


१२९ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय-सूची 


संवत्सर और षष्ट्यव्द परिभाषा की व्याख्या--वर्ष का प्रधान वह मास 
होता हे जिसमें वृहस्पति के सूर्यलोक-सम्बन्धी लग्न की घटना होती 
हे--वृहस्पति के सौर लग्न का नक्षत्र कैसे मालूम किया जाता है? 
वराहमिहिर संहिता, अध्याय ८ श्लोक २०, २१ का अवतरण--पष्टयब्द 
के अन्तर्गत छोटे कालचक्र- संवत्सर के एकहरे वर्षों के नाम-कन्नौज 
के लोगों का संवत्सर। 
तिरसठवाँ परिच्छेद 
विशेषतः ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखनेवाली बातों और जीवन में उनके 
कर्त्तव्य-कर्मों पर। 
ब्राह्मण के जीवन का प्रथम आश्रम--ब्राह्मण के जीवन की दूसरी 
अवस्था--तीसरी अवस्था--चोथा आश्रम-्राह्मणों की सामान्य धर्म । 
चौंसठवाँ परिच्छेद 
उन अनुष्ठानों और रीति रिवाजों पर जो ब्राह्मणों को छोड़ कर अन्य 
जातियाँ अपने जीवन-काल में करती हैं। 
अकेले वर्णो के कर्तव्य-राजा राम, चाण्डाल ओर ब्राह्मण की कथा- संव 
चीज़ों के बराबर होने के विषय में दार्शनिक मत। 
पेसठवाँ परिच्छेद 
agi पर । 
अश्वमेघ- सामान्य यज्ञ पर विष्णुधर्म नामक पुस्तक से अग्नि के कोढी 
होने की कथा | 


छियासठवाँ परिच्छेद 
पवित्र स्थानों के दर्शनों और तीर्थयात्रा पर । 
मत्स्य और वायु-पुराणों से पवित्र सरोवरों के सम्बन्ध में एक 
अवतरण--भागीरथ की कथा--पवित्र सरोवरो की रचना पर+एक हर 
पवित्र तालों पर--संशय के रूप में बनारस परपूकर, तानेशर, माहूर, 
काश्मीर और मुलतान के पवित्र सरोवरों पर। 

सड़सठवाँ परिच्छेद 


दान पर और इस बात पर कि 
करनी चाहिए। 


मनुष्य को अपनी कमाई केसे व्यय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


१४० 


१४५ 


९४६ 


१४९ 


१५४ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अइ्सठवाँ परिच्छेद 
TMI ओर पेयापेय पदार्थों पर। 
भक्ष्याभक्ष्य जन्तुओं की सूची-गो-मांस का निषेध क्यों किया गया 
था- दार्शनिक दृष्टि से सब वस्तुएं समान E | 


उनहत्तरवाँ परिच्छेद 


विवाह, स्त्रियों के मासिक धर्म, भ्रूण आर प्रसवावस्था पर। 
विवाह की आवश्यकता- विवाह का नियम- विधवा-विवाह की निषिद्ध 
दशाएँ--भार्याओं की संख्या- रजःखाव की संस्थिति-गर्भ आर प्रसव 
पर--वेश्यावृत्ति के कारणों पर। 
सत्तरवाँ परिच्छेद 
व्यवहारपदों पर। $ F 
विधि--साक्षियों की संख्या--भिन्न-भिन्न प्रकार के शपथ ओर परीक्षाए। 
इकहत्तरवाँ परिच्छेद 
दण्ड और प्रायश्चित्त पर। 
आदि में जाति के शासक ब्राह्यण-हत्या का कानून--चोरी का 


कानून -जारिणी का दण्ड--लड़ाई के हिन्दू बन्दियो के साथ अपने देश 
में लौटने पर कैसा ef किया जाता हे | 


बहत्तरवाँ परिच्छेद 


दाय पर और इस बात पर कि मृत व्यक्ति के उस पर क्या अधिकार हैं। 
दाय का कानून-मृतक के प्रति उत्तराधिकारी के कर्चव्य--अफलातू से 
समानता । 

तिहत्तरवाँ परिच्छेद 
निर्जीव तथा सजीव व्यक्तियों के शरीरों के अधिकारों के विषय में 
(अर्थात्‌ अन्त्येष्टि संस्कार ओर आत्म-हत्या के विषय में)। 
शव को गाड़ने की प्राक्कालीन रीतियाँ-यूनानी तुल्यता--अग्नि ओर 
रवि की रश्मि ईश्वर के पास जाने वाले निकटतम मार्गों के रूप में--मानी 
से अवतरण-अन्त्येष्टिक्रिया की हिन्दू विधि--आत्महत्या के प्रकार--प्रयाग 
का वृक्ष-यूनानी समताएँ | 


चोहत्तरवाँ परिच्छेद १७० 
उपवास ओर उनके नाना प्रकारो पर | 
लंघन करने की विविध रीतिया-इकहरे मासों में लंघन करने का फल | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


पृष्ठ संख्या 


१५५ 


१५६ 


१६० 


१६४ 


१६६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विपय-सूची ९ 


१० 


पचहत्तरवाँ परिच्छद १७२ 
उपवास के लिए दिन निश्चय करना। 
मास के प्रत्येक पक्ष के आठवें और दसवें दिन उपवास-दिवस हैं--वर्ष 
भर के अकेले-अकेले उपवास-दिवसो पर। 

छिहत्तरवाँ परिच्छेद १७५ 
त्योहारों और आमोद-प्रमोद के दिनों पर। 
चैत्र की दूसरी तिथि--९ १वीं चैत्र-पूर्णिमा का दिन--२२वीं sa— 
वैशाख--महाविषुव- १म ज्येष्ट-पूर्णिमा-आपाढ्-१५बीं श्रावण 
cdi आश्वयुज--१५वीं आश्वयुज--१६वीं आश्वयुज- २ adi 
आश्वयुज-- भाद्रपदा, अमावस्या- रेरी भाद्रपदा--६वीं भाद्रपदा-८वीं 
भाद्रपदा--१ १ वीं भाद्रपदा--१६वीं भाद्रपदा-२६वीं, २७वीं भाद्रपदा 
१ली कार्त्तिक--१री मार्गशीर्ष--१५वीं मार्गशीर्ष-पोष--८वीं पौष-- 
३री माघ--२९वीं माघ--१५वीं माघ--२३वीं माघ--८वीं फाल्गुन 
१५वीं फाल्गुन--१६वीं फाल्गुन--२३वी फाल्गुन मुलतान में एक 
त्योहार | 


सतहत्तरवाँ परिच्छेद १८१ 


विशेष प्रकार से पवित्र दिनों पर, शुभाशुभ समयों पर और ऐसे समयों 
पर जो स्वर्ग में आनन्द लाभ करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है । 
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रवे चार दिन जिनसे चार युग आरम्भ 
हुए कहे जाते हें-इस पर आलोचना-पुण्यकाल कहलाने वाले दिन 
_ संक्रान्ति- संक्रान्ति का क्षण गिनकर निकालने की विधि  ब्रह्मगू त, 
पुलिस ओर आर्यभट के अनुसार सौर वर्ष की लम्बाई पर- संक्रान्ति 
मालूम करने की एक दूसरी विधि--षडशीतिमुख-ग्रहणो के समय तन्‌ 
और योग- अशुभ दिन--भूकम्व के समय-महादेव की पुस्तक NG 
से अवतरण | 


७, परिच्छेद 9 
अठहत्तरवाँ परिच्छेद < 


करणो पर । k 

करण की व्याख्या--स्थावर ओर जंगम करण करणा को मालूम करने 
का नियम--भुक्ति की व्याख्यार पक्ष के चान्द दिनों के नाम करणा 
कौ सूची, उनके स्वामियों ओर qd चिह्मों समेत चा. स्थावर करण- सात 
जंग मरण करणा के परिसंख्यान क लिए नियमक, जसा कि 


` 


E 
उनको अलकिन्दी तथा अन्य अरब प्रन्थकारा ने समझा हँ । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अव्यय सरसच SF YSN लत uku P A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
पृष्ठ संख्या 
उन्नासीवाँ परिच्छेट १९८ 
युगों पर। s 
व्यतीपात ओर वैधृत की व्याख्या--मध्यकाल परव्यतीपात आर d'd 
के परिसंख्यान की रीति-पुलिस की एक दूसरी रीति--करण तिलक 
के रचियता की एक दूसरी रीति-इस विषय पर ग्रन्थकार को 
पुस्तक-योगों 
के अशुभ होने के विषय में-अशुभ-कालां पर भट्टिल (?) का 
अवतरण--करण तिलक के अनुसार सत्ताईस योग । 
अस्सीवाँ परिच्छेद २०४ 


हिन्दुओं की नक्षत्र-विद्या के प्रास्ताविक नियमों पर ओर Wed ज्योतिष 

-सम्बन्धौ गणनाओं के विषय में उनकी रीतियों का संक्षिप्त वर्णन | 

भारतीय फलित ज्योतिष मुसलमानों को अज्ञात हे--ग्रहों पर- पूर्ववर्ती 

तालिका पर व्याख्यात्मक टिप्पणी-गर्भ के मास-ग्रहों की मित्रता और 

शत्रुता -राशियों--फलित-ज्योतिष की कुछ परिभाषाओं की व्याख्या -- 

भवन--एक राशि के नीमबहरों में विभाग पर- २ द्रेक्काणों में-३ 

नुहबहरों में --४ med भागों में-५ ३० अंशों में दृष्टियों के भिन्न-भिन्न 

प्रकारो पर--एक दूसरे के सम्बन्ध में विशेष ग्रहों की मित्रता और 

शत्रुता प्रत्येक ग्रह की चार शक्तियाँ--लघुजातकम्‌, अ. २, श्लो. 

८-लघुजातकम्‌, अ. २, श्लो. ११--लघुजातकम्‌, अ. २, श्लो. 

५--लघुजातकम्‌, अ. २, श्लो. ६--लघुजातकम्‌, अ. २, श्लो. ७--जीवन | 
के वर्ष जो अकेले-अकेले ग्रह देते हैं--इन वर्षों के तीन प्रकार-पहला 
प्रकार-लघुजातकम्‌, अ. ६, श्लो. १--लघुजातकम, अ.६, श्लो. २--दूसरा 
प्रकारू-तीसरा प्रकार लघुजातकम्‌, अ. ६० श्लो. १--लग्न के दिये 
हुए जीवन के वर्ष जीवन की संस्थिति के लिए विविध 
परिसंख्यान- जीवन की संस्थिति के परिसंख्यान के अकेले-अकेले 
तत्व एक प्रह पर दूसरे मह का प्रभाव केसे पड़ता है-हिन्दू-गणकों 
के अन्वेषण की विशेष रीतियां-लघुजातकम्‌, अ. ३, श्लो. 
३-लघुजातकम्‌, अ. १२, श्लो. ३, ४--धूमकेतुओं पर--वराहमिहिर की | 
संहिता से अवतरण--वराहमिहिर की संहिता से और अवतरण- उल्का | 
शास्त्र पर-उपसंहार | 


टीका 
अनुक्रमणिका 


२२७ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकतालीसवाँ परिच्छेद 


“कल्प” तथा “चतुर्युग” की परिभाषाओं के लक्षण 
और एक का दूसरी के द्वारा स्पष्टीकरण 


चतुर्युग ओर कल्प का मान 

बारह सहस्र दिव्य वर्ष का, जिनकी लम्बाई पहले बता चुके हैं (परिच्छेद ३५), एक 
चतुर्युग और १०० चतुर्युग का एक कल्प होता है; कल्प वह अवधि है जिसके आदि और 
अन्त में मेषराशि के ०० में सात तारों और उनके उच्च नीच स्थानों और पातों का संयोग 
होता है। कल्प के दिनों को कल्प अहर्गण कहते हें, क्योंकि अह का अर्थ दिन और गण 
का अर्थ समूह है। चूँकि वे सूर्य के उदय से निकाले हुए नागरिक दिन हैं, इसलिए इनको 
पृथ्वी के दिन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्योदय के लिए पहले दिग्मण्डल मानना आवश्यक 
हे और दिग्मण्डल पृथ्वी का एक प्रयोजनीय गुण ë | 

इसी कल्प-अहर्गण नाम से लोग विशेष तिथि तक प्रत्येक शाक के दिनों के समूह 
को भी पुकारते हैं। 

हमारे मुसलिम लेखक कल्प के दिनों को सिन्द-हिन्द के दिन या जगत्‌ के दिन 
कहते हें और उनकी गिनती १५७७९१६४५०००० दिन (सावन या नागरिक दिन), या 
४३२००००००० सौर वर्ष, या ४४५२७७५००० AH वर्ष कहते Ul दिनों की उसी 
संख्या को ३६० नागरिक दिनों के वर्षों में बदलने से ४३८३१०१२५० वर्ष और 
१२०००००० दिव्य वर्ष बनते हें | 

आदित्य पुराण कहता हे-कल्पन कल, जिसका अर्थ संसार में जातियों का 
अस्तित्व है और पन जिसका अर्थ उनका विनाश और लोप है, का बना है। इस भाव 
और विनाश की समष्टि कल्प ë ।” 

ब्रह्मगुप्त कहता है-“चूँकि ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में जगत्‌ में मनुष्यों और ग्रहों 
का जन्म हुआ और चूँकि वे दोनों इसके अन्त में नष्ट हो जाते हें, इसलिए हमें उनके 
अस्तित्व के इस दिन को, किसी अन्य अवधि को नहीं, कल्प मानना चाहिए।' 

एक दूसरे स्थल पर वह कहता है-“एक सहस्र TAT देवक अर्थात्‌ बह्मा का 
एक दिन होता है और उसकी रात भी उतनी ही लम्बी होती है। इसलिए उसका दिन 
२००० चतुर्युग के बराबर है ।” (पृष्ठ १८६) 

इसी प्रकार पराशर का पुत्र व्यास कहता हे-“जो १००० चतुर्युग का दिन और 
१००० चतुर्युग की रात मानता है वह ब्रह्मा को जानता है।” 

(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


3 अलबेरूनी-वर्णित भारत 


मन्वन्तर और कल्प का आपस में सम्बन्ध 

एक कल्प की अवधि के अन्दर ७१ चतुर्युग १ मनु अर्थात भन्वन्तर या मनु-अवधि 
के बराबर और १४ मनु १ कल्प के बराबर होते हैं। ७१ को १४ से गुणा करने से १४ 
मन्वन्तरो के ९९४ चतुर्युग बनते हैं ओर कल्प के अन्त तक ६ चतुर्युग बाकी रहते हँ। 

परन्तु, यदि हम १४ मन्वन्तरों में से प्रत्येक के आदि ओर अन्त दोनों पर सनि 
मालूम करने के लिए इन ६ चतुर्युगों को १५ पर बाँटे तो, सन्धि की संख्या मन्वन्तर की 
संख्या से १ अधिक होने के कारण भाग फल ठ वाँ होता हे। अब यदि हम प्रत्येक दो 
क्रमागत मनवनतरों के बीच — चतुर्युग डालें और यही संख्या पहले मन्वन्तर के आरम्भ ओर 

^ 
` ` ` Sos 0003844 अपूर्णांक & du ` 
अन्तिम मन्वन्तर के अन्त में जोड़ दें तो १५ मन्वन्तरों के अन्त में - का अपूर्णांक लोप हो 
4 
जाता है c X १५ = ६)। कल्प के आदि और अन्त के अपूर्णांक सन्धि अर्थात्‌ साधारण 
र ' 

श्रृंखला को दिखलाते ë | एक कल्प में, इसकी सन्धि-सहित, १००० चतुर्युग होते हैं, जैसा 
हमने इस परिच्छेद के प्रथम भाग में कहा हे | 
कल्प के आरम्भ की शर्ते 

कल्प के इकहरे भागों का एक-दूसरे से स्थिर सम्बन्ध हे, एक भाग दूसरे भाग के 
विषय में साक्षी है। क्योंकि कल्प का आरभ महाविषुव, आदित्यवार, प्रहयुति, ग्रहों के 
उच्च नीच स्थानों ओर पातों से होता है। यह शर्तें ऐसे स्थान में पूरी होती हैं जहाँ न 
रेवती हो और न अश्विनी अर्थात्‌ उनके बीचों-बीच, चैत्र मास के आरम्भ में और सूर्य के 


लंका के ऊपर चढ़ने के समय | यदि इन शर्तों में से किसी एक में भी अनियम हो तो 
शेष सबमें गड़बड़ हो जाती हे ओर वे समर्थनीय नहीं रहतीं। 


कल्प के वर्षों ओर दिनों की संख्या का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। तदनुसार 
एक चतुर्युग में, कल्प का = बाँ भाग होने से, १५७७९१६४५० दिन और ४३२०००० 
वर्ष होते ë | ये संख्यायें कल्प और चतुर्युग के बीच के सम्बन्ध को प्रकट करतीं हैं और 
इसके अतिरिक्त एक को दूसरे के द्वारा स्थिर करने की रीति को दिखलाती हैं। 

इस परिच्छेद का हमारा सारा कथन ब्रह्मगुप्त की कल्पना और इस कल्पना की 
पुष्टि में उसकी युक्तियों पर निर्भर करता है । 
छोटे आर्यभट पुलिश और बड़े आर्यभट की कल्पनायें 


बड़ा आर्यभट्ट और पुलिश ७२ चतु्युगों का एक मन्वन्तर और १४ मन्वन्तरों का 
एक कल्प बनाते Š | वे इनके बीच कहीं सन्धि नहीं डालते। इसलिए, उनके मतानुसार, 


एक कल्प में १००८ चतुर्युग; या १२०९६००० दिव्य वर्ष या ४३५४५६०००० HATT | 
होते हैं | CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


0 | 


ELA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकतालीसवाँ परिच्छेद 3 

पुलिश के मतानुसार एक चतुर्युग में १५७७९१७८०० नागरिक दिन होते हे । 
इसलिए उसके अनुसार एक कल्प के दिनों की संख्या १५९०५४११४२४०० होगी | ये 
वे संख्यायें हें जिनका प्रयोग वह अपनी पुस्तक में करता हे । 

मुझे आर्यभट्ट की पुस्तकों का कुछ भी पता नहीं लग सका | उसके विषय में जो 
कुछ मुझे मालूम है वह ब्रह्मगुप्त के दिये हुए उसके अवतरणों द्वारा मालम है। ब्रह्मगुप्त 
“शास्र के आधार पर गुणदोषविवेचक अन्वेषण” नाम के एक प्रबन्ध में कहता है कि 
आर्यभट्ट के अनुसार चतुर्युग के दिनों की संख्या १५७७९१७५०० अर्थात्‌ पुलिश को 
बताई संख्या से ३०० दिन कम है। इसलिए आर्यभट्ट के अनुसार कल्प के 
१५९०५४०८४०००० दिन होंगे । 

आर्यभट्ट और पुलिश के अनुसार, कल्प और चतुर्युग का आरम्भ उस मध्यरात्रि 
से होता हे जो उस दिन के बाद आती है जिसका आरम्भ ब्रह्मगुप्त के मतानुसार, कल्प 
का आरम्भ Š | 

कुसुमपुर का आर्यभट्ट, जो बड़े आर्यभट्ट का अनुयायी है, अलन्त़् (?) पर अपनी 
एक छोटी पुस्तक में कहता हे, कि १००८ UAT ब्रह्मा M एक दिन होते हैं ५०४ 
चतुर्युगो का पहला आधा जिसमें सूर्य ऊपर को चढता है उत्सर्पिणी कहलाता हे और 
cuz आधा जिसमें सूर्य उतरता है अवसर्पिणी कहलाता है । (पृष्ठ १८७) इस अवधि के 
मध्य को सम अर्थात्‌ बराबरी कहते हैं, क्योंकि यह दिन का मध्य है ओर दोनों सिरे दुर्तम 
(?) कहलाते हैं।” 3 

जहाँ तक दिन और कल्प के बीच की तुलना का सम्बन्ध हे वहाँ तक तो यह 
दुरुस्त है, परन्तु सूर्य के ऊपर को चढ़ने ऑर उतरने की बात सत्य नहीं । यदि उसका 
मतलब उस सूर्य से हे जो हमारा दिन बनाता है तो इस बात को स्पष्ट करना उसका 
कर्तव्य था कि सूर्य का यह चढ़ना और उतरना किस प्रकार का है; परन्तु यदि उसका 
अभिप्राय किसी ऐसे सूर्य से है जिसका ब्रह्मा के दिन से विशेष सम्बन्ध है तो यह उसका 
कर्तव्य था कि वह उस सूर्य को हमें दिखाता या हमारे पास उसका वर्णन करता। में 
समझता हूँ इन दो बयानों से लेखक का मतलब यह है He इस अवधि के पहले आधे 
में चीज़ों का क्रमिक, वर्धमान विकास, और दूसरे आधे में प्रतीत, हास होता है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E 


Tt 


_ ——w— कोको 


Digitized by Saràyu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बयालीसवाँ परिच्छेद 
चतुर्युग की युगों में बाँट और युगों के विषय में 
भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ 


विष्णु-धर्म और ब्रह्मगुप्त के अनुसार चतुर्युग के अकेले-अकेले भाग 
विष्णु-धर्म का रचयिता कहता है--बारह सौ दिव्य वर्षों का एक युग होता हे 
जिसको कि तिष्य कहते Š | इसका दूना द्वापर, तिगुना त्रेता, चौगुना कृत और चारों युगों 
का एक चतुर्युग होता हे। 
“इकहत्तर चतुर्युगों का एक मन्वन्तर और प्रत्येक दो मन्वन्तरों के बीच एक कृतयुग 
की संस्थिति की सन्धि के सहित १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है। दो कल्प ब्रह्मा 
का एक अहोरात्र होता है और उसकी आयु एक सौ वर्ष या पुरुष अर्थात्‌ आदि मनुष्य 
का एक दिन होता है। इस पुरुष का न आदि और न अन्त मालूम है।” 
यही बात जल के अधिपति, वरुण, ने प्राचीन काल में दशरथ के पुत्र, राम, को 
बताई थी, क्योंकि वह इन बातों को पूर्ण रीति से जानता था। भार्गव अर्थात्‌ मार्कण्डेय 
ने भी, जिसे समय का ऐसा पूर्ण ज्ञान था कि वह प्रत्येक संख्या पर सुगमता से अधिकार 
कर लेता था, यही जानकारी दी थी । हिन्दुओं के लिए यह मृत्यु के देवता के सदृश हे, 
जो, अप्रतिधृष्य (अप्रतिकार्य) होने से, उनको अपने बैठने की गद्दी के साथ मारता Š | 
ब्रह्मगुप्त कहता हे-“स्मृति नामक पुस्तक कहती है कि ४००० देवक वर्षों का 
एक कृतयुग होता हे, किन्तु ४०० वर्ष की एक सन्धि और ४०० वर्ष के सम्ध्यांश को 
मिलाकर कृतयुग के ४८०० देवक वर्ष होते हैं। 
"तीन सहस्र वर्ष का एक त्रेतायुग होता है, परन्तु, सन्धि और सन्ध्यांश को साथ 
मिलाकर जिनमें से प्रत्येक तीन-तीन सौ वर्ष का होता हे, त्रेतायुग में ३६०० वर्ष होते हैं। | 
“दो सहस्न वर्ष का एक द्वापर होता है, किन्तु सन्धि और संध्यांश को मिलाकर, | 
जिनमें से प्रत्येक दो-दो सौ वर्ष का होता हे, एक द्वापर में २४०० वर्ष होते हैं। 
एक सहस्र वर्ष का एक कलि होता है, परन्तु संधि और संध्यांश को साथ | 


व जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ वर्ष का होता है, एक कलियुग में १२०० वर्ष होते ' 
| » } 


यह ब्रह्मगुप्त का दिया हुआ स्मृति नाम्नी पुस्तक का अवतरण Š | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बयालीसवाँ परिच्छेद ५ 
इकहरे युगों की संस्थिति 


“दिव्य वर्षों को ३६० से गुणा करने से मानुष-वर्ष बन जाते EQ तदनुसार चार 
ant में निम्नलिखित मानव-वर्ष होते हैं-- 


एक कृतयुग में १४४०००० वर्ष अपने, 
इनके अतिरिक्त १४४००० वर्ष सन्धि के, 
ओर १४४००० वर्ष सन्ध्यांश के होते हें । 
योग १७२८००० वर्ष एक कृतयुग 
एक त्रेतायुग में १०८०००० वर्ष अपने, 
इनके अतिरिक्त १०८००० वर्ष सन्धि के, 
और १०८००० वर्ष सन्ध्यांश के होते हैं। 
योग १२९६००० वर्ष = एक कृतयुग (पृष्ठ १८८) 
एक द्वापर में ७२०००० वर्ष अपने, 
इनके अतिरिक्त ७२००० वर्ष सन्धि के, 
और ७२००० वर्ष सन्ध्यांश के होते हे । 
योग ८६४००० वर्ष = एक द्वापर 
एक कलि में ३६०००० वर्ष अपने, 
इनके अतिरिक्त ३६००० वर्ष सन्धि के, 
और ३६००० वर्ष सन्ध्यांश के होते हैं। 
योग 1४३३७०० वर्ष =एक कलियुग 


“कृत और त्रेता का योग ३०२४००० वर्ष होता है और कृत, त्रेता ओर द्वापर का 
जोड़ ३८८८००० वर्ष ।” 


ब्रह्मगुप्त द्वारा दिये हुए आर्यभट्ट तथा पुलिश के अवतरण 

आगे चलकर ब्रह्मगुप्त कहता है-- आर्यभट्ट चार युगो को चतुर्युग के चार समान 
भाग समझता है | इस प्रकार पूर्वोक्त स्मृति नाम्नी पुस्तक के सिद्धान्त से उसका मतभेद 
हे और जिसका हमसे मतभेद Š वह विरोधी है।” इसके विपरीत, पौलिस जो कुछ करता 
है उसके लिए ब्रह्मगुप्त उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि उसका स्मृति नाम्नी पुस्तक से 
मतभेद नहीं; क्योकि वह कृतयुग के ४८०० TH में से १२०० निकाल देता है और 
अवशेष को और भी जियादा हटाता जाता है यहाँ तक कि ऐसे युग निकल आते हैं जो 
स्मृति के युगों से मिलते हैं ओर सन्धि तथा सन्ध्यां से रहित हैं। स्मृति के ऐतिह्य के 
सदृश यूनानियों की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वे समय को युगों, मन्वन्तरों या कल्पो से 
नहीं मापते | 

यह तो हुई ब्रह्मगुप्त के अवतरण की बात। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


í í || Wr एक 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


यह बात भली भाँति विदित है कि पूर्ण चतुर्युग के वर्षों की संख्या के विषय में 
कोई भी मतभेद नहीं। इसलिए, आर्यभट्ट के अनुसार, कलियुग में ३००० दिव्य वर्ष या 
१०८०००० मनुष्य वर्ष होते हैं। प्रत्येक दो युगों में ६००० दिव्य वर्ष या २१६०००० 
मनुष्य-वर्ष होते हैं। प्रत्येक तीन युगो में ९००० दिव्य वर्ष या ३२४०००० मनुष्य-वर्ष 
होते हैं। 
पोलिस का नियम 

एक ऐतिह्य है कि पोलिस अपने सिद्धान्त में इन संख्याओं की गिनती के लिए 
अनेक नये नियम निर्दिष्ट करता है। इनमें से कुछ तो मानने योग्य हैं और कुछ त्यागने 
लायक | इस प्रकार युगों की गिनती के नियम में वह ४८ को आधार रख कर इसमें से 
एक चौथाई निकाल देता है, जिससे ३६ बाक़ी रह जाते हें तब वह फिर १२ को घटाता 
है, क्योंकि यह संख्या उसके वियोजन का आधार है, जिससे शेष २४ रह जाते हैं, और 
उसी संख्या को तीसरी बार घटाने से शेष उसके पास १२ रह जाते हैं। इन १२ को वह 
१०० से गुणता है और उनका गुणन-फल युगों के दिव्य वर्षों की संख्या को दिखलाता 


RI 


इसकी समालोचना 


यदि वह ६० को संख्या को आधार बनाता, क्योंकि बहुतसी बातों का निश्चय 
इससे हो सकता हे और इसके एक-पाँचवें भाग को वियोजन का आधार बनाता, अथवा 


यदि वह ६० में से अवशिष्ट संख्या के क्रमागत अपूर्णाको को निकाल देता, पहले > 
A 


१ X और à 
५१२, अवशेष ~ =१२ में से, अवशेष E -१२ में से और अवशेष E =R में से, 


तो वह उसी परिणाम पर पहुँच जाता जिस पर कि वह इस रीति से पहुँचा है (६० - 
१ १ १ 


me | त न 

सम्भव है कि पोलिस ने इस विधि का उल्लेख दूसरी विधियो में से एक के रूप 
में किया है ओर विशेष रूप से यह वह विधि नहीं जिसको स्वयं उसने ग्रहण किया था। 
उसकी सारी पुस्तक का भाषान्तर अभी तक अरबी में नहीं हुआ, क्योंकि उसके गणित-सम्बन्धी 
प्रश्नों में एक सुस्पष्ट धार्मिक और ईश्वर-तत्त्त-विषयक प्रवृत्ति पाई जाती Š | 


पुलिश गिनता हे कि वर्तमान कल्प के पहले ब्रह्मा की कितनी आयु बीत चुकी हे | 

इस बात को गिनते समय कि वर्तमान कल्प के पहले ब्रह्मा की आयु set 

कितने वर्ष बीत चुके हैं पुलिश अपने दिये नियम को छोड़ देता है। उसके लिखने के सय | 

; तक, नये कल्प के आठ वर्ष, पाँच मास और चार दिन बीत चुके थे। वह ६०६८ कल्प 

गिनता है। क्योंकि, उसके मतानुसार, एक कल्प में १००८ चतुर्युग होते हैं, इसलिए बह इस | 

संख्या को १००८ से गुणा करके ६११६५४४ चतुर्युग प्राप्त करता है। इनको वह ४ से | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बयालीसर्वो परिच्छेद v 

गुणा करके युग बना लेता Š ओर इससे २४४६६१७६ युग बन जाते हैं। (पृष्ठ १८९) 
क्योंकि, उसके मतानुसार, एक युग में १०८०००० वर्ष होते हैं, इसलिए वह युगों की संख्या 
को १०८०००० से गुणा करके २६४२३४७००८०००० गुणन-फल प्राप्त करता है। यह 
संख्या उन वर्षों की है जो वर्तमान युग के पहले ब्रह्मा की आयु के बीत चुके हैं। 
इस गणना की समालोचना 

ब्रह्मगुप्त के अनुयायियाँ को शायद यह बात विचित्र मालूम होगी कि पुलिश ने 
चतुर्युगों को ठीक-ठीक युगों में नहीं, प्रत्युत केवल चौथे भागों (उनको ४ पर बॉट कर) 
में बदल डाला है और इन चौथे भागों को एक अकेले चौथे भाग के वर्षों को संख्या से 
गुणा किया हे | 

अब हम उससे यह नहीं पूछते कि चतुर्युगों को चतुर्थाशों के रूप में दिखलाने 
का कयां फायदा है क्योंकि उनके कोई ऐसा अपूर्णांक नहीं जिसको इस प्रकार पूर्णाकों में 


` 


बदल देने की आवश्यकता हो। पूरे चतुर्युगों का एक पूर्ण चतुर्युग के वर्षों अर्थात्‌ 
४३२०००० के साथ गुणन काफी लम्बा होता । परन्तु, x कहते हैं कि यदि वह वर्तमान 
कल्प के बीते हुए वर्षो को उपरोक्त संख्या के सम्बन्ध में लाने की कामना से प्रभावित 
हुआ न होता और अपने सिद्धान्त के अनुसार पूरे गुज़रे हुए मन्वन्तरों को ७२ से गुणा 
करता; इसके अतिरिक्त, यदि उसने गुणनफल को एक चतुर्युग के वर्षों से गुणा न किया 
होता, जिससे १८६६२४०००० वर्ष का गुणाकार प्राप्त हाता है और फिर, यदि वह वर्तमान 
मन्वन्तर के गुज़रे हुए पूर्ण चतुर्युगों की संख्या को अकेले चतुर्युग के वर्षों से गुणा न 
करता, जिससे ११६६४०००० वर्ष का गुणाकार प्राप्त होता है, तो उसका ऐसा करना ठीक 
था । वर्तमान चतुर्युग के तीन युग अर्थात्‌, उसके अनुसार, ३२४०००० वर्ष बीत चुके हैं। 
पिछली संख्या एक चतुर्युग के वर्षों की तीन-चौथाइयों को दिखलाती है। वह वर्षा की 
यहाँ लिखी संख्या के दिनों की संख्या के द्वारा किसी तिथि सप्ताह-दिवस मालूम E 
समय इसी संख्या का प्रयोग करता हे। यदि उपर्युक्त नियम में उसका विश्वास होता 


वह इसका वहाँ प्रयोग करता जहाँ इसकी आवश्यकता है और वह तीन युगों को एक 
चतुर्युग का नौ-दसवाँ गिनता | 


पर ब्रह्मगुप्त की कठोर आलोचना ४ 
as अब यह स्पष्ट है कि ब्रह्मगुप्त उसके प्रमाण पर जो कुछ बयान करता है VE 
जिसके साथ वह स्वयं भी सहमत है, वह सर्वथा निसार है; परन्तु वह आर्यभट्ट से, E) 
वह बहुत बुरा-भला कहता है, केवल घृणा के कारण ही इस पर amd XS क्र हे i 
है। और इस दृष्टि से आर्यभट और पुलिश उसके लिए समान हें। d s: š 
ब्रह्मगुप्त का वह वाक्य लेता हँ जिसमें वह कहता है कि xc ur M 
नीच स्थानों और अजगर तारापुंज के काल-चक्रों से कुछ घटाया हे waa 
गिनती में गड़बड़ कर दी है। वह इतना अशिष्ट हे कि आर्यभट को एक Ec 
उपमा देता है, जो लकड़ी को खाते हुए अकस्मात्‌ उसमें विशेष अक्षर बना देता है; इन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


¿ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अक्षरों को न वह समझता हे और न इनको बनाने की उसकी इच्छा ही होती हे | “परन्तु 
जो इन चीज़ों को भली भाँति जानता हे वह आर्यभट्ट, श्रीपेण और विष्णुचन्द्र के सम्मुख 
ऐसे खड़ा होता हे जैसे हिरणों के सामने सिंह! वे उसे अपना मुँह नहीं दिखा सकते । 
वह ऐसे कटु शब्दों में आर्यभट्ट पर आक्रमण ओर उसके साथ असद्व्यवहार करता हे | 


सोर वर्ष की भिल-भिन लम्बाइयाँ 


हम अभी बतला चुके हैं कि इन तीन विद्वानों के अनुसार एक चतुर्युग में कितने 
नागरिक दिन (सावन) होते हं | पुलिश ब्रह्मगुप्त की अपेक्षा इसके १३५० दिन अधिक 
देता हे, परन्तु चतुर्युग के वर्षो की संख्या दोनों के अनुसार एक ही Š | इसलिए यह स्पष्ट 
कि ब्रह्मगुप्त की अपेक्षा पुलिश और सौर वर्ष के दिन अधिक मानता है | ब्रह्मगुप्त के 
वृत्तान्त पर विचार करने से पता लगता हे कि आर्यभट्ट चतुर्युग के दिन पुलिश से ५०० 


कम आर ब्रह्मगुप्त से १०५० अधिक मानता है | इसलिए, आर्यभट्ट का सौर वर्ष को 
) ब्रह्मगुप्त से लम्बा और पुलिश से छोटा गिनना आवश्यक Š | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तेंतालीसवाँ परिच्छेद 


चार युगों का और चौथे युग की समाप्ति पर जिन 
बातों के होने की आशा Š उन सबका वर्णन 


प्राचीन यूनानियों के पृथ्वी के विषय में अनेक मत थे। दृष्टान्त रूप से हम इनमें 
से एक का यहाँ वर्णन करते हैं। 10636 . 0634 


प्राकृतिक जल-प्रलय — = dn 


पृथ्वी पर, ऊपर और नीचे से, जो आपदायें समय-समय पर आती रहती हें वे 
गुण और परिमाण में भिन्न-भिन्न होती हैं। पृथ्वी ने बहुशः एक ऐसे विप्लव का अनुभव 
किया है जो गुण में या परिमाण में, या इकट्ठा दोनों में ऐसा अतुल्य था कि उससे बच 
सकने का कोई उपाय न था और (पृष्ठ १९०) भाग जाने या सावधान रहने से कुछ भी 
बन न पड़ता था। आपद्‌ जल-प्रलय या भूडोल के सदृश आती है और पृथ्वीतल को 
तोड़कर, या जल में डुबाकर जो फूट कर निकलने लगता हे, या राख और गरम पत्यरों 
के साथ जला कर जोकि बाहर फेंके जाते हैं, कड़क से, भूमि-स्खलन से ओर आंधी से 
नाश करती है; इसके अतिरिक्त, संक्रामक तथा अन्य प्रकार के रोगों से, महामारी से ओर 
इसी प्रकार के अन्य साधनों से विध्वंस फैलाती ë | इससे एक बड़ा प्रदेश इसके अधिवासियों 
से खाली हो जाता है; परन्तु जब थोड़ी देर के बाद, विपद्‌ और इसके कार्यों के चले जाने 
के उपरान्त, देश अपनी पूर्व अवस्था को पुनः लाभ करने और जीवन के नये चिह्न प्रकट 
करने लगता है, तो भिन्न-भिन्न जातियों के लोग, जो पहले गुप्त fest में ओर पर्वत-शिखरों 
पर निवास करते थे, बनैले पशुओं की तरह, वहाँ जमा होने लगते हैं। वे समान शत्रुओं, 
वन्य पशुओं या मनुष्यों के मुक़ाबले में एक-दूसरे की सहायता करने oe और शान्ति 
के जीवन की आशा में एक-दूसरे को सहायता देने से सभ्य बन जाते हैं ue इस प्रकार 
उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है; परन्तु, तब महत्त्वाकांक्षा, क्रोध और द्वेष के पंखों के साथ 
उनके fué चक्कर लगाती हुई, उनके जीवन के विमल आनन्द को बिगाइने लगती $0 


हिप्पोक्रटीज़ की वंशावली द्‌ PE 
अनेक बार इस प्रकार की कोई जाति किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी वंशावली 


š हल उस स्थान में आबाद हुआ था, या जिसने किसी बात में नाम 
पाया था जिससे जगलो ge को स्यात में अकेला वही जीता रहा है और उसके 
सिवा शेष सब विस्मृत हो जाते Š | अफलावूँ ने नियमों को oe, 3 जिउस अर्थात्‌ 
बृहस्पति को यूनानियों का पूर्व पुरुष बताया है और हिपोक्रटीज की AN AV x 
साथ मिला दी गई है। इसका उल्लेख पुसतक के अतत में गोडे हुए पिछले परिच्छदं मे 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पलबेरूनी-वर्णित भारत 


g 


१० 


पाया जाता Š | परन्तु हम देखते हैं कि वंशावली में बहुत थोड़ी, चोदह से अधिक नहीं, 
पीडियाँ हैं। वंशावली यह हिप्पोक़टीज़ — नोसिडिकोस ¬ vale — २ गेस्ट्रेटोस 
थियोडोरास — क्लियोमिटाडस — क्रिसमिस — डडनस ¬ सोस्ट्रेस्टोस ¬ 
५०७०) O हिप्पोलोचोस ¬ पोडलीरियोस — मकेओन -- अस्क्लिपियोस 
— अपोलो — जिउस — क्रोनोस, अर्थात्‌ शनि । 
चार कालों या युगों के विषय में हिन्दुओं के मत 
चतुर्युग के विषय में हिन्दुओं के भी ऐसे ही ऐतिह्य हैं, क्योंकि उनके मतानुसार, 
इसके आरम्भ अर्थात्‌ कृतयुग के आरम्भ में सुख ओर शान्ति a, सफलता ओर विपुलता 
स्वास्थ्य और शक्ति, यथेष्ट ज्ञान और बहुत से ब्राह्मण थे। इस युग में, एक पूरे को चार 
चौथाइयों के सदृश, धर्म पूर्ण होता है और समय की इस सारी अवधि में सब प्राणिया 
की आयु एकसों ४००० वर्ष होती थी। 
इस पर पदार्थों का हास आरम्भ हुआ ओर उनमें विपरीत तत्त्व यहाँ तक मिलने 
लगे कि त्रेतायुग के आरम्भ में आक्रमण करनेवाले अधर्म से धर्म तीन गुना अधिक आर 
आनन्द सारे का तीन चौथाई रह गया। इसमें क्षत्रियों की संख्या ब्राह्मणों से अधिक थी 
और लोगों की आयु उतनी ही लम्बी थी जितनी वह पूर्व युग में थी | विष्णु-धर्म ने ऐसा 
ही बताया हे, परन्तु सादृश्य के अनुसार यह उतनी ही छोटी होनी चाहिए जितना आनन्द 
कम है अर्थात्‌ यह एक-चौथाई कम होनी चाहिए। इस युग में वे यज्ञ में पशुओं का वध 
करने और पौधों को चीरने लगे। इन अनुष्ठानों को पहले कोई न जानता था। 
इस प्रकार अधर्म बढ्ता है, यहाँ तक कि द्वापर के आरम्भ में धर्म और अधर्म 
का प्रमाण बराबर हो जाता है और इसके साथ ही आनन्द और विपत्ती भी बराबर हो 
जाते Š | जल-वायु के गुणों में भिन्नता आने लगती हे, हत्या बहुत बढ़ जाती है और धर्म 
भिन्न-भिन्न हो जाते हें । आयु छोटी होकर विष्णु-धर्म के अनुसार, केवल ४०० वर्ष की 
रह जाती हे। तिष्य अर्थात्‌ कलियुग के आरम्भ में अवशिष्ट धर्म से अधर्म तीन गुना 
अधिक होता है। 


त्रेता और द्वापर युगों में होने वाली घटनाओं के विषय में हिन्दुओं के अनेक परम | 
प्रसिद्ध ऐतिह्य हे, उदाहरणार्थ, राम की कथा, जिसने रावण को मारा था; परशुराम ब्राह्मण 
को कथा, (पृष्ठ १९१) जिसने अपने पिता को हत्या का बदला लेने के लिए प्रत्येक क्षत्रिय 
को जो उसके हाथ आया मार डाला ST | उनका खयाल हे कि वह आकाश में रहता है, 
अब तक इक्कीस बार पृथ्वी पर प्रकट हो चुका हे और फिर भी प्रकट होगा। इसके 
अतिरिक्त, पाण्डु और कुरु के पुत्रों के युद्ध की कथा है | 

कलियुग में अधर्म बढ़ता हे, यहाँ तक कि अन्त में धर्म का सर्वथा नाश हो जाता 
है । उस समय पृथ्वी के अधिवासी नष्ट हो जाते हैं और जो लोग पर्वतों में बिखरे हुए l 
ओर अपने आपको गुफ़ाओं में छिपाते फिरते हैं उनमें एक नई जाति उत्पन्न होती है, जो 
s ईश्वर की भक्ति के उद्देश्य से एकत्र होती ओर कराल, पैशाचिक मनुष्य-जाति से दूर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
तेतालीसर्वा परिच्छेद १९ 


भागती हे । इसलिए यह युग कृतयुग कहलाता हे, जिसका अर्थ हे “काम को समाप्त करने 
के बाद चले जाने के लिए तैयार होना ।” 
कलियुग का वर्णन 

शौनक की कथा में जो शुक्र ने बरह्मा से सुनी थी परमेश्वर उससे ये शब्द कहता 
है--“जब कलियुग आता है तो में धर्मात्मा शुद्धोदन के पुत्र बुद्धोदन को जगत्‌ में धर्म 
के प्रचार के लिए भेजता हूँ। परन्तु 
हुई है, उसकी लाई हुई प्रत्येक चीज़ को बदल देंगे, और ब्राह्मणों का यहाँ तक निरादर 
होगा कि शूद्र, जो उनके सेवक हैं, उनके साथ अविनीत बर्ताव करेंगे, और शूद्र और 
चण्डाल उनके साथ ही दान और नैवेद्य का भाग लेंगे। लोग पाप से धन इकट्ठा करने 
और खज़ाने भरने में रत होंगे ओर भयानक तथा अन्याययुकत अपराध करने में भी संकोच 
न करेंगे । इस सारे का परिणाम यहे होगा कि छोटे बड़ों के, सन्तान अपने माता-पिता के 
और सेवक अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। वर्ण एक-दूसरे के विरुद्ध हुल्लड 
मचाथेंगे, चार वर्ण लोप हो जायेगे और अनेक मत-मतान्तरों का जन्म होगा। अनेक पुस्तकें 
बनाई जायेगी और जिन समाजं में पहले एकता थी वे उनके कारण व्यक्तियों में बट 
grit | देवालय नष्ट कर दिये जायेंगे और विद्यालय खाली पड़े होंगे । न्याय संसार से 
उठ जायगा और राजा लोग लम्बी-चोड़ी आशाओं में मूर्खता से फंस कर ओर इस बात 
पर विचार न करके कि पापों (जिनके लिए उन्हें प्रायश्चित करना होगा) के मुकाबले मैं 
जीवन कितना छोटा है, अत्याचार और लूटने, छीनने और नष्ट कर डालने के सिवा और 
कुछ न जानेंगे, मानो वे प्रजा को निगल जाना चाहते हैं। जनता का मन जितना अधिक 
भ्रष्ट होगा उतना ही अधिक विनाशक रोग फेलेंगे। अन्ततः, लोगों का मत हे कि इस युग 
में प्राप्त किये बहुत से फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी नियम निःसार और झूठे हैं। 


मानी का कथन s 02 _ 

इन विचारों को मानी ने ग्रहण किया : , क्योंकि वह कह = i 
रहे कि संसार के कार्यों में परिवर्तन आ चुका ह; जबसे आकाश के राजदूतों अर्थात्‌ mei 
में परिवर्तन हुआ है तबसे पुरोहितःवर्ग भी बदल गया हे और पुरोहित लोग अब एक 
गोले के मण्डल के तारों का वैसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जैसा उनके पिता कर सकते 
थे। चे छल से मनुष्यों को भ्रान्त में डालते है । उनकी भविष्यद्वाणी दैव-योग से कभी 


ठोक होती है परन्तु बहुशः वह झूठ निकलती हे ।” 


विष्णु-धर्म के अनुसार कृतयुग का वर्णन 
; विष्णु-धर्म में इन बातों का वर्णन जितना हमने ऊपर दिया उससे बहुत ज़ियादा 


होगा; वे इस बात को न मानेंगे कि 

लोगों को फल और दण्ड का जान 3 होगा; P 
Hue ADU सम्पूर्ण है । उनके जीवनों की लम्बाई भिन्नभिन्न होगी और NS 
किसी को भी पता न होगा कि मेरा जीवन कितना लाश है। एक शक T 
तो दूसरा शेशव-काल में । धर्म-परायण लोग संसार से छीन लिये जायेगे ओर उनका 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— = . c -————————— s 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


जीवन लम्बा न होगा, परन्तु पापी और धर्महीन लोग चिरकाल तक जीते रहेंगे । शूद्र राजा 
होंगे ओर लालची भेड़ियों की तरह दूसरों का मन-भाता माल छीन लेंगे । ब्राह्मणों के काम | 
भी इसी प्रकार के होंगे परन्तु बहुतायत शूद्रो और दस्युओं की होगी । ब्राह्मणों के नियम 
अन्यथा हो जायँगे। लोग उन मनुष्यों की ओर कोतुक के तौर पर उंगली का इशारा 
करेंगे जिनका आचरण मितव्ययिता ओर द्ररिद्रता का होगा, वे उनका तिरस्कार करेंगे और 
विष्णु की पूजा करनेवाले मनुष्य को देख कर आश्चर्य करेंगे; क्योंकि उन सबका चरित 
एक ऐसा (दुष्ट) हो गया हे । इसलिए प्रत्येक कामना शीघ्र ही स्वीकृत होगी, थोड़े से गुण 
का बड़ा पुरस्कार मिलेगा, (पृष्ठ १९२) ओर थोड़ी सी भक्ति और सेवा से ही यश ओर 
माहात्म्य प्राप्त हो जायगा। 

परन्तु अन्ततः, इस युग की समाप्ति पर, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच 
जायगा तो ज-व-श (?) ब्राह्मण का पुत्र गर्ग अर्थात्‌ कलि, जिसके कारण कि इस युग का 
यह नाम हे, आगे निकलेगा। इसके तेज के सामने कोई ठहर न सकेगा और शस्र-विद्या 
में कोई भी दूसरा उसके तुल्य न होगा। तब वह प्रत्येक वस्तु को जो बुरी हो गई है 
अच्छी बनाने के लिए अपनी तलवार निकालता है; वह पृथ्वीतल से मनुष्यों के मैल को 
दूर करता ओर भूमि को उनसे खाली करता है। वह पवित्र और धर्मपरायण लोगों को 
सन्तानोत्पात्त के लिए इकट्ठा करता है। तब कृतयुग उनके बहुत पीछे जा पड़ता है और 
समय और संसार पवित्रता, पूर्ण धर्म और सुख को पुनः लाभ करते Š | 


चरक नाम की पुस्तक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति 


चतुर्युग के चक्र में धूमनेवाले युगों का यह स्वरूप Š | तबरिस्तान के अली ड्ब्न 
ज़ैन के दिये अवतरण के अनुसार, चरक नाम की पुस्तक कहती है--“प्राचीन काल में 
पृथ्वी सदा उर्वरा और स्वास्थ्यवर्धक होती थी और तत्त्व या महाभूत समान रूप से मिश्रित 
होते थे। मनुष्य परस्पर प्रेम और एकता के साथ रहते थे। उनमे अतिलिप्सा और 
महत्त्वाकांक्षा, ईर्ष्या और द्वेष और आत्मा तथा शरीर को अस्वस्थ करनेवाली कोई बात न | 
थी । किन्तु तब ईर्ष्या आई ओर उसके उपरान्त लालसा ने आकर डेरा डाला । लालसा से । 
प्रेरित होकर वे धन जमा करने का यल करने लगे) यह काम अनेकों के लिए कठिन 
और अनेकों के लिए सुगम था। तब सब प्रकार के विचार, परिश्रम और चिन्तायें उत्पन्न 
हुई जिनका फल युद्ध, कपट और झूठ हुआ | मनुष्यों के हृदय पत्थर हो गये, प्रकृतियाँ 
बदल गई ओर उनको रोगों का भय हो गया। व्याधियों ने मनुष्यों पर अधिकार कर उनसे 
ईश्वर की पूजा और विज्ञान की उनति छुड़ा दी। अविद्या का राज्य स्थापित हो गया और 
विपत्ति बढ़ गई। तब धर्म-परायण लोग आत्रेय के पुत्र कृश (?) ऋषि के पास गये और 
मन्त्रणा को; तदनन्तर ऋषि ने पर्वत पर चढ़कर वहाँ से अपने आप को पृथ्वी पर गिरा 
दिया। इसके बाद परमेश्वर ने उसे आयुर्वेद की शिक्षा दी।” 


अराटस का am 


HG सारा यूनानियो के ऐतिह्यों से, जिनका हमने (अन्यत्र) वर्णन किया है, बहुत 
र , बहुत 
मिलता हे | क्योंकि अराटस अपनी ज़ाहरात नामक पुस्तक में ओर अपनी वक्रोक्तियों में 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तेंतालीसवा परिच्छेद १३ 
सातवी राशि के विषय में कहता है--“उत्तरी आकारों में चरवाहे अर्थात्‌ अलअव्वा के पेरों 
के नीचे देखो ओर तुम्हें कुमारी अपने हाथ में अनाज की महकती हुई बाल अर्थात्‌ 
अलसिमाकुल अज़ल, लिये आती दिखाई देगी। वह या तो उस तारा-जाति की है जिसको 
प्राचीन तारों का पूर्वज कहा जाता है, या उसको किसी दूसरी जाति ने जन्म दिया हे जिसे 
हम नहीं जानते | लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में वह मनुष्य-जाति में रहती थी | परन्तु 
उसका निवास केवल स्त्रियां में ही था, पुरुषों को वह दिखाई न देती थी और न्याय के 
नाम से प्रसिद्ध थी। वह वृद्धों और मण्डियों तथा बाज़ारों में खड़े होनेवाले लोगों को 
मिलाया करती और उच्च स्वर से उन्हें सत्यानुरागी बने रहने का उपदेश दिया करती थी। 
वह मानव-जाति को असंख्य सम्पत्ति का दान देती और उसे स्वत्व प्रदान करती थी। उस 
समय पृथ्वी स्वर्णीय कहलाती थी। इसके अधिवासियों में से कोई भी कर्म या वचन से 
अनिष्टकर दम्भ न करता था और उनमें कोई आपत्तिजनक भिन्नता न थी । उनका जीवन 
शान्त था और वे अभी जहाज़ में बैठकर समुद्र-यात्रा न करने लगे थे। गाँवों से ही 
आवश्यक प्रतिपालन हो जाता था। 

“बाद को, जब स्वर्णीय जाति का अवसान हो गया और उसके स्थान में रजत-जाति 
आई, तो कन्या (राशि) लोगों के साथ मिलने लगी, परन्तु इससे उसे सुख नहीं हुआ । वह 
पर्वतों में छिप गई और अब उसका feat के साथ पहला सम्बन्ध न रहा। तब वह 
बड़े-बड़े नगरों में गई । उसने उनके अधिवासियों को चेतावनी दी, उनके दुष्कर्मों के लिए 
उन्हें डॉट-डपट की और उन्हें सुवर्णीय पूर्वजों से उत्पन्न हुई जाति के विनाश का दोष 
दिया। (पृष्ठ १९३) उसने उन्हें पहले ही बता दिया कि तुमसे भी बदतर एक और जाति 
आयेगी और युद्ध, रक्तपात और अन्य महान्‌ विपत्तियाँ उसका अनुसरण करेंगी i 

“इसको समाप्त करने के बाद, वह पर्वतो में अन्तर्धान हो गई और रजत-जाति के 
अवसान तथा पित्तल-जाति के प्रादुर्भाव तक वहीं छिपी रही । लोगों ने तलवार बनाई जो 
कि पाप करनेवाली है; उन्होंने गो-मांस खाया, वही सबसे पहले यह काम करने वाले थे। 
इन सब बातों से उनके पड़ोस में रहना न्याय के लिए गर्ह्य हो गया ओर वह उड़कर 


आकाश में चला गया। 


अराटस पर एक धर्मपण्डित की राय ती cts š 
अराटस की पुस्तक का टीकाकार कहता है-“यह कन्या जीउस को पुत्री है। T 

सार्वजनिक स्थानों और ara में लोगों से बातचीत करती थी और उस समय वे à 

शासकों के आज्ञाकारी थे। न उन्हें बुराई का पता था और न विरोध का। सब प्रकार 


I > क्षि पर निर्वाह करते थे, और वाणिज्य के लिए या लूट को 
विवाद या ईर्ष्या से रहित वे कृषि क s 


कभी समुद्र-यात्रा न करते थे। उनकी प्रकृ 
3 ue जब उन्होंने इन आचरणो को छोड दिया और उनमें सत्यानुराग न रहा, तो 


यथार्थता ने उनसे मिलना छोड़ दिया, qeq र्तं में रहती हुई वह Se देखती dii 


किन्तु जब वह उनके समाजों में इच्छा न रहने पर भी, आती थी तो वह उन्हें धमकाती 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


१४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


थी, क्योंकि वे चुपचाप उसके शब्दों को सुनते थे और इसलिए अब वह पहले के सदृश | 
अपने आह्वान करनेवाला को दर्शन न देती थी। 

“तब, जब, रजत-जाति के उपरान्त, पित्तल-जाति आई, जब एक लड़ाई के बाद 
दूसरी लड़ाई होने लगी और संसार में अधर्म फेल गया, तब वह वहाँ से चली गई, क्योंकि 
वह किसी प्रकार भी उनके पास रहना न चाहती थी और उनसे घृणा करती थी और 
गगनमण्डल की ओर चली गई । 

“यथार्थता (न्याय) के विषय में अनेक ऐतिह्य हें। कई एक के मतानुसार वह 
डेमीटर है, क्योंकि उसके पास अनाज की बाल है; और कई उसे बख्त (भाग्य) समझते | 
हैं।” 

; अराटस का यही कथन है। 

प्लेटो के नियमों से अवतरण 

निम्नलिखित वाक्य प्लेटो (अफलातूँ) के नियमों की तीसरी पुस्तक में मिलता है-- 
“एथन्सवालों ने कहा--पृथ्वी पर ऐसे-ऐसे जल-प्रलय, रोग और विपत्तियाँ आती | 
रही हैं जिनसे सिवा पशु-रक्षकों और पर्वत निवासियों के और कोई नहीं बचा | ये उस | 
जाति के अवशिष्टांश हैं जिसमें कपट और अधिकार-प्रेम न था।' | 
“कनोसियन ने कहा-- आरम्भ में, इस संसार-कानन में अपने को अकेला अनुभव | 
करके, मनुष्य एक-दूसरे से सच्चा प्रेम करते Š | क्योंकि संसार उन सबके लिए पर्याप्त 
खुला था और उनको किसी प्रकार का उद्यम करने के लिए बाध्य नहीं करता था | उनमें 
न दरिद्रता थी, न भोग था ओर न प्रणबन्ध | उनमें न लालच था और न सोना और न | 
` चांदी | उनमें न कोई धनी था और न कोई निर्धन | उनकी कोई भी पुस्तक देखने से इस | 
` सारे के लिए अनेक प्रमाण मिल जायँगै' 1” 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चवालीसवाँ परिच्छेद 


प्रन्वन्तरो पर 


अकेले-अकेले मन्वन्तर, उनके इन्र और इन्द्र की सन्तान 


जिस प्रकार ७२००० कल्प ब्रह्मा की आयु गिनी जाती है, उसी प्रकार मन्वन्तर 
अर्थात्‌ मनु की अवधि, इन्द्र की आयु गिनी जाती हे । इन्द्र का शासन इस अवधि की 
समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। तब उसकी पदवी एक दूसरे इन्द्र को मिल जाती 
३ और नये मन्वन्तर में वही संसार पर शासन करता है | ब्रह्मगुप्त कहता 6— यदि किसी 
मनुष्य का यह मत हो कि दो मन्वन्तरों के बीच कोई सन्धि नहीं होती, और वह प्रत्येक 
मन्वन्तर को ७१ चतुर्युग के बराबर गिनता हो तो उसे मालूम हो जायगा कि कल्प में से 
छः चतुर्युग कम हो जाने से वह बहुत छोटा हो जाता है और १००० के नीचे ऋण (अर्थात्‌ 
९९४ में) १००० के ऊपर योग (अर्थात्‌, आर्यभट्ट के अनुसार, १००८ में) का SMM कुछ 
अच्छा नहीं है। परन्तु ये दोनों संख्याये स्मृति नाम्नी पुस्तक से नहीं मिलतीं। A 

इसके आगे वह कहता हे-- आर्यभट्ट अपनी दो पुस्तकों में, जिनमें से एक 
दशगीतिका और दूसरी आर्याश्तशत कहलाती है, कहता है कि प्रत्येक मन्वन्तर ७२ चतुर्युग 
के बराबर होता है। तदनुसार वह कल्प में १००८ चतुर्युग (१४ x ७२) गिनता है! 

विष्णु-धर्म नाम्नी पुस्तक में मार्कण्डेय वज्र को यह उत्तर देता हे पुरुष विश्व 
का अधिपति है; कल्प का अधिपति ब्रह्मा है जो जगत्‌ का स्वामी है; qeq मन्वन्तर का 
अधिपति मनु Š | मनु चोदह हैं और प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ में राज्य करनेवाले पृथ्वी 
के शजा a उत्पन्न हुए थे।” š : 
आगे की सूची H हमने उनके नामों को इकट्ठा कर दिया हैर 


मन्वन्तरों के विषय में विष्णु-पुराण का ऐतिहा ah 
सातवें मन्वन्तर के परे आगामी मन्वन्तरो की गिनती म जा विभिन्नता पाठको को 


हे, में हँ कारण से उत्पन्न हुई है जिससे द्वीपों के नामों में 

दिखाई देती है, में समझता हूँ, वह उसी पा 
सन्तानो तक पहुँचाये जाते हे खुद नामों की जियादा पर करते हैं। हम यहाँ विष्णु-पुराण 

के ऐतिह्य का आश्रय लेते हे क्योंकि इस पुस्तक में उनको संख्या, उनके नाम ओर वर्णन 
ऐसी रीति से दिये गये हें कि जिससे यह आवश्यक हो जाता हे कि SS Fu में यह 
उनको देता है उस क्रम को भी विश्‍वासार्ह समझा जाय | परन्तु CU इन बा लिखना 


उचित नहीं क्योंकि कम हे। 

उचित नहीं समझा क्योंकि उनसे लाभ बहुत के i 
वही पुस्तक कहती है कि क्षत्रिय राजा त्रेय ने व्यास के पिता पराशर से अतीत 

और भावी मन्वन्तरों के विषय में पूछा। तब पणर प्रत्येक मनु का नाम बताता हे | 


वही नाम. हैं जिनको हमारी सूची प्रदर्शित करती है। उसी पुस्तक के EERE zm 
की सन्तान पृथ्वी का राज्य js और यह उनमें से सबसे पहले AUS EE 
Š जिनके नाम हमने सूची में दिये हैं। उसी पुस्तक के लेखानुसार QS तास, us 
पाँचवें मन्वन्तरो के मनु प्रियव्रत ऋषि की सन्तान में से होंगे। urs xm प णु 
ऐसी कृपा थी कि उसने इसकी सन्तान को इस प्रतिष्ठा से सम्मानित किया 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1 (८) leet ony ae | RRC m xi 

(८) पारा ८९६६ ०७२] |(¿) tk (८) ba a 
| २६४२ “babdhEib (८) ४७४ Lhihb* | ६0४9 $; 
।(८) Lolth ५२८७२ 11६०७ hb | ths 


| hih "Biejhbe ‘EB big | EB-Tab] 
| bb 1४10८] ‘Pbk blpl3t | ERR 


| is leh 
| | Bibby Yplakle 91:02] | lef In] 2$ | gba 
| i Dilbit ‘kek (६) Bieb ‘Pls 22 | 0०९ 
1 (८) Eis ‘bible 2h ‘ah bleh हिज | 
| 1(८) ink (८) Reb] Bh “hola ‘Rebe | — (v) pelje bpp 
| 1२७०२1 PADUA "bj ^» belle] | (४) ७०७8 


| । (८) 1292. Pls keile 
1 | (९) Pep >> (98४ [५ Eh bbajhb] bbIDiES 

| ban] Bk Ein pee È llk [B] YES pe 
| Bš | है $3 bh h b» १२ 1210 $ 2D-b-h bah 


NE v UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पैंतालीसवाँ परिच्छेद 
सप्तर्षि नामक तारामण्डल पर 


वसिष्ठ की भार्या अरुन्धती के विषय में ऐतिहा 

बिनातुन नाश को भारतीय भाषा में सप्तर्षि अर्थात्‌ सात ऋषि कहते हैं । कहा 
जाता है कि वे ऐसे संन्यासी थे जो अपना पोषण केवल भक्ष्य पदार्थों से ही किया करते 
थे और उनके साथ एक धर्मपरायण स्री, अल-सुहा (सप्तर्षि-मण्डल, के समीप तारा ८०) 
थी । वे खाने के लिए wad में से कमलनाल उखाड़ लेते थे। इसी बीच में क़ानून 
(धर्म ?) आया और उसने उस खरी को उनसे छिपा लिया। उनको एक-दूसरे से लज्जा 
आने लगी और उन्होंने ऐसी शपथें लीं जिनको धर्म ने पसन्द किया था। उनको सम्मानित 
करने के लिए धर्म ने उनको वह उच्च स्थान प्रदान किया जहाँ वे अब दिखाई देते हैं। 


वराहमिहिर का अवतरण 

हम पहले कह आये हैं कि हिन्दुओं की पुस्तकें छन्दो में रची हुई हैं, इसलिए 
ग्रन्थकार ऐसी उपमाओं और अलंकारों का प्रयोग करते हैं जिनको उनके देशबन्धु प्रशंसा 
की दृष्टि से देखते Š | वराहमिहिर की संहिता में सप्तर्षियो का वर्णन भी इसी प्रकार का 
Š | यह वर्णन उस पुस्तक में इस तारामण्डल से निकाले हुए फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी पूर्व 
fugi के पहले आता है। हम अपने अनुवाद के अनुसार वह वचन नीचे देते हैं -- 

“जिस प्रकार रूपवती रमणी A हुए मोतिया की माला और सुन्दर रीति से पिरोये 
हुए श्वेत कमलो के हार से अलंकृत होती है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश इन तारकाओं से 
अलंकृत Š | इस प्रकार अलंकृत, वे कुमारियों के सदृश हैं जो धुव के fie उसी प्रकार 
नाचती और घूमती हैं जिस प्रकार धुव उनको आज्ञा देता है । और में प्राचीन और सनातन 
गर्म के प्रमाण से कहता हुँ कि जब पृथ्वी पर युधिष्ठिर का राज्य था तो सप्तर्षि दसवें 
नक्षत्र, मघा, में थे और शक-काल इसके २५२६ वर्ष उपरान्त था । सप्तर्षि प्रत्येक नक्षत्र में 
६०० वर्ष रहते हैं और उत्तस्पूर्व में उदय होते हैं। (सात ऋषियों में से) जो उस समय 
पूर्व का शासन करता है वह मरीचि है; उसके पश्चिम में वसिष्ठ है, फिर ES अत्रि, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ के समीप अरुन्धती नाम की एक सती स्त्री हे। 

क्योंकि इन नामों की अनेक बार एक दूसरे के साथ गड़बड़ हो जाया करती है 
इसलिए हम इनको सप्तर्षि के अनुरूप तारों के साथ मिलाने की चेष्टा करेंगे 


मरीचि इस तारामण्डल का seat तारा है। 
वसिष्ठ , २६वा , 


र ह संहता परच्छद १३, श्लोक, १ ६) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


S=) CNET ——rs _ c r—=—nAr.w MHAÓ—MÀ UO 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
अंगिरस , ` २ «st 
अत्रि , 2 gcal 
mq दा E 
पुलह , test 
पुलस्त्य , ; £D, 
गर्ग को समालोचना 


o 
x ` ` x सिह १ शीर 
हमारे समय में अर्थात्‌ शक-काल के ९५२वें वर्ष में ये तारे सिंह के १ न और 
©) ` 
कन्या के १ x के बीच के स्थान में है । स्थिर तारों की निज गति के अनुसार, जैसा 


कि हमें ज्ञात है, यही तारे युधिष्टिर के समय में मिथुन के — और कर्क के २० ऱ के 
बीच के स्थान में थे। 
टोलमी और प्राचीन ज्योतिषियों ने जैसा स्थिर तारों की गति को माना है उसके 


अनुसार ये तारे उस समय मिथुन के २ ध्र और सिंह के e के बीच के स्थान में थे 


और उत्तरोक्त नक्षत्र (मघा) का स्थान सिंह में ०-८०० मिनटों के मध्य में था। (पृष्ठ 
१९६) 

इसलिए युधिष्ठिर के समय की अपेक्षा यदि वर्तमान समय में सप्तर्षियों को मघा 
में खड़ा प्रकट किया जाय तो बहुत अधिक योग्य होगा। और यदि हिन्दू मघा को सिंह 
के हृदय से अभिन्न मानते हैं तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह तारा-मण्डल 
उस समय कर्क के पहले अंशों में खड़ा था। 

गर्ग के शब्द निःसार हैं; वे केवल यह प्रकट करते हैं कि उसे उस चीज़ का कितना 
थोड़ा ज्ञान था जिंसका जानना उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो चर्मचक्षु द्वारा 
या ज्योतिष-सम्बन्धी यन्त्रो द्वारा राशि-चक्र की राशियों के विशेष अंशों पर तारों के स्थानों 
को स्थिर करना चाहता है। 


एक काशमीरी पंचांग से टीका 


मैने शककाल के ९५१वें वर्ष के पंचांग में जो काशमीर से आया था यह बयान 
पढ़ा है कि सप्तर्षि सतत्तर वर्षो से अनुराधा नक्षत्र में खड़े Š | इस नक्षत्र का स्थान वृश्चिक 


के १ 2H के अन्त और x के बीच हे | परन्तु सप्तर्षि इस स्थान से कोई एक पूरी 


0 
राशि और २० अंश अर्थात्‌ १ = राशियाँ आगे हें | परन्तु कौन ऐसा मनुष्य है जो 


हिन्दुओं की सारी भिन्न-भिन्न कल्पनाओं को जान सकेगा, यदि वह उनमें निवास नहीं 
करता | 


__ ORUM UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
LEE i ».— 


ewe Fo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पैंतालीसवाँ परिच्छेद १९ 


B 


सप्तर्षि की स्थिति के विषय में भिन्न-भिन्न बयानों की पड़ताल 

आओ पहले हम यह मान लें कि गर्ग-कथन ठीक हे, कि उसने मघा में सात 
ऋषियों का निश्चित स्थान नहीं बताया और यह भी मान लें कि यह स्थान मघा का o° 
था जो हमारे समय के लिए सिंह के ०° बराबर होगा। इसके अतिरिक्त, युधिष्ठिर के 
समय और वर्तमान वर्ष अर्थात्‌ अलक्षेन्द्र के १३४०वें वर्ष के बीच ३४७९ वर्ष का अन्तर 
Š | और अन्ततः, मान लीजिए कि वराहमिहिर का यह कथन ठीक हे कि सप्तर्षि प्रत्येक 
नक्षत्र में ६०० वर्ष रहते है । तदनुसार, वर्तमान वर्ष में उन्हें तुला-राशि के १७° १८ में 
होना चाहिए जो स्वाती के १०° ac’ से अभिन है। परन्तु यदि हम यह मानें कि वे 
मघा के मध्य में थे (उसके आरम्भ में नही), तो अब उन्हें विशाखा के ३° ५८ में होना 
चाहिए। और यदि हम यह मानें कि वे मघा के अन्त में स्थित थे तो इस समय उन्हें 
विशाखा के १०° ३८/ में होना चाहिए। 

इसलिए यह स्पष्ट हे कि काशमीर के पंचांग का बयान संहिता के बयान से नहीं 
मिलता | इसी प्रकार यदि हम अयन-चलन के विषय में पूर्वोक्त पंचांग का नियम ग्रहण 
कर इस मान के साथ पीछे की ओर गिनती करें तो भी हम किसी प्रकार इस परिणाम 
पर नहीं पहुँचते कि युधिष्ठिर के समय में सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे। 

अब तक हम यह समझा करते थे कि हमारे समय में स्थिर तारों का परिभ्रमण 
पहले समयों की अपेक्षा ज़ियादा तेज़ है और इसका कारण हम आकाश-मण्डल के आकार 
की विशेषतायें जतलाने का यल करते Š | हमारे मतानुसार, वे ६६ सौर वर्षों में एक अंश 
चलते हैं | इसीलिए वराहमिहिर पर हमें घोर आश्चर्य होता है, क्योंकि, उसके अनुसार, इस 
गति का परिमाण पैंतालीस वर्ष में एक अंश अर्थात्‌ वर्तमान काल से बहुत ज़ियादा शीघ्र 
होगा, जब उसका समय हमारे समय से केवल ५२५ वर्ष पहले हे | 


प्रत्येक समय में सप्तर्षि की स्थिति मालूम करने के लिए करणसार का नियम 
करणसार नाम्नी पुस्तक का कर्ता सप्त ऋषियों की गति को गिनने और किसी 
निश्चित समय में उसकी स्थिति को मालूम करने के लिए निम्नलिखित नियम देता 
हे--“शक-काल में से ८२१ घटाओ। अवशेष मूल है अर्थात्‌ ४००० से ऊपर उन वर्षो 
की संख्या है जो कलियुग के आरम्भ से बीत चुकी $1 
“मूल को ४७ से गुणा करो और गुणन-फल में i o योग करो । योगफल 
को १०००० पर बाँटो। भाग-फल राशियों और उनके Y को, अर्थात सप्त ऋषियों 
की स्थिति को जिसको मालूम करना अभीष्ट था दिखलाता हे। 
इस नियम में बताया हुआ ६८००० का योग, आवश्यक तोर पर मूल के आरम्भ 
में सप्त ऋषियों की वास्तविक स्थिति का १०००० से गुणनफल होगा। यदि हम ६८००० 


= Y शियाँ और सातवीं 
को १०००० पर बाँटै तो भाग-फल ६, अर्थात्‌ छः राशियाँ और सातवीं राशि के चौबीस 


अंश प्राप्त होते हैं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— Ss 


— >n a[C,shwasssass 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ze अलबेरूनी-वर्णित भारत 


इसलिए यह स्पष्ट हे कि यदि हम १०००० को ४७ पर बाँटें तो, सोर काल के 
अनुसार, सप्तर्षि का एक राशि में से २१२ वर्ष, ९ मास और ६ दिन में चलना निकल 
आयगा | तदनुसार ये एक राशि के एक अंश में से ७ वर्ष, १ मास ओर ३ दिन में और 
एक नक्षत्र में से ९४ वर्ष, ६ मास ओर बीस दिन में भ्रमण करेंगे | 

यदि ऐतिह्य में कोई दोष नहीं तो वराहमिहिर ओर वित्तेश्वर के मूल्यों के बीच 
बड़ी भिन्नता है । यदि हम, उदाहरणार्थ, वर्तमान वर्ष (१०३० ईसवी) के लिए ऐसा हिसाब 
लगायें तो सप्त ऋषियों का स्थान अनुराधा नक्षत्र में ९° १७ निकलता हे | 


ज्योतिष के साथ मिश्रित धर्म-सम्बन्धी विचार 


काशमीर के लोगों का मत था कि सप्तर्षि एक नक्षत्र में १०० वर्ष में गुज़रते हैं। 
इसीलिए उपर्युक्त पंचांग कहता है कि सप्त ऋषियों की गति के वर्तमान शतक में से 
अभी तेईस वर्ष बाकी é | जिस प्रकार की अशुद्धियों और भ्रमों को हमने यहाँ प्रकट 
किया हे वे, एक तो, ज्योतिप-सम्बन्धी अन्वेषणों में आवश्यक कौशल के अभाव से और, 
दूसरे, हिन्दुओं के वैज्ञानिक प्रश्नों और धर्म-सम्बन्धी ऐतिह्यों को आपस Š मिला देने की 
रीति से पैदा होते हैं। क्योंकि धर्म-पण्डितों का विश्वास है कि सप्तर्षि स्थिर तारों से 
उच्चतर हँ | उनका मत है कि प्रत्येक मन्वन्तर में एक नया मनु प्रकट होगा जिसकी सन्तान 
पृथ्वी को नष्ट कर देगी; परन्तु राज्य की पुनः स्थापना इन्द्र और भिन्न-भिन्न श्रेणियों के 
देवताओं तथा सप्त ऋषियों द्वारा होगी | देवताओं का होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों 
को उनके लिए यज्ञ करने और उनकी आहुतियाँ आगिन में देनी पडती हैं; और सप्त ऋषियों 
का होना इसलिए आवश्यक है जिससे वे वेदों को नये सिरे से जारी करें क्योंकि प्रत्येक 
मन्वन्तर के अन्त में वेद नष्ट हो जाते हैं। (पृष्ठ १९७) 
भिन्न-भिन्न मन्वन्तरों में सप्तर्षि 


इस विषय पर हमारी जानकारी का स्रोत विष्णु-पुराण हे। नीचे की सूची में 
दिखलाये गये प्रत्येक मन्वन्तर में सप्त ऋषियों के नाम भी इसी स्रोत से लिये गये हैं-- 


D 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
। 
T X 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Gaetan परिन 


| 
| 


6 


| (mate eae 11101 


118 12 bh wh bbe (p nj ४ Is ४8 ४ h 3४-२४ pS EST 
ae m 


isi-Bi Plate bib. h Rbk 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| ———— O < 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छयालीसवाँ परिच्छेद 


सम्रयों š: MC 
नारायण, भिन्न-भिन्न समयों d उसके प्रादुर्भाव ओर 
उसके नामों पर (पृष्ठ १९८) 


नारायण के स्वरूप पर 
हिन्दुओं के मतानुसार नारायण एक लोकोत्तर शक्ति हे, जो नियमानुसार भलाई से 
भलाई ओर बुराई से बुराई निकालने का यल नहीं करती, परन्तु वह जिन उपायों से भी 
हो सके अधर्म और विध्वंस को रोकने की चेष्टा करती 21 इस शक्ति के लिए भलाई, 
बुराई से पहले हे, परन्तु यदि भलाई का यथार्थ विकास न हो और न वह फलदायक ही 
| हो, तो यह आगत्या बुराई का प्रयोग करती हे । इस कर्म में वह उस सवार के सदृश है | 
जो अनाज के खेत के मध्य में पहुंच चुका Š | जब वहाँ जाकर उसे होश आता है और | 
वह दुष्कर्म से बचना ओर जो अनिष्ट उसने किया हे उससे बाहर निकलना चाहता हे, तब । 
उसके पास सिवा इसके ओर कोई चारा नहीं होता कि घोडे को वापस मोडे और जिस 
मार्ग से वह अन्दर आया था उसी से बाहर निकल जाय, यद्यपि ऐसा करने में वह उतना 
. ही नहीं किन्तु उससे भी अधिक अनिष्ट करेगा जितना उसने खेत में प्रवेश करते समय | 
किया था । परन्तु इसके सिवा ओर कोई संशोधन सम्भव ही नहीं । | 
हिन्दू इस शक्ति और अपने तत्त्वज्ञान के आदिकारण के बीच भिन्नता नहीं समझते । | 
जगत्‌ में इसके निवास का स्वरूप ऐसा हे कि लोग इसे भौतिक अस्तित्व के सदृश समझते । 
हैं, इसकी उपस्थिति शरीर और वर्णवाली मानते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य प्रकार की 
उपस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते | 


अन्य समयों के अतिरिक्त, नारायण पहले मन्वन्तर की समाप्ति पर लोक-लोकान्तरों 
का राज्य वालखिल्य (2) से छीन लेने के लिए प्रकट हुआ है। वालखिल्य (?) ने इसका 
नाम रखा था ओर इसको अपने हाथों में लेना चाहता था | नारायण आया और उसने 
राज्य को सो यज्ञा के करनेवाले शतक्रतु को सौंप दिया और साथ ही उसे इन्द्र बना दिया। 


विरोचन के पुत्र बलि की कथा 


एक दूसरे समय वह छठे मन्वन्तर के अन्त में प्रकट हुआ। उस समय उसने 
विरोचन के पुत्र राजा बलि को मारा। बलि का सारे भूमण्डल पर राज्य था और उसका 
मत्री शुक्र था। उसने अपनी माता से सुना कि उसके पिता का समय उसके अपने समय 
की अपेक्षा बहुत अच्छा था, क्योंकि यह कृतयुग के निकटतर था। उस समय लोग अधिक 
सुखी थे और उनको किसी प्रकार की क्लान्ति न होती थी। तब उसके मन में अपने पिता 
से स्पर्धा की आकांक्षा और लालसा उत्पन हुई | इसलिए उसने पुण्यशीलता के कार्य शुरू 


ear: UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
छयालीसर्वा परिच्छेद २३ 


कर दिये | वह दान करने, धन बाँटने और यज्ञ करने लगा जिनके सौ बार करने से करने 
वाले को स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाता है। जब वह इस सीमा के पास पहुँचा, 
या उसने निन्नानवॉ यज्ञ प्रायः समाप्त कर लिया, तब देवता बड़े घबड़ाये और अपने 
माहात्म्य की रक्षा के लिए डरने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि मनुष्यों को उनकी 
आवश्यकता न रहेगी तो जो भेंट मनुष्य उन्हें चढ़ाते हैं वह मिलनी बन्द हो जायगी। 
अब वे vez होकर नारायण के पास गये ओर उससे सहायता के लिए प्रार्थना 
की । उसने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ओर वामन रूप में--अर्थात्‌ जिसके हाथ 
और पैर उसके शरीर के मुकाबले में बहुत छोटे होते हे--जिससे उसका रूप भयानक 
और कुत्सित समझा जाता हे, पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जब बलि यज्ञ कर रहा था, उसके 
ब्राह्मण हवन के इर्द-गिर्द खडे थे ओर उसका मन्त्री शुक्र उसके सम्मुख उपस्थित था तब 
नारायण उसके पास आया । दान देने के लिए खजाने खुले पड़े थे और रलों के ढेर लगे 
हुए थे। अब वामन ब्राह्मणों की तरह वेद के उस भाग का गान करने लगा जिसको 
सामवेद कहते Š | उसका स्वर खिन्न और हृदयग्राही था। उसने राजा से प्रार्थना की कि 
उदारतापूर्वक मेरी मनक़ामनाओं को पूर्ण कोजिए। इस पर शुक्र ने चुपके से राजा को 
कहा- यह नारायण Š | यह तुझसे तेरा राज्य छीनने आया हे । परन्तु राजा इतना उत्तेजित 
था कि उसने शुक्र के शब्दों की कुछ परवाह न की और वामन से पूछा कि तुम क्या 
चाहते हो। तब वामन बोला- “तिरे राज्य में से चार पग (भूमि) जिससे में वहाँ <ë । 
राजा ने उत्तर दिया- “जो तुम चाहते हो और जिस तरह तुम चाहते हो पसन्द कर लो; 
और हिन्दू-रीति के अनुसार, अपनी दी हुई आज्ञा के दृढीकरण के चिह के तौर पर उसने 
अपने हाथों पर डालने के लिए जल मँगवाया | अब शुक्र, लोटा तो ले आया परन्तु राजा 
के प्रेम के कारण उसने उसकी टोंटी में डाट लगा दी जिससे इससे जल बाहर न निकले । 
साथ ही उसने डाट के छिद्र को भी अपनी उंगली के कुश घास से बन्द कर दिया । परन्तु 
शुक्र के केवल एक आँख थी; इसलिए उसे छिद्र का पता न लगा और w बाहर निकल 
आया । (पृष्ठ १९९) फलतः वामन ने एक पग म॑ पूर्व दिशा को, दूसरे में पश्चिम m 
और तीसरे में स्वलोक तक ऊपर को माप लिया | उसके चौथे पग के लिए जगत्‌ में कोई 
स्थान ही न था; इसलिए उसने चौथे पग से राजा को दास बना लिया और उसको दास 
बनाने के चिह्न के तौर पर उसके कन्धों के बीच अपना पैर रख दिया। उसने F vz 
पृथ्वी के तले पाताल में, जो सबसे निचला स्थान है, गिर दिया । उसने लोकों को उस 


लेकर राज्य को पुरन्दर के सिपुर्द कर दिया । 


विष्णु-पुराण का अवतरण 
विष्णु-पुराण में लिखा हैर 
«राजा मैत्रेय ने पराशर से युगों के विषय में प्रश्‍न किया | Ss पर उसने उत्तर 
दिया- “उनका अस्तित्व इसलिए है जिससे विष्णु उनमें किसी बात में लगा रहे । कृतयुग 
में वह अकेले कपिल के रूप में, ज्ञान के प्रसारार्थ, आता Š तरेता में वह सहिष्णुता के 
रसाए दछ को जीवने और पुण्य कार्यों के प्रचार तथा शक्ति के द्वारा तीन लोकों की 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


/—— 


es i” — ——— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


रक्षा के निमित्त अकेले राम-रूप में प्रकट होता हे । द्वापर में वह वेद को चार भागों में 
विभक्त करने और इससे अनेक शाखायें निकालने के लिए व्यास-रूप में अवतरित होता 
है। द्वापर के अन्त में वह राक्षसां के नाश के लिए वासुदेव रूप में; और कलियुग में 
सबको मारने और युगों के चक्र को नये सिरे से शुरू करने के लिए वह ज-प-व (?) 
ब्राह्मण के पुत्र कलि के रूप में पृथ्वी पर आता हे | यही उस (विष्णु) का काम हे।” 
उसी पुस्तक में अन्यत्र लिखा है-- विष्णु, जो नारायण का ही दूसरा नाम हे, वेद 
को चार भागों में विभक्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर के अन्त में आता हे, क्योंकि मनुष्य 
दुर्बल हैं ओर सारे वेद पर चल नहीं सकते | मुखमण्डल में वह व्यास के सदृश होता है |” 


सातवें मन्वन्तर के व्यासों की गिनती 


नीचे की सूची में हम उसके नामों को दिखलाते हें, यद्यपि ये नाम भिन्न-भिन्न 
खोतों में भिन्न-भिन्न Š | यहाँ वर्तमान या सातवें मन्वन्तर के बीते हुए चतुर्युगों में प्रकट 
होनेवाले व्यासों की गिनती दी गई हे । 


स्वयम्भू १६ धनंजय 
२ प्रजापति १७ कृतंजय 
३ उशनस्‌ १८ ऋणज्येष्ठ (2 | 
x बृहस्पति १९ भरद्वाज 
५ सवितृ गौतम 
& मृत्यु उत्तम 
S E हर्यात्मन्‌ 
८ वसिष्ठ वेद-व्यास 
९ सारस्वत वाजश्रवस्‌ 
१० त्रिधामन्‌ सोमशुष्म 
११ त्रिवृष भार्गव 
१२ भरद्वाज वाल्मीकि 
१३ अन्तरिक्ष कृष्ण 
१४ वप्र (?) द्रोण का पुत्र अश्वत्थानम्‌ | 
१५ ्रय्यारुण 


> कि Ç. í: 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` 


छयालीसवाँ परिच्छेद २५ 


कृष्ण द्वैपायन पराशर का पुत्र व्यास Š | उनतीसवाँ व्यास अभी नहीं हुआ परन्तु 
भविष्यत्‌ में होगा। 
विष्णु-धर्म से अवतरण 

विष्णु-धर्म नाम्नी पुस्तक कहती है?- हरि अर्थात्‌ नारायण, के नाम भिन्न-भिन्न 
युगों में भिन्न-भिन्न होते हें । वे ये हैं--वासुदेव, संकर्षण, ga ओर अनिरुद्ध ।” 

में समझता d ग्रन्थकार ने यहाँ उचित अनुक्रम का खयाल नहीं रखा, क्योंकि 
वासुदेव तो चार युगों के अन्त का है। 

वही पुस्तक कहती है--“विभिन युगों में उसके रंग भी विभिन्न होते ë | कृतयुग 
में वह सफ़ेद, त्रेता में लाल, द्वापर में पीला, (यह पिछला उसके नरूदेह धारण करने का 
पहला रूप है) और कलियुग में काला होता हे ।” 

ये रंग उनके तत्त्वज्ञान की तीन प्रारम्भिक शक्तियों से कुछ मिलते हैं, क्योंकि 
उनके मतानुसार सत्व स्वच्छ श्वेत, रजस्‌ लाल ओर quu काला है | इस पुस्तक के किसी 
आले परिच्छेद में हम (पृष्ठ २००) उसके इस पृथ्वी पर अन्तिम अवतार का वर्णन 
करेंगे | र 


W iW _— is ái 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सैंतालीसवाँ परिच्छेद 
बासुदेव और महाभारत के युद्ध पर 


मानव-जाति के इतिहास के साथ सृष्टि-क्रम का सादृश्य 

संसार का जीवन बोने ओर उत्पन्न करने पर निर्भर करता है । ये दोनों क्रियायें 
काल-क्रम से बढ़ती हें ओर यह वृद्धि अपरिमित है पर संसार परिमित है | 

जब पौधों या जन्तुओं की किसी श्रेणी की बनावट में वृद्धि का होना बन्द हो जाता 
है और उसका विशेष प्रकार उसकी अपनी जाति के रूप में स्थिर हो जाता हे, जब इसका 
प्रत्येक व्यक्ति एक ही दफे पैदा और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत अपने सदृश एक या SS 
अनेक भूत उत्पन्न करता हे और एक ही बार नहीं बल्कि अनेक बार उत्पन्न करता है, तब 
वह पोधों या जन्तुओ की अकेली जाति के रूप में पृथ्वी को घेर लेती हे और अपने आपको 
और अपनी जाति को उस सारे प्रदेश पर फैला देती है जो उसे मिल सकता Š | 

किसान अपना अनाज छाँटता है, जितने की उसे आवश्यकता होती है उतना उगने 
देता हे और बाकी को उखाड़ डालता है। 

जंगल का रखवाला जिन शाखाओं को उत्कृष्ट समझता है उनको छोड़ शेष सबको 
काट डालता है। मधु-मक्खियाँ अपने में से उन मक्खियों को मार डालती हैं जो केवल 
खाती ही खाती हैं और त्ते में काम कुछ नहीं करतीं । 

सृष्टि का कार्य भी इसी प्रकार का होता है; परन्तु इसमें विवेचना नहीं है, क्योंकि 
इसका काम सभी अवस्थाओं में एक जैसा होता Š | वह पेड़ों के पत्तों और फलों को नष्ट 
होने देती है और इस प्रकार उन्हें उस परिणाम का अनुभव करने से रोकती है जिसको 
प्रकृति के प्रबन्ध में पैदा करने के लिए वे बनाये गये हैं। वह उनको दूर कर देती है 
जिससे दूसरों के लिए स्थान हो जाय | 

जब पृथ्वी के अधिवासियो के बहुत ज़ियादा बढ़ जाने से यह विनष्ट या विनष्ट-प्राय 
हो जाती है, तो इसका राजा-क्योंकि इसका राजा है और उसकी सर्वव्यापिनी रक्षा इसके 
प्रत्येक कण में दिखाई दे रही है--इस बहुत अधिक संख्या को घटाने और जो कुछ इसमें 
बुरा है उसे काट फेंकने के लिए एक दूत भेजता है। 


वासुदेव के जन्म की कथा 


हिन्दुओं के विश्वासानुसार, इस प्रकार का एक दूत वासुदेव है; जो पिछली दफे 
मनुष्य रूप में भेजा गया था और वासुदेव कहलाया था | यह वह समय था जब पृथ्वी 
पर राक्षस बहुत ज़ियादा थे ओर पृथ्वी उनके अत्याचार से परिपूर्ण थी; उनकी सारी संख्या 


4 | को उठाने में असमर्थ होने के कारण यह डोलती और उनके चलने की तीव्रता से यह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सेंतालीसवां परिच्छेद २७ 


काँपती थी । तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा, कंस, की भगिनी के गर्भ से वसुदेव 
के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ वह एक पशु पालनेवाला, नीच शूद्र, जट्ट परिवार था | 
कंस ने अपनी भगिनी के विवाह के समय एक आकाश-वाणी द्वारा सुना था कि मेरी मृत्यु 
इसके पुत्र के हाथ से होगी; इसलिए उसने मनुष्य नियत कर रखे थे ताकि जिस समय 
उसके कोई सन्तान उत्पन्न हो वे उसी समय उसे उठा कर उसके पास ले आवें और वह 
उसके सभी बच्चों को--क्या लड़का और क्या लड़की-मार डालता था। अन्ततः, उसके 
यहाँ बलभद्र उत्पन्न हुआ और नन्द ग्वाले की =Ñ, यशोदा, बालक को उठाकर अपने घर 
ले गई । वहाँ उसने उसे कंस के गुप्तचरों से छिपा रखा। इसके बाद वह आठवीं बार 
गर्भवती हुई और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के आठवें दिन की बरसाती रात को, जब 
चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में चढ़ रहा था उसने वासुदेव को जन्म दिया। चूंकि पहरेदार सो 
गये थे और पहरे पर कोई न था इसलिए पिता बालक को चुपके से उठाकर नन्दकुल 
अर्थात्‌ यशोदा के पति, नन्द, की गोशाला में ले गया। यह गोशाला मथुरा के समीप थी; 
परन्तु इन दोनों स्थानों के बीच यमुना नदी बहती थी । वसुदेव ने नन्द की लड़की के 
साथ लड़के का अदलबदल कर लिया। यह लड़की सुयोग से उसी समय उत्पल हुई थी 
जब वसुदेव लड़के को लेकर वहाँ पहुँचा ही था। उसने अपने पुत्र के स्थान में यह लड़की 
पहरेवालों को दे दी। राजा कंस बालिका को मारना ही चाहता था कि वह वायु में उड़कर 
अन्तर्धान हो गई । 

वासुदेव अपनी quai, यशोदा, की रक्षा में पलने लगा | यशोदा को यह मालूम 
न था कि यह कन्या के बदले में आया हुआ लड़का है Bs परन्तु कंस को इस बात की 
कुछ-कुछ खबर हो गई | उसने छल आर कपट की चालों e बालक को अपने काबू मैं 
लाने का यल किया, परन्तु वे सब चालें उसके विरुद्ध बैठीं। अन्ततः, कंस ने उसके 
माता-पिता से कहला भेजा कि उसे (वासुदेव को) मेरे सामने कुश्ती लड़ने के लिए भेजो | 
अब वासुदेव सबके साथ औद्धत्यपूर्ण बर्ताव करने लगा। रास्ते में एक ह में m 
की रक्षा के लिए उसकी मौसी ने एक सर्प नियत कर रखा था। वासुदेव > उस साँप 
नथनो में से लगाम की तरह एक रस्सी डाल दी। इससे उसकी मौसी बहुत के हुई। 
इसके अतिरिक्त, उसने उसके धोबी को मार डाला था क्योंकि उसने कुश्ती लड़ने के लिए 
उसको कपड़े उधार नहीं दिये थे। उसने अपनी सहचरी लड़की का वह चन्दन छीन लिया 
था जिसका पहलवानों पर लेपन करने की उसे आज्ञा मिली थी | (पृष्ठ २०१) अन्ततः वह 
उस जो कंस के द्वार के सामने उसको मारने के लिए खडा 
उस मस्त हाथी को मार चुका ओं i क्रोध इतना बढ़ गया कि उसका 
किया गया था। इन सब घटना को देखकर कंस का FIT mcd 
पित्त फट गया और वह वहीं मर गया तर्न उसके स्थान में उस F, 


वासुदेव, राज्य करने लगा | 


भिन-भिन मासों में के नाम 

a us i का . मास में एक विशेष नाम होता है! रग sl T 

मार्गशीत से ser mui e, और d प्रत्येक मास को ग्यारहवें दिन से शुरू क 
य आ था। 

क्योंकि उस हठ हु State 


State Museum, Hazratganj. Lucknow 


———— ———e——ssán— M _ _ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
नीचे की सूची में मासों में वासुदेव के नाम दिखलाये गये हें। 
E "X E uu E [ WMEIGO EAT» x š के | 
मास | वासुदेव के नाम । मास | वासुदेव के नाम । | 
मार्गशीर्ष 
| र्ष केशव ज्येष्ठ त्रिविक्रम 
पौष नारायण आषाढ वामन 
| m माधव श्रावण श्रीधर | 
| wen गोविन्द . हृषीकेश | 
चैत्र विष्णु आश्वयुज पद्मनाभि 
| वेशाख | मधुसूदन कार्तिक दामोदर 


वासुदेव की कथा का शेषांश 


. अब कंस के साले को क्रोध आया, उसने NIN से मथुरा को कूच किया, वासुदेव 
के राज्य पर अधिकार कर लिया और उसे सागर में निर्वासित कर दिया। तब सागरतट 
के निकट बरोदा नामक सोने का एक दुर्ग प्रकट हुआ और वासुदेव उसमें रहने लगा। 

वी पाण्डु के पुत्र अपने चचेरे भाइयों, कौरव (अर्थात्‌ धृतराष्ट्र) के पुत्रों के अधिकार | 
में थे। धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ पाँसा खेला। आखिरी बाज़ी उनकी 
सारी सम्पत्ति थी। वे अधिक और अधिक हारते चले गये, यहाँ तक कि उसने उन पर 
दस वर्ष अधिक काल के देश-निकाले और देश के किसी ऐसे दूरस्थ अंचल में जहाँ 
उन्‍हें कोई न जाने, छिपे रहने की शर्त लगा दी | यदि वे इस शर्त को तोड़ दें तो उन्हें 
उतने ही वर्षों के लिए और निर्वासित रहना पड़ेगा। यह शर्त पूरी की गई, परन्तु अन्त 
को उनका लड़ाई के लिए बाहर निकलने का समय आया। अब प्रत्येक दल i अपनी सारी 

सैन्य को इकट्ठा करने आर सहायकों के लिए प्रार्थना करने लगा यहाँ तक कि अन्त को 

तानेशर के मैदान में प्राय: असंख्य सैन्य एकत्रित हो गई | सारी d अठारह अक्षोहिणी | 
थी) प्रत्येक पक्ष वासुदेव को अपना सहायक बनाना चाहता था | इस पर उसने कहा कि | 


DUAE a P ae LE बलभद्र को। परन्तु पाण्डु के पुत्रों ने उसे 
पाच मनुष्य थे-उनका सरदार युधिष्ठिर ब्‌ 
अर्जुन, सहदेव, भीमसेन और नकुल। उनके पास सात क उनमें बीरःशिरोमणि 


उनमे बहुत ज़ियादा थे। यदि वासुदेव के En त अक्षोहिणियाँ थी; और उनके शत्रु 


लड़ने से उनकी विजय होगी तो उनकी स्थिति अपने शत्रुओं 


a : जीत हुई; वह सारी सेना नष्ट हो गई 
| और उन पाँच भाइयों के सिवा और कोई न बचा | इसके बाद वासुदेव अपने नारा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सैंतालीसवाँ परिच्छेद २९ 


को लोट आया और, अपने परिवार-सहित जिसको यादव कहते थे, मर गया पाँचों भाई 
भी, उन युद्धों के अन्त पर, वर्ष की समाप्ति के पहले ही मर गये। 
वासुदेव और पाँच पाण्डव भाइयों की समाप्ति 

वासुदेव ने अर्जुन के साथ सलाह कर रक्खी थी कि वे बायें हाथ या बाई आँख 
के फड़कने को इस बात की एक गुह्य सूचना समझेंगे कि उसके साथ कोई घटना घटी 
है। उस समय दुर्वासा नाम का एक पुण्यात्मा ऋषि रहता था। अब वासुदेव के भाई-बन्धु 
और नातेदार बडे अविवेकी और ईर्ष्यालु लोग थे। उनमें से एक ने अपने कोट के नीचे 
एक नया तवा छिपा लिया और ऋषि के पास जाकर, हँसी के तौर पर, पूछने लगा कि 
मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने कहा, “तेरे पेट में कोई ऐसी चीज़ है जो तेरी 
और तेरे सारे वंश की मृत्यु का कारण होगी।” जब वासुदेव ने यह सुना तो उसे बहुत 
खेद हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये शब्द सत्य हुए बिना न रहेंगे। उसने आज्ञा दी 
कि तवे को रेती के साथ चूर-चूर कराकर पानी में फेंक दिया जाय। ऐसा ही किया गया। 
इसका केवल एक छोटा सा टुकड़ा बच रहा जिसको रेतनेवाले कारीगर ने तुच्छ समझ कर 
छोड दिया। इसलिए उसने इसे वैसे का वैसा पानी में फेंक दिया। उसे एक मछली निगल 
गई; वह मछली पकड़ी गई और कैवर्त को वह टुकड़ा उसके पेट में मिल गया। उसने 
समझा कि मेरे तीर के लिए इसकी बहुत अच्छी नोक बनेगी। (पृष्ठ २०२) 

जब पूर्वनिरूपित काल आया, वासुदेव सागरुतट पर एक पेड़ के नीचे एक टाँग 
दूसरी टाँग पर रखे बैठा था। कैवर्त ने भूल से उसे मृग समझ तीर मारा और उसके दायें 
पैर को आहत कर दिया। यही घाव वासुदेव की मृत्यु का कारण हुआ। उसी समय अर्जुन 
का बायाँ पार्श्व और फिर उसकी बाँह फड़कने लगी । अब उसके भाई सहदेव ने आज्ञा 
दी कि तुम किसी व्यक्ति का आलिंगन न करना, AAT तुम्हारा सारा बल जाता रहेगा 
(2) अर्जुन वासुदेव के पास गया, परन्तु जिस दशा में तह T उसके कारण उसका 
आलिंगन E कर सका | वासुदेव ने अपना धनुष मंगवा कर अर्जुन के हाथ में दे दिया । 
अर्जुन ने उस पर अपने बल की परीक्षा की। वासुदेव ने उसे T कि ae 5 
पश्चात्‌ मेरे शरीर को तथा मेरे नातेदारो के शरीरों को जला देना आर मेरी खि 


दुर्ग में से ले जाना । इसके बाद वह मर गया। छि 
तवे को रेतने से जो लोह चून या लोहे के कण गिरे थे उनसे बर्दी नामक एक 


झाडी उग आई थी । इस बर्दी के पास यादव आये और उन्होंने बैठने के 
शाखाओं के बण्डल बाँध लिये। जब वे वहाँ सुरा-पान कर रहे pa T 
झगडा हो गया; वे एक-दूसरे को बदी के बण्डलों के साथ पीटने लगे और उ _ एक- m 
को मार डाला। यह सारी घटना सर्सती नदी के मुहाने के समीप हुई, जहाँ यह न 


सोमनाथ के स्थान के निकट समुद्र में गिरती है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


sr r r rr 2 uin 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` 


जो कुछ वासुदेव ने कहा था अर्जुन ने वह सब किया | जब वह fe को ला 
रहा था तब लुटेरों ने उस पर अकस्मात्‌ आक्रमण किया । अब अर्जुन अपने धनुष को 
झुकाने में असमर्थ था । उसने अनुभव किया कि मेरी शक्ति जा रही हे। उसने धनुष को 
अपने सिर के ऊपर चक्राकार घुमाया। जो स्त्रिया धनुष के नीचे खड़ी थीं वे सब बच | 
गईं, पर बाक़ी को लुटेरे पकड़ कर ले गये अब अर्जुन और उसके भाइयों ने देखा कि | 
अब अधिक जीने से कुछ लाभ नहीं, इसलिए वे उत्तर की ओर जाकर उन पर्वतों में घुस | 
गये जिनका हिम कभी नहीं पिघलता। शीत के कारण वे एक-दूसरे के बाद मरने लगे 
और अन्त को अकेला युधिष्ठिर ही शेष रह गया। उसने स्वर्ग में प्रवेश करने को प्रतिष्ठा 
लाभ को, परन्तु स्वर्ग में जाने के पहले उसका नरक में से गुज़रना आवश्यक था क्योंकि 
वासुदेव और अपने भाइयों की प्रार्थना पर अपने जीवन में वह एक बार झूठ बोला था। 
उसने द्रोण ब्राह्मण को सुनाकर ये शब्द कहे थे--“अश्वत्थामन्‌, हाथी, मर गया है |” बोलते | 
समय वह अश्वत्थामन्‌ और हाथी के बीच कुछ देर ठहर गया था जिससे द्रोण ने भूल | 
से यह समझ लिया कि मेरा पुत्र मर गया है | युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा--“यदि ऐसा | 
होना आवश्यक ही है तो नरक में पड़े हुए लोगों की ओर से मेरा माध्यस्थ्य स्वीकार 
कीजिए; वे सब यहाँ से छोड़ दिये जाय । जब उसकी यह कामना पूरी हो गई तब वह 
स्वर्ग में चला गया। 


३० अलबेरूनी-वर्णित भारत | 
| 
| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


oo oe ooo 


CR 10 जा LE. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अड़तालीसवाँ परिच्छेद 
अक्षोहिणी की व्याख्या 


प्रत्येक अक्षोहिणी में १० अनीकिनी होती हैं। 
^ अनीकिनी . ३ चमू ; 
चमू : ३ पृतना i 
पृतना 1 ३ वाहिनी 
a वाहिनी : ३ गण 
PCT : ३ गुल्म : 
t गुल्म š ५ सेनामुख हि 
d सेनामुख ३ पत्ति 
पत्ति ३ रथ 


शतरंज में रथ रुख कहलता है परन्तु यूनानी इसे युद्ध का रथ कहते @ | इसकी 
रचना मंकलूस (मिर्टिलोस ?) द्वारा एथन्स में हुई थी और एथन्स निवासियों का मत है कि 
सबसे पहले हम ही युद्ध के रथ पर चढे थे। परन्तु उस समय के पूर्व ही अफ्रोडिसियोस 
नामक हिन्दू उन्हें बना चुका था जब कि वह जलप्लावन के कोई ९०० वर्ष बाद fir 
देश पर राज्य करता था। उनको दो घोड़े खेंचा करते थे। = 
यूनानियो की कथा इस प्र॑कार है- हेफीस्टोस एथीनी से प्रेम करता और उसे अपने 
अधिकार में लाने की कामना करता था, परन्तु उसने इन्कार कर दिया और अविवाहित 
रहना ही पसन्द किया। अब वह एथन्स के देश में छिप गया और उसे बलात्कार T 
लाने की ठानी | परन्तु जब एथीनी ने उसके बरछी मारी तब उसने = उसे छोड in ae 
पृथ्वी पर गिरे हुए रक्त के एक बिन्दु से एरिच थोनियोस पैदा हुआ । वह | नार 
के सदृश रथ पर पहुँचा, बागों को पकड़नेवाला उसी के साथ सवार था। (पृष्ठ २०३) 
: दौड़ने और रथों को दौड़ाने की रीतियाँ 


हमारे समय के घुड़दौड़ के चक्कर अर्थात्‌ दौड़ में 
भी ऐसी ही i 
इसके अतिरिक्त 
M छावनी को उठा लेने के लिए ये सब 
लडाई के आयोजन, छावनी के डालने और छाव 
अनुक्रम और विभाग आवश्यक हें। 
एक अक्षौहिणी में २१८७० 
प्यादे होते हैं। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


एक रथ में एक हाथी, तीन सवार और पाँच प्यादे भी शामिल 


रथ. २१८७० हाथी, ६५६१० सवार और १०९३५० 


——rrr rp a _ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


प्रत्येक रथ में चार घोड़े ओर उनका सारथि, तीरों से सुसज्जित, रथ का स्वामी, 
बरछियाँ लिये उसके दो साथी, एक रखवाला जो स्वामी की पीछे से रक्षा करता है और 
एक छकड़ा होते Él 

प्रत्येक हाथी पर ये लोग बेठते हें--हाथी का नायक और उसके पीछे उप-नायक, 
जिसको गद्दी के पीछे से हाथी को ऑकुस से चलाना पड़ता है, गद्दी पर बेठा हुआ तीरों 
से सुसज्जित स्वामी ओर उसके साथ ही बरछीवाले उसके दो साथी और उसका भण्ड, 
होहव (2) जो अन्य अवसरों पर उसके आगे-आगे चलता है । 

तदनुसार रथां और हाथियों पर बैठनेवाले लोगों की संख्या २८४३२३ होती 21 । 
घोड़ों पर चढ़नेवालों की संख्या ८७४८० होती है | एक अक्षोहिणी में हाथी २१८७०, रथ 
भी २१८७०, घोड़े १५३०९० और मनुष्य ४५९२८३ होते हैं। 

एक अक्षौहिणी के सजीव प्राणियों, हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की सारी संख्या | 
६३४२४३ होती हे; अठारह अक्षौहिणियों के लिए यही संख्या ११४१६३७४ होती है 
अर्थात्‌ ३९३६६० हाथी, २७५५६२० घोड़े और ८२६७०९४ मनुष्य । 

यह अक्षोहिणी और उसके जुदा-जुदा भागों की व्याख्या Š | | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ODER 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उनचासवाँ परिच्छेद 


संवतो का संक्षिप्त वर्णन 


हिन्दुओं के कुछ संवतों की गिनती 
(पृष्ठ २०३) संवत्‌ उन विशेष pedi को स्थिर करने का काम देते हैं जिनका 
उल्लेख किसी ऐतिहासिक अथवा नाक्षत्रिक सम्बन्ध में हुआ है। हिन्दू बड़ी-बड़ी लम्बी-चौडी 
संख्याओ का लेखा करने में कष्ट नहीं मानते, उलटा उन्हें इसमें आनन्द आता है। फिर 
भी, व्यवहार में, उन्हें इनकी जगह छोटी संख्याएँ रखनी पड़ती | 
उनके संवतों में से हम इनका उल्लेख करते हैं - 
र्र ब्रह्मा के अस्तित्व का आरम्भ | 
ब्रह्मा के वर्तमान अहोरात्र के दिन का आरम्भ अर्थात्‌ कल्प का आरम्भ। 
जिस सातवें मन्वन्तर में हम इस समय हैं उसका आरम्भ । 
जिस अट्टाईसवें चतुर्युग में हम इस समय हैं उसका आरम्भ | 
वर्तमान चतुर्युग के चौथे युग का, जो कलिकाल अर्थात्‌ कलि का समय 
कहलाता है, आरम्भ | सारा युग उसी के नाम पर कहलाता है, यद्यपि ठीक-ठीक 
कहें तो उसका समय उस युग के केवल अन्तिम भाग में ही आता है। इस 
पर भी, कलिकाल से हिन्दुओं का तात्पर्य कलियुग के आरम्भ से है। 
६. पाण्डव-काल अर्थात्‌ भारत के जीवन तथा युद्धों का X | | 
ये सब संवत्‌ प्राचीनता में एक दूसरे से बढ़ने का यल करते हें | एक a दूसरे 
की अपेक्षा अपना आरम्भ और भी दूर ठहराता है और उनसे मिलने वाले वर्षों की संख्या 
सैकड़ों, सहस्रो और अंकों के उच्चतर क्रमों से भी परे तक पहुँचती है। इसलिए न केवल 
ज्योतिषी ही, प्रत्युत दूसरे लोग भी इनका उपयोग करना कष्टदा पक और अव्यवहार्य समझते 
ši 
Tafa के संवत्‌ ४०० को ग्रंथकर्ता मान-वर्ष के रूप में ग्रहण करता है 
इन संवतों की कल्पना का कुछ ज्ञान कराने के लिए हम प्रथम नाप या तुलना के 
विषय के रूप में उस हिन्दू वर्ष का उपयोग करेंगे जिसका एक बड़ा भाग यज्दजिर्द के 
संवत्‌ ४०० से मिलता है। इस अंक में केवल सैकडे ही हैं, इकाइयाँ और दहाइयाँ बिलकुल 
नहीं, इसलिए अपनी इस विशेषता के कारण यह उन WU b DEN 
हे जो सम्भवतः चुने जा सकते है | इसके अतिरिक्त, यह s e T DENM. 
के दृढ़तम स्तम्भ के टूटने की घटना- आदर्श राजा, संसारके, अपने सम र, 
rap < अपनी दया करें!) इसके थोडा ही समय, एक वर्ष 
महमूद का देहावसान (भगवान्‌ उस पर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A wx A 


— ——————————u——— + । 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


| 
३४ अलबेरूनी-वर्णित भारत | 
I 


से भी कम, पहले हुई थी । हिन्दुओं का वर्ष इस वर्ष के नोरोज़, अथवा वर्ष के पहले 
दिन, के केवल बारह दिन पहले आरम्भ होता है और इस राजा की मृत्यु इसके ठीक पूरे 
दस फ़ारसी मास पहले हुई थी। 

(पृष्ठ २०४) अब अपने इस नाम को पहले ही ज्ञात मानकर हम संयोग के इस 
स्थान के वर्षों की गिनती करेंगे। यह स्थान अनुरूप हिन्दू वर्ष का आरम्भ है, क्योंकि 
विचारार्थ उपस्थित होनेवाले सभी वर्षों का अन्त इसके साथ मिलता हे और यज्दजिर्द के 
संवत्‌ ४०० का नौरोज़ इसके थोड़ा ही (अर्थात्‌ बारह दिन) पीछे आता है। 
विष्णु-धर्म के अनुसार ब्रह्म का कितना जीवन व्यतीत हो चुका है 

विष्णु-धर्म नामक पुस्तक कहती है--“वज्न ने मार्कण्डेय से पूछा की ब्रह्मा की आयु 
कितनी व्यतीत हो चुकी है; इस पर ऋषि ने उत्तर दिया--जो बीत चुका है वह तेरे अश्वमेध 
के करने तक ८ वर्ष, ५ मास, ४ दिन, ६ मन्वन्तर, ७ सन्धि, २७ चतुर्युग और अट्टाईसवें 
चतुर्युग के ३ युग और १० दिव्य वर्ष $a जो मनुष्य इस कथन के ब्योरे को जानता 
और उसे यथोचित रीति से समझता हे वह ऋषि है; और ऋषि वह है जो केवल परब्रह्म 
की ही सेवा करता और उसके स्थान के, जो परमपद कहलाता है, पड़ौस में पहुँचने का 
यल करता है |” 

इस कथन को पहले से ही अवगत मानकर और अपने पाठकों का ध्यान काल 
के विविध भावों की उस व्याख्या की ओर फेरकर--जो हम पहले परिच्छेदं में दे आये 
हे--हम निम्नलिखित विश्लेषण उपस्थित करते हैं-- 

हमारे माप के पहले ब्रह्मा की आयु के हमारे २६२१५७३२९४८१३२ वर्ष बीत 
चुके हैं। ब्रह्मा के अहोरात्र, अर्थात्‌ दिन के कल्प के १९७२९४८१३२ और सातवें मन्वन्तर 
के १२०५३२१३२ बीत चुके हैं। 


शेषोक्त तिथि राजा बलि के कैद किये जाने की भी तिथि Š क्योंकि यह घटना 
सातवें मन्वन्तर के पहले चतुर्युग में हुई थी। 


उन सब कालगणना-सम्बन्धौ तिथियों में जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं | 
और अभी करेंगे, हम केवल पूर्ण वर्षों को ही गिनते हैं, क्योंकि हिन्दुओं का स्वभाव वर्ष | 
के अपूर्णाकों को छोड़ देने का है। | 
विष्णु-धर्म के अनुसार राम का काल 


, „~ फिर, विष्णु-धर्म और कहता है--“वज्र के एक प्रश्न के उत्तर में मार्कण्डेय कहते 
Š में अब तक ६ कल्प और सातवें कल्प के ६ मन्वन्तर, सातवें मन्वन्तर के २३ त्रेतायुग 
जी चुका हूँ। चोबीसवें त्रेतायुग में राम ने रावण को ओर राम के भाई लक्ष्मण ने रावण | 
के भाई कुम्भकर्ण को मारा था। दोनों ने सभी राक्षसो को पराजित किया । उस समय | 
वाल्मीकि ऋषि ने राम और रामायण की कथा रची और उसे अपनी पुस्तकों में अमर कर 
दिया। मैने ही यह कथा पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिर को काम्यक वन में सुनाई थी! |” 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उनचासवाँ परिच्छेद ३५ 
. विष्णु-धर्म का रचयिता यहाँ त्रेतायुग से गिनना आरम्भ करता है । इसका कारण 
यह हैं कि एक तो जिन घटनाओं का वह उल्लेख करता है वे किसी विशेष त्रेतायुग में 
हुई थीं ओर दूसरे एक ऐसी इकाई के साथ गिनने की अपेक्षा जिसकी व्याख्या के लिए 
उसके एक चतुर्थांश की ओर संकेत करना पड़ता हे, किसी सरल इकाई के साथ गिनना 
अधिक सुखदायक होता है । इसके अतिरिक्त, त्रेतायुग का पिछला भाग इसके आरम्भ की 
अपेक्षा उल्लिखित उटनाओं के लिए अधिक अनुरूप है, क्योंकि यह पाप-कर्मों के युग के 
बहुत समीप हे। इसमें सन्देह नहीं कि राम और रामायण की तिथि हिन्दुओं को मालूम 
है पर मैं इसे नहीं जाँच सका। 
तेईस चतुर्युग ९९३६०००० वर्ष हैं और एक चतुर्युग के आरम्भ से लेकर त्रेतायुग 
के अन्त तक जितना समय होता हे उसको मिलाकर १०२३८४००० वर्ष होते हैं। यदि 
हम वर्षों की इस संख्या को सातवें मन्वन्तर के वर्षों की उस संख्या में से, जो हमारे 
मान-वर्ष के पहले व्यतीत हो चुकी हैं अर्थात्‌ १२०५३२१३२ में से, निकाल दें तो हमारे 
पास १८१४८१३२ वर्ष अर्थात्‌ राम की आनुमानिक तिथि पर हमारे मान-वर्ष से इतने वर्ष 
पहले, बच रहते हैं। और जब तक पुष्टि में कोई विश्वास्य ऐतिहा न हो, यही पर्याप्त 
होगा। अत्रोल्लिखित वर्ष २८वें चतुर्युग के ३८९२१३२वें वर्ष के अनुरूप हे। 


पुलिस और ब्रह्म-गुप्त के अनुसार वर्तमान कल्प के ० के पहले 
कितना समय व्यतीत हो चुका है १ 

इन सब लेखों का आधार ब्रह्मगुप्त द्वारा ग्रहण किये हुए मान हें | वह ओर पुलिस 
इस बात में सहमत Š कि वर्तमान कल्प के पहले ब्रह्मा को आयु के जितने कल्प व्यतीत 
हो चुके Š उनकी संख्या ६०६८ है (जो ब्रह्मा के ८ वर्ष, ५ प्रास, ४ दिन के बराबर है) 
परन्तु इस संख्या को चतुर्युगों में बदलने में उनका एक दूसरे से मत-भेद है। पुलिस के 
अनुसार, यह ६११६५४४ के बराबर 6; TATA के अनुसार इसके केवल ६०६८००० ही 
चतर्युग बनते हैं। इसलिए यदि हम पुलिस की पद्धति ग्रहण करके १ मनवन्तर को सन्धि 
के बिना ७२ चतुर्युगो के बराबर, १ कल्प को १००८ चतु्युगों के बराबर और प्रत्येक 
युग को चतुर्युग क चतुर्थांश के बराबर गिरने, तो हमारे मान-वर्ष के पूर्व ब्रह्मा के जीवन 
का जो भाग व्यतीत हो चुका है उसकी संख्या २६४२५४५६२० ४१२२ (D) वर्ष है और 
कल्प के १९८६१२४६३२ वर्ष, मन्वन्तर के ११९८८४१२२ वर्ष और चतुर्युग के ३२४४१३२ 


वर्ष व्यतीत हो चुके हँ । (पृष्ठ २०५) 


प्रचलित कलियुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है 
कलियुग के आरम्भ से लेकर जो समय व्यतीत हो चुका हे उसके विषय में es 
वर्षों तक पहुँचने वाला कोई भी भेद नहीं पाया जाता। ब्रह्मगुप्त ओर पुलिस दोनों के 
अनुसार, हमारे मान-वर्ष के पूर्व कलियुग के ४१३२ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और भारत 
के बड़ों तथा हमार मानवर्ष के वीच ३४७९ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मान-वर्ष के पहले 
४१३ २वाँ वर्ष कलिकाल का गणनारम्भ है और मान-वर्ष के पहले ३४७९वाँ वर्ष पाण्डवकाल 


का गणनारम्भ द्र) 
&C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—————"-————————— £ + ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


कालयवन संवत्‌ 

हिन्दुओं का कालयवन नाम का एक संवत्‌ है | इसके विषय में में पूर्ण जानकारी 
प्राप्त नहीं कर सका। वे इसका गणनारम्भ अन्तिम द्वापरयुग के अन्त में रखते Pg 
अत्रोल्लिखित यवन (ज म न) ने उनके देश तथा धर्म दोनों को घोर रूप से कष्ट दिया 
था। 


अत्रोल्लिखित संवतों के अनुसार तिथि लिखने के लिए हर सूरत में बड़ी-बड़ी 
संख्याएँ चाहिए, क्योंकि उनका गणनारम्भ बहुत ही दूर के प्राचीनकाल में होता हे। इस 
कारण लोगों ने उनका व्यवहार छोड़ दिया हे और उनके स्थान में इनके संवत्‌ ग्रहण कर 
लिये हैं = 

१. श्रीहर्ष । 

२. विक्रमादित्य | 

३. शक | 

४. वलभ ओर 

५. गुप्त | 
श्रीहर्ष का संवत्‌ 
,. श्रीहर्ष के विषय में हिन्दू मानते हैं कि वह पृथ्वी के पेट में छिपे हुए ख़जाने 
ढूंढने के लिए, सातवीं पृथ्वी तक नीचे की ओर, भूमि की परीक्षा किया करता था; वास्तव 
में, उसे ऐसे ख़ज़ाने मिले भी थे; और, इसके परिणाम से, उसे (कर आदि से) प्रजा को 
दबाने को आवश्यकता न रही थी। उसके संवत्‌ का व्यवहार मथुरा और कनोज के देश 
x किया जाता हे | उस प्रदेश के कुछ अधिवासियों से मुझे मालूम हुआ है कि श्रीहर्ष 
३ विक्रमादित्य के बीच ४०० वर्ष का अन्तर है। परन्तु काशमीरी पंचांग में मैंने पढ़ा 
है कि श्रीहर्ष विक्रमादित्य से ६६४ वर्ष पीछे हुआ था। इस असंगति के होते हुए मैं पूर्ण 


~w ww ^ 
RUM में हू ओर मेरे अनिश्वय को अब तक किसी विश्वास्य जानकारी ने स्पष्ट नहीं | 
या। 


विक्रमादित्य का संवत्‌ 


जो लोग विक्रमादित्य के संवत्‌ का उपयोग करते है वे भारत के दक्षिणी और 
पश्चिमी भागों में बसते हें | इसका इस प्रकार उपयोग किया जाता हे-३४२ को ३ से 
गुणा किया जाता हे, जिसमे १०२६ गुणनफल निकलता है। इस संख्या में आप चे वर्ष 
जोडते हें जो वर्तमान षष्ठ्यब्द या साठवें संवत्सर के व्यतीत हो चुके हे और दोनों का 
जोड़ विक्रमादित्य संवत्‌ का अनुरूप वर्ष होता Š | महादेव-कृत खूधव नामक पुस्तक में Ç 
में उसका नाम चद्धबीज पाता हूँ | र | 
es गणना को इस रीति के विषय में हम पहले ही कह देना चाहते Š कि यह भद्दी 
और अस्वाभाविक है, क्योंकि यदि वे १०२६ को गणना का आधार मानकर आरम्भ करते, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उनचासवाँ परिच्छेद “6 


जैसा कि वे-बिना किसी अभिव्यक्त आवश्यकता के--३४२ से आरम्भ करते हैं, तो 
इससे भी वही प्रयोजन सिद्ध हो जाता ओर दूसरे, यदि यह मान लिया जाय कि जब तक 
तिथि में एक पष्ठ्यब्द हो यह रीति ठीक हे, तो अनेक षष्ठ्यब्द होने पर हम फिर केसे 
लेखा करें? 
शक-काल 


शक के संवत्‌ या शक-काल का गणनारम्भ विक्रमादित्य के संवत्‌ से १३५ वर्ष 
पीछे होता हे । अत्रोल्लिखित शक ने, इस देश के बीच में आर्यावर्त को अपना निवास 
बनाने के बाद, सिन्धु नदी और सागर के बीच उनके देश पर अत्याचार किये। उसने 
हिन्दुओं के लिए आज्ञा कर दी कि वे अपने आप को wai के सिवा न कुछ और समझें 
और न कुछ और प्रकट करें। कुछ लोगों का मत है कि वह अलमनसूरा नगर का एक 
शूद्र था; कुछ लोगों की धारणा है कि वह हिन्दू बिलकुल न था और वह पश्चिम से 
भारत में आया था। हिन्दुओं ने उसके हाथ से बहुत दुःख पाया, परन्तु अन्त को पूर्व से 
उनके पास सहायता आ पहुँची | विक्रमादित्य ने उसके विरुद्ध चढ़ाई की और उसे भगाकर, 
मुलतान और लोनी के दुर्ग के बीच, करूर के प्रदेश में मार डाला। अब यह तिथि विख्यात 
हो गई Š क्‍योंकि अत्याचारी की मृत्यु का समाचार सुनकर प्रजा को बड़ा आनन्द हुआ 
और लोग, विशेषतः ज्योतिषी, इस तिथि का एक संवत्‌ के आरम्भ के रूप में प्रयोग करने 
लगे। वे विजेता के नाम के साथ श्री लगाकर उसका सम्मान करते हें ओर उसे श्री 
विक्रमादित्य कहते Š | जो संवत्‌ विक्रमादित्य का संवत्‌ कहलाता है और उसके और शक 
के मारने के बीच एक लम्बा अन्तर है, इसलिए हम समझते हें कि वह विक्रमादित्य, जिससे 
संवत्‌ का यह नाम पड़ा है, वही व्यक्ति नहीं जिसने शक को मारा था, वरन्‌ केवल उसका 


समनामधारी हे | 


वलभ का संवत्‌ 

वलभ का संवत्‌ वलभी नगरी के शासक वलभ के नाम पर पड़ा है। वलभी 
अनहिलवाड़ा से दक्षिण की ओर लगभग ३० योजन की दूरी पर थी। (पृष्ठ २०६) इस 
संवत्‌ का आरम्भ शक-संवत्‌ के आरम्भ से २४१ वर्ष पश्चात्‌ है। लोग इसका प्रयोग इस 
प्रकार करते Š | वे पहले शककाल का वर्ष लिखकर उसमे से ६ का धन ओर ५ (२१६ 
+ २५ = २४१) का वर्ग घटा देते हैं। अवशेष वलभ-संवत्‌ का वर्ष रह जाता $i 


वलभ का इतिहास इसके उपयुक्त स्थान में दिया गया है (देखिए परिच्छेद १७)। 


गुप्तकाल E 

गुप्तकाल के विषय में लोग कहते Š कि गुप्त दुष्ट और बलवान्‌ लोग थे। जब 
उनका अस्तित्व नष्ट हो गया तब यह तिथि एक संवत्‌ के आरम्भ के रूप में प्रयुक्त हो 
गई | जान पड़ता है कि वलभ उनमें से अन्तिम था, क्योंकि वलभ-संवत्‌ के सदृश, TW 


के संवत्‌ का आरम्भ शक काल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ होता $1 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a Fe ~ a 


Dig 


३८ 


ज्योतिषियों 


itized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


का संवत्‌ 


ज्योतिषियों का संवत्‌ शककाल के ५८७ वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ होता है | ब्रह्मगुप्त-कृत 
खण्डखाद्यक, जो मुसलमानों में अल-अर्कन्द नाम से प्रसिद्ध है, इसी संवत्‌ पर अवलम्बित 


है। 


i , ति MN ammi 
मान-वर्ष के साथ भारतीय संवतो के आरम्भों की तुलना 
अब, यज्दजिर्द का संवत्सर ४००, जिसे हमने माप के रूप में चुना हे, भारतीय 


Wadi के 


(७ 1000 EOE oC AUT CAIN ZO 


निम्नलिखत वर्षों के अनुरूप है- 

. श्रीहर्ष के संवत्‌ के वर्ष १४८८ के, 

. विक्रमादित्य के संवत्‌ के वर्ष १०८८ के, 

. शककाल के वर्ष ९५३ के, 

. वलभ संवत्‌ के, जो गुप्तकाल से अभिन्न है, वर्ष ७१२ के, 
. खण्डखाद्यक के संवत्‌ के वर्ष ३६६ के, 

- वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका के संवत्‌ के वर्ष ५२६ के, 
. करणसार के संवत्‌ के वर्ष १३२ के; और 

. करणतिलक के संवत्‌ के वर्ष ६५ के। 


यहाँ लिखी पुस्तकों के संवत्‌ ऐसे हैं जिनका उनके रचयिता, ज्योतिष-सम्बन्धी तथा 
अन्य गणनाओं में प्रधान सीमाओं के रूप में, प्रयोग करना बहुत योग्य समझते थे अर्थात्‌ 
जहाँ से बड़े सुभीते के साथ आगे और पीछे की ओर गणना हो सकती है। कदाचित्‌ 


इन Wadi 


का आरम्भ उसी काल के अन्दर होता है जब कि प्रस्तुत ग्रन्थकार स्वयं जीवित 


à, परन्तु यह भी सम्भव Š कि उनका आरम्भ ऐसे काल में होता हो जो उनके जीवन-काल | 
के पूर्व था। 


संवत्सरों से तिथि लिखने की लोकप्रिय रीति पर 


लिखते हैं 


भारत में साधारण लोग शताब्दी के, जिसे वे संवत्सर कहते हैं. वर्षों से तिथि 


। यदि एक संवत्सर समाप्त हो जाय तो वे उसे छोड़ देते हे और केवल नये 


संवत्सर से तिथि लिखना आरम्भ कर देते Š | यह संवत्‌ लोककाल अर्थात्‌ समस्त जाति 


का संवत्‌ 


कहलाता हे | परन्तु इस संवत्‌ के विषय में लोग ऐसे सम्पूर्ण रूप से विभिन्न 


वृत्तान्त सुनाते हैं कि मेरे पास सत्य को जानने का कोई उपाय नहीं | इसी प्रकार वर्ष के 


आरम्भ के 
मैने स्वयं 
गड़बड़ Ñ 


विषय में भी उनका आपस में मतभेद Š | इस शेषोक्त विषय पर जो कुछ 
सुना हे, लिखूंगा | इस बीच में, मुझे आशा है कि, एक दिन, हम इस प्रकट 
कोई नियम मालूम कर सकेंगे | 


वर्ष के भिन-भिन आरम्भ 


जो लोग शक-संवत्‌ का प्रयोग करते हैं अर्थात ज्योतिषी, वे चेत्र मास से वर्ष 
प्रारम्भ करते हैं, परन्तु कनीर के अधिवासी, जो काशमीर का उपान्तवर्ती प्रदेश है, भाद्रपद 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उनचासवाँ परिच्छेद 38 


से आरम्भ करते हैं। वही लोग हमारे मान-वर्ष (४०० यज्दजिर्द) को अपने एक संवत्‌ का 
चौरासीवाँ वर्ष गिनते हें। 

जो लोग बर्दरी और मारीगल के बीच के देश में बसते हे वे सब कार्तिक से 
वर्ष आरम्भ करते हें और मान-वर्ष को अपने एक संवत्‌ का ११०वाँ वर्ष गिनते हैं। 
काशमीरी पंचांग का रचयिता कहता है कि शेषोक्त वर्ष एक नये शतक के scd वर्ष के 
अनुरूप है और वास्तव में काशमीर के लोगों का ऐसा ही व्यवहार Š | 

मारीगल के पिछली ओर, ताकेशर और लोहावर के नितान्त उपान्तो तक, नीरहर 
का देश है। उसमें बसने वाले लोग मार्गशीर्ष मास से वर्ष आरम्भ करते हैं और हमारे 
मान-वर्ष को अपने संवत्‌ का १०८वाँ वर्ष गिनते हैं। लंबग अर्थात लमगान के लोग 
उनके उदाहरण का अनुकरण करते Š | मुझे मुलतान के लोगों ने बताया है कि यह रीति 
सिंध और कनोज के लोगों में विशेष रूप से है और वे मार्गशीर्ष की अमावस्या से वर्ष 
आरम्भ किया करते हैं, परन्तु मुलतान वालों ने थोडे ही वर्ष में इस रीति को छोड़कर 
काशमीर के लोगों की पद्धति को ग्रहण कर लिया है और उनके उदाहरण का अनुकरण 
करते हुए वे चैत्र की अमावस्या से वर्ष आरम्भ करते हैं। 


हिन्दुओं में प्रचलित तिथि लिखने की लोकप्रिय रीति और उसकी आलोचना 

इस परिच्छेद में दी हुई जानकारी के अधूरेपन के लिए में पहले ही क्षमायाचना 
कर चुका हूँ। कारण यह है कि जिन संवर्तो पर यह परिच्छेद लिखा गया है उनका हम 
केवल इसलिए ठीक-ठीक वैज्ञानिक वर्णन नहीं दे सकते कि उनमें हम को काल के ऐसे 
परिमाणों का लेखा करना पड़ता है जो एक शतक से बहुत अधिक बड़े हैं (ओर क्योंकि 
सौ वर्ष से अधिक पीछे की घटनाओं का सारा ऐतिहा गड़बड़ होता है)। सो मैंने स्वयं 
उस गोल-मोल और जटिल रीति को देखा है जिससे वे हिजरी संवत्‌ ४१६ या ru 
शककाल में सोमनाथ के विध्वंस का वर्ष गिनते š | पहले वे २४२ अंक लिखते हैं, फिर 
उसके नीचे ६०६, फिर उसके नीचे ९९ । इन संख्याओं का जोड़ ९४७, अथवा शककाल 
का वर्ष होता हे। 

अब में समझता हुँ कि उनकी शतान्द-पद्धति के आरम्भ के पूर्व २४२ वर्ष व्यतीत 
हो चुके हैं और उन्होंने शेषोक्त को गुप्तकाल सहित ग्रहण कर लिया है; इसके अतिरिक्त 
६०६ का अंक पूर्ण संवत्सरों या शताब्दों को दिखलाता है, जिनमें से प्रत्येक को उन्हे 
अवश्य १०१ वर्ष गिनना होगा। अन्ततः ९९ वर्ष उस समय को दिखलाते हैं जो वर्तमान 
शताब्द का व्यतीत हो चुका है। (पृष्ठ २०७) : 

वास्तव में गणना का यही स्वरूप है, इसकी qf मुलतान के दुर्लभ की बनाई 


हुई एक पुस्तक के एक पन्ने से होती है। यह पन्ना दैवयोग से मेरे हाथ लग गया $1 


उसमें प्रन्थकर्ता कहता है-- wed ८४८ लिखो और इसमें लौकिक काल, अर्थात लोगों 


का संवत्‌ जोडो और दोनों का जोडफल शककाल है।” i 
यदि हम अपने मान-वर्ष के अनुरूप शककाल का पहला वर्ष अर्थात्‌ ९५३ लिखें 


और इसमें से ८४८ निकाल दें, तो अवशेष, १०५, लौकिक काल का वर्ष रह जाता है, 
पर सोमनाथ का विध्वंस-शताब्द या लौकिक काल के sud वर्ष में पड़ता है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Yo अलबेरूनी-वर्णित भारत 


इसके अतिरिक्त, दुर्लभ कहता है कि वर्ष मार्गशीर्ष मास से आरम्भ होता हे, परन्तु 
मुलतान के ज्योतिषी इसे चैत्र से आरम्भ करते हैं। 
काबुल के शाहों के वंश का मूल 

हिन्दुओं के राजा काबुल में रहते थे । वे तुर्क थे और उनकी उत्पत्ति तिब्बत की 
बताई जाती थी | उनमें से पहला, बर्हतकीन, उस देश में आकर काबुल में एक ऐसी गुफा 
में घुस गया जिसमें हाथों ओर घुटनों के बल रेंगने के बिना कोई व्यक्ति प्रवेश न कर 
सकता था। उस गुफा में जल था और इसके अतिरिक्‍त उसने कुछ दिन के लिए वहाँ 
अन रख लिया था। हमारे समय में भी लोग इसे अब तक जानते हैं; वह वर कहलाती 
है। जो लोग बर्हतकीन के नाम को एक शुभ शकुन समझते हैं वे गुहा में प्रवेश करके 
बड़ी कठिनता से कुछ जल बाहर लाते Š | 

किसानों को कुछ टोलियाँ गुफा के द्वार के सामने काम कर रही थीं। इस प्रकार 
की ठग-विद्या उसी अवस्था में की जा सकती और प्रसिद्ध हो सकती है यदि उसके रचयिता 
ने किसी दूसरे के साथ--वास्तव में, अपने संगियों के साथ- कोई गुप्त व्यवस्था कर रखी 
हो। अब इन्होंने लोगों को वहाँ बारी-बारी से दिन-रात निरन्तर कार्य करते रहने के लिए 
प्रेरित किया था, जिससे वह स्थान कभी सूना नहीं रहता था। 

गुफा में प्रवेश करने के कुछ दिन पश्चात्‌, वह लोगों के सम्मुख रेंग कर उसमें 
से बाहर निकलने लगा। वे लोग उसे एक नव-जात बालक के समान देखते थे। वह 
तुकों वस्न पहने हुए था, सामने से खुला एक छोटा अंगरखा, एक ऊँची टोपी, बूट और 
WA अब लोगों ने एक ऐसे प्राणी के रूप में उसका सम्मान किया जो अलौकिक रीति 
से उत्पन हुआ हो और जिसके भाग्य में राजा बनना बदा हो | वास्तव में वह उन देशों 
को अपने प्रभुत्व के नीचे ले आया और काबुल के शाहिया की उपाधि धारण करके उसने 
उन पर शासन किया | उसके वंशजों में कई पीढ़ियों तक शासन रहा | इन पीढ़ियों की 
संख्या साठ के लगभग बताई जाती है। 

दुर्भाग्य से हिन्दू लोग बातों के ऐतिहासिक क्रम पर बहुत कम ध्यान देते हें। 
अपने राजाओं की कालक्रमानुगत परम्परा का वर्णन करने में वे बड़े असावधान हैं। जब 
उन्हें जानकारी के लिए ज़ोर दिया जाय और न जानने के कारण वे 'कुछ बता न सकें तब 
वे सदा कहानियों सुनाने लग जाते ë | इसको छोड़ कर, हम पाठकों को वे ऐतिह्य सुनायेंगे 
जो हमने उनमें से कुछ लोगों से सुने है । मुझे बताया गया है कि इस राजःवंश की 
वंशावली, रेशम पर लिखी हुई, नगरकोट के दुर्ग में विद्यमान है | मेरी बड़ी कामना थी 
कि इसका परिचय प्राप्त करू, परन्तु अनेक कारणों से यह बात असम्भव थी। 

राजाओं की इस परम्परा में एक कतिक था। यह वही Š जिसके विषय में कहा 
जाता है कि उसने ,पुरुपावर का विहार बनवाया था | 


कनिक की कथा 


यह उसके नाम पर कनिक चैत्य कहलाता Š | लोग बताते हें कि कनोज के राजा 
ने, अन्य उपहारों के अतिरिक्त, उसे एक समुज्ज्वल ओर अति विलक्षण कपड़े का टुकड़ा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


PP ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उनचासवाँ परिच्छेद ४१ 


दिया था। अब कनिक अपने लिए उसके कपड़े बनवाना चाहता था, परन्तु उसके सौचिक 
में उनके बनाने का साहस न था, क्योंकि वह कहता था, “(गुलकारी में) मनुष्य के पैर की 
एक आकृति है और चाहे में कितना ही यल क्यों न करूँ पर पेर सदा कन्धों के बीच 
में आयगा।” उसका अर्थ वही हे जो हम पहले ही विरोचन के पुत्र, बलि की कथा में 
कह चुके हें (अर्थात्‌, वश्यता का चिह)। अब कनिक को विश्वास हो गया कि इस कर्म 
से कनोज के राजा की इच्छा उसे अपमानित और निन्दित ठहराने की थी, इसलिए उसने 
शीघ्रता से सेना लेकर उस पर चढ़ाई कर दी। 

जब राई ने यह सुना तब वह बहुत घबराया, क्योंकि उसमें कनिक का सामना 
करने की शक्ति न थी। इसलिए उसने अपने मन्त्री से परामर्श लिया। मन्त्री ने कहा, 
“आपने एक ऐसे मनुष्य को जगा कर, जो पहले शान्त था, बड़ा अनुचित कर्म किया ii 
अब मेरी नाक और होंठ काट कर मेरा अंगच्छेदन कर दीजिए, ताकि में कोई कपट उपाय 
दूँढ सकूँ, क्योंकि खुले तौर पर सामना करने की कोई सम्भावना नहीं।” राई ने उसके 
साथ वैसा ही किया जैसा कि उसने प्रस्ताव किया था और तब वह मन्त्री राज्य के सीमान्त 
प्रदेश को चला गया। 

वहाँ शत्रुसेना ने उसे पकड़ लिया और वह पहचाना जा कर कनिक के सामने 
लाया गया | कनिक ने उससे उसकी इस दुरावस्था का कारण पूछा । मन्त्री ने कहा -- मैने 
उसे आपका विरोध करने से हटाने का बहुतेरा यल किया और उसे आपके आज्ञाधीन होने 
का सच्चे हृदय से परामर्श दिया । परन्तु उसे मुझ पर सन्देह हो गया ओर उसने मेरे अंगच्छेदन 
की आज्ञा दे दी। तब से वह, अपनी इच्छा से, एक ऐसे स्थान को चला गया हे जहाँ मनुष्य 
राज-मार्ग पर चल कर बहुत लम्बी यात्रा के बाद ही पहुंच सकता हे, परन्तु यदि वह अपने 
साथ इतने दिन के लिए पानी ले जा सके तो रास्ते में पड़ने वाली मरुस्थली को पार करन 
का कष्ट सहन करके सुगमता से वहाँ पहुँच सकता है ।” इस पर कनिक ने उत्तर दिया-- यह 
शेषोक्त बात सुगमता से हो जायगी । उसने साथ पानी ले चलने की आज्ञा दे दी ऑर 
रास्ता दिखलाने के लिए मन्त्री को ले लिया। मन्त्री राजा के आगे-आगे चल पड़ा ओर उसे 
एक असीम मरुस्थली में ले गया । जब उतने दिन बीत गये और T m ee 
राजा ने मन्त्री से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। मन्त्री ने कहा मेने अपने स्वामी को 
बचाने और उसके शत्रु को नष्ट करने का जो यल किया है इसके लिए मुझे कोई दोष नहीं 
लग सकता। इस मरुस्थली से बाहर निकलने का मार्ग वही है जिस पर T 
आये Š | अब आप मेरा जो चाहे सो कीजिए, क्योंकि कोर इस मरुस्थली से जीता x 
न जायगा।” तब कनिक घोडे पर सवार होकर भूमि š नीचे Fam E E स्थान 
fud घूमा | इसके मध्य में उसने पृथ्वी में अपनी बरछी गाड दी । बस, उसमें से इतना जल 
निकला जो सेना के पीने तथा लोटते हुए साथ c m p लिए पर्याप्त था Ae पर T 
nes युक्ति प्रबल देवदूतों के विर नहीं, वरन्‌ नि iis 

sie ऐसी हो गई ë इसलिए मेरे उपकर्ता राजा को, मेरा 

विरुद्ध गढ़ी sti क्‍योंकि अवस्था एसी € १ s s, 
माध्यस्थ्य स्वीकार करके, क्षमा दान दीजिए (पृष्ठ २०८) कतिक ने उत्तर (दिया SS 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


स्थान से लोटता हूँ | तेरा मनोरथ पूरा किया जाता हे । तेरे स्वामी के लिए जो कुछ उचित 
था वह उसे पहले ही मिल चुका है।” कनिक मरुस्थली से निकलकर वापस लौट गया और 
मन्त्री अपने स्वामी, कनोज के राई, के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि जिस 
दिन कनिक ने पृथ्वी में अपनी बरछी गाड़ दी थी उसी दिन राई के शरीर से दोनों हाथ 
और पैर अलग होकर गिर पड़े थे। 


तिब्बती वंश का अन्त ओर ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति 


इस जाति का अन्तिम राजा लगतुर्मान्‌ था। उसका वज़ीर कल्लर नाम का एक 
ब्राह्मण था। कल्लर बड़ा भाग्यवान्‌ था। अकस्मात्‌ उसे गुप्त खज़ाने मिल गये थे, जिनसे 
उसकी प्रतिपत्ति और शक्ति बहुत नढ़ गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस तिब्बती 
वंश के हाथ में इतने दीर्घकाल तक राजकीय शक्ति रहने के पश्चात्‌ इसके अन्तिम राजा 
ने इसे शनेः शनेः अपने हाथ से छोड़ दिया। sas अतिरिक्त लगतुर्मान्‌ का आचार ख़राब 
और चरित उससे भी बुरा था। इस कारण लोगों ने वज़ीर से उसकी बड़ी शिकायत की। 
अब वज़ीर ने उसे बाँधकर कारागार में डाल दिया ताकि वह ठीक हो जाय, परन्तु तब 
उसे आप शासन करने में मिठास मालूम हुई, उसके धन ने उसकी कल्पनाओं को पूरा 
करने में उसे समर्थ बना दिया और इस प्रकार उसने राज-सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण राजा सामन्द (सामन्त), कमलू, भीम (भीम), जेपाल (जयपाल) आनन्दपाल 
और तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल) ने राज्य किया Š | शेषोक्त राजा सन्‌ ४१२ हिजरी (सन्‌ 


१०२१ ई) में और उसका पुत्र भीमपाल इसके पाँच वर्ष पश्चात्‌ (सन्‌ १०२६ ई) में मारा 
गया था। 


यह हिन्दू शाहिया वंश अब सर्वथा नष्ट हो चुका है, सारे कुल में से कुछ भी 
अवशिष्टांश मौजूद नहीं। हमें कहना पड़ता Š कि, अपने सारे ऐश्वर्य में, जो बात सत्य 
आर भद्र हे, उसके करने की व्यग्र कामना को उन्होंने कभी ढीला नहीं होने दिया ओर वे 
श्रेष्ठ वृत्ति ओर श्रेष्ठ भाव के मनुष्य थे। मैं आनन्दपाल के एक पत्र में आगे दिये वचन 
की प्रशंसा करता हूँ। यह पत्र उसने राजा महमूद को उस समय लिखा था जब उनका 
आपस का सम्बन्ध बहुत ज़ियादा बिगड़ चुका था--“मैने सुना है कि तुर्कों ने आप के 
विरुद्ध विद्रोह किया है और वे खुरासान में फैल रहे हे । यदि आप चाहे तो में ५००० 
अश्वारोहियों, १०००० पदातियों और १०० हस्तियों के साथ आप के पास आने को 
qum & या, यदि आप चाहें, तो में अपने पुत्र को इससे दुगनी संख्या के साथ आप के 
पास भेज दूँगा। मैं यह काम इस आशा से नहीं करता कि इससे जो संस्कार आप पर 
पड़ेगा उससे मुझे कुछ लाभ होगा। मैं आपके द्वारा पराजित हो चुका हूँ और मैं नहीं 
चाहता कि कोई दूसरा मनुष्य आप को पराजित कर S 


जब से इसी राजा का पुत्र केद द कर लिया गया था उसके ci मुसलमानों 
3 T 3 के 
के विरुद्ध अत्यन्त घृणा हो गईं तब से उसके मन में मुसलमान 


पिता के सर्वथा विपरीत था। थी, परन्तु उसका पुत्र तरोजन पाल (त्रिलोचन पाल) अपने 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


७०००००९ eS ta 
s < 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पचासवाँ परिच्छेद 


एक कल्प और एक चतुर्युगी में तारागण कितने चक्कर 
लगाते हें 


कल्प की शर्तों में से एक यह है कि इसमें ग्रह, अपने उच्चतम LS प्रान्तों 
सहित, मेष राशि के ०? म॑ अर्थात्‌ महाविषुव के बिन्दु में अवश्य मिलते हैं। इसलिए 


` 


प्रत्येक ग्रह एक कल्प में पूर्ण परिभ्रमणों या चक्करों की एक विशेष संख्या पूरी करता G| 
अलफ़ज़ारी तथा याकूब इब्मतारिक का ऐतिहा तथा सरखस का मुहम्मद इब्न इसहाक़ 


ग्रहों के ये चक्कर जिनका ज्ञान अलफ़ज़ारी तथा याकूब इब्नतारिक की ज्योतिष 
की पुस्तक के द्वारा हुआ है, एक हिन्दू से लिए गये थे जो खलीफा अलमन्सूर के पास 
सिंध भेजे हुए राजनैतिक प्रतिनिधि-समूह के एक सदस्य के रूप में हिजरी संवत्‌ १५४ 
(= ७७१ ई) में आया था। यदि हम्‌ इन गौण कथनों की तुलना हिन्दुओं के प्राथमिक 
कथनों के साथ करें, तो हमें असंगतियाँ दीख पड़ती हैं, जिनका कारण मुझे मालूम नहीं। 
क्या इनका कारण अलफ़ज़ारी और याकूबं का अनुवाद हे? या उस हिन्दू के लिखाने से 
थे उत्पन हो गई हैं? या इनका कारण यह है कि पीछे से ब्रह्मगुप्त, या किसी और ने, 
इन परिसंख्याओं को ठीक किया है? क्योंकि यह बात निश्चित ९ कि जिस भी विद्वान्‌ 
को ज्योतिष-सम्बन्धी परिसंख्यानों में भूलों का पता लग आता है ओर जिसे इस विषय मं 
रस आता है वह उनको ठीक करने का यल वा हे, जैसा कि सरखस के मुहम्मद 
इब्नइसहाक़ ने किया है। क्योंकि उसने शनि के परिसंख्यान | वास्तविक समय से कुछ 
पीछे हट जाना मालूम किया था (rad, शनि जितना वास्तव में mu इस परिसंख्यान 
के अनुसार उससे कम घूमता UD! अब उसने इस विषय का यलपूर्वक po किया, 
यहाँ तक कि अन्त को उसे विश्वास हो गया कि उसका दाष समीकरण से (अथात्‌, नक्षत्र 
के स्थानों की भूल सुधार, उनके मध्य स्थाना के परिसंख्यान से) उत्पन्न नहीं em । तब 
उसने शनि के काल-चक्रों में एक काल-चक्र और जोड़ दिया आर अपनी ता 1g ma 
उस ग्रह की वास्तविक गति के साथ को, यहाँ तक कि अन्त को उसे TE bM 
काल-चक्रों की गणना ज्योतिष-सम्बन्धी अवलोकन 5 साथ पूर्ण pa | 3 
संशोधन के अनुसार वह अपनी ज्योतिष की पुस्तक में तारों के काल चक्रो का वर्णन करता Ç ! 


्र्मगुप्त आर्यभट का प्रमाण देता है कि E 
ब्रह्मगुप्त, आर्यभट के प्रमाण से, चन्रमा के उच्चतम स्थानों तथा पातों के कालान 

के विषय में एक भिन्न कल्पना का वर्णन करता है। हम ब्रह्मगुप्त के भाप पर ही इ 

I ता टे। इसे आर्यभट की मूल पुस्तक में नहीं पढ़ सके । 

में ही पढ़ा él 


यहाँ उद्धत करते हैं, क्योंकि हम SIN E 
हमने इसे केवल ब्रह्मगुप्त को पुस्तक में एक अवतरण 
एक कल्प में ग्रहों के अ्रपणों की संख्या E 
| आगे दी हुई तालिका में ये सब ऐतिह्य मौजूद हैं । यदि जगदीश्वर ने चाहा, तो 
इससे उनके अध्ययन में सुभीता हो जायगा। (पृष्ठ २०९) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


c 


^ 


N 


अलबेरूनी-वणित 


भारत 


| ood ot} ३0९ ५ 91००8 ५६ [)॥8%|9६ 
2६८१४५ 38 
RM» 3R APE ४४४ BRB 
29४७४५१ BAI 
६००2 ths LURIPE LS Ia 
t5 Wh? HHABEYABE 
3th 2९६ 22925538968 
| ७४८ ८०८ 2८५2०73१०८ 
| । है dele le 
| bbe blir [e blmbee Me Bile pb Ihe. 
| blab Hbk bà [81 Ib hhi Pp d 1७४७० | 2४५४५१४७७४ 
| ००५३३६२९६२ ००५५४४22 ०००००६६७७१ 
| 2६४६३६९३९ 20200४ 272 
23४३३६९६२ 
| JE Ibh èle 1५२७३ 9252. ०००००००१९४,» 


terk Ke 1०४७ ot १५७ Mobis 
1187 192 yokt sp (SopoU) Wih REE | ५२ HIREA REE | ५३४८६ h ००५ wh 


ं 
1t 


Ehll2 R Ie [४१००९ 
DibEle Ip DÇisddjje 


v 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचासवाँ परिच्छेद ४५ 


चतुर्युग और कलियुग में ग्रहों के चक्र 

इन चक्रों के परिसंख्यान का आधार ग्रहों की मध्यम गति हे। क्योंकि ब्रह्मगुप्त 
के अनुसार चतुर्युगी कल्प का एक-सहस्रवाँ भाग होता हे, इसलिए हमें इन चक्रों को केवल 
१००० पर ही बाँटना हैं। जो भागफल निकलेगा वही एक चतुर्युग में तारों के चक्करों 
की संख्या है । i 

इसी प्रकार, यदि हम तालिका के कालचक्रों को १०९०० पर भाग दें, तो भागफल 
एक कलियुग में ग्रहों के काल-चक्रों की संख्या होगी, क्योंकि यह एक चतुर्युग का दसवाँ 
भाग Š | उन भागफलों में आने वाले अपूर्णाको को, एक ऐसे अंक के साथ गुणा करने 
से जो अपूर्णाक के भाजक के बराबर हो, पूर्णांक चतुर्युग या कलियुग बनाया जाता है। 

नीचे की तालिका विशेष रूप से एक चतुर्युग और कलियुग में होने वाले तारों 
के काल-चक्रों को दिखलाती है, मन्वन्तर में होने वालों को नहीं । यद्यपि मन्वन्तर पूर्ण 
चतुर्युगों के गुणनों के सिवा और कुछ नहीं, फिर भी उनका लेखा करना कठिन है क्योंकि 
उनके आदि और अन्त में सन्थि लगी हुई है। (पृष्ठ २१०) 


एक कलियुग में उनके 
परिभ्रमण 


— 


[agi के नाम एक चतुर्युग में उनके 


परिभ्रमण 


¥३२०००० 


६० 
० 
१२५० 


१२ 
e 
२५ 


५७७५३२० 


५७७५३२३२०० 


उसके उच्च स्थान 


1 I . ४२९ 
x ब्रह्मगुप्त ४८८१० RIEGO 
आर्यभट ४८८२१९ 
| परिभ्रमण ७१ 4 y 
| उसका केन्द्रिक परिभ्रमण | ८७२६५१९४९९ RN 


उसका पात 


= 
२३२३१ - 


| ब्रह्मगुप्त ROS 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


LIS 


m 


—O—— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Y& अलबेरूनी-वर्णित भारत 


परिभ्रमण 


परिभ्रमण 


_अलफजारी का अनुवाद 


आर्यभट २३२३१६ 


| म २६१ 
| २२९६८२८ 


उसका उच्च स्थान ७३ 


२५० 


उसका पात 


२६७ 


१००० 


| बुध १७९३६९९८. ` 
| १२५ 


उसका उच्च स्थान ८३ 


० 
२५० 


उसका पात 


५२१ 


उसका पात ६३ 


१००० 


१००० । 

a ३६४२२६--- | 
OO | 

| 

उसका उच्च स्थान | tet | 
२०० | 

| 


| शुक्र ७०२२३८९ २ 
२५० 


उसका उच्च स्थान (Apsis)| ६५३ 


0 


१००० 


उसका पात (Node) ८९३४ 


° 


१००० 


| शनि १५९ 


१४६५६७---- .. 
५०० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचासवाँ परिच्छेद ४७ 


= ` [ c ` =N ü ` 
ग्रहों के नाम एक चतुर्युग में उनके एक कलियुग में उनके | 
परिभ्रमण परिभ्रमण 


उसका उच्च स्थान ४१ ४१ 
१००० १०००० 
E 
उसका पात ७३ gua | 
| ° 
| १२५ १२५० 
अलफ़ज़ारी का अनुवाद vt २३२१ 
FAR का अनुवाद १४६५६९ १४६५६ ५८ 
ins ER 
अलसरखसी का संशोधन ee eae 
५०० ooo 


| स्थिर ग्रह १२० १२ | 


पुलिस के अनुसार एक कल्प और चतुर्युग में ग्रहों के चक्र कद 

यह बता देने के उपरान्त कि, ब्रह्मगुप्त के अनुसार, एक चतुर्युग में ओर एक 
कलियुग में एक कल्प के कितने ग्रहचक्र होते हैं, अब हम पहले कल्प = १० — un 
गिनकर और दूसरे, इसे १००८ चतुर्युग गिनकर, पुलिस के अनुसार एक चतुर्युग क 
की संख्या से एक कल्प के qe की संख्या निकालते हैं । (पृष्ठ २११) ये संख्याए 
नीचे की तालिका में समाई हुई हँ। 
पुलिस के अनुसार युग 


: में उनके| १००० चतुर्युगों के 
परिप्रमणो की संख्या| कल्प में 


i 
५८२१५३६२६८८ | 


४३२००००००० 


५७७५३२३२३६००० 


५७७५३३३६ 


४८८२१९ ४८८२१९००० ४९२१२४७५२ | 
२३२२२६ २३२२२६००० २३४०८३८०८ | 
२२९६८२४ २२९६८२४००० २३१५१९८५९२ | 
१७९३७००० १७९३७०००००० १८८०४९६००० 
३६४२२० ३६४२२०००० ३६७१३३७६० | 
७०२२३८८ ७०२२३८८००० ७०७८५६७१०४ | 
१४६५६४ १४६५६४००० १४७७३६५१२| 


ate Museum, Hazratganj. Lucknow 


7777... ५-० आ 7. uu— mr € 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


x अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अरब लोगों में आर्यभट शब्द का रूपान्तर 


इस सन्दर्भ में हमें एक विचित्र अवस्था मिलती हं। यह बात प्रत्यक्ष हे कि 
अलफ़ज़ारी और याकूब ने कभी अपने हिन्दू गुरु से इस विषय की बात सुनी थी कि 
ग्रहों के चक्करों की उसकी गिनती बृहत्सिद्धान्त की है, परन्तु आर्यभट इसके एक-सत्रहवें 
भाग के साथ गिनता था। यह स्पष्ट जान पड़ता हे कि उन्होंने उसके अर्थ को यथार्थत 
नहीं समझा और यह कल्पना कर ली कि आर्यभट (अरबी, आर्जभद) का अर्थ एक-सहस्रवाँ | 
भाग है। हिन्दू लोग इस शब्द के ड का उच्चारण कुछ द और र के बीच करते हें। | 
इसलिये व्यंजन बदल कर र हो गया और लोगों ने आर्यभर लिख दिया । पीछे से इसके | 
अंगों को और भी अधिक काट डाला । पहले र को ज्ञ में बदल दिया गया और इस 
प्रकार लोग इसे आज्जभर लिखने लगे । यदि उस वेष में यह शब्द मुड़ कर हिन्दुओं के 
पास जावे, तो वे उसे पहचान न सकेंगे । 


अल-अहवाज़ अबुलहसन के अनुसार ग्रहों के काल-चक्र 
फिर, अल अहवाज़ का अबू-अलहसन अल-अर्जर के वर्षों में अर्थात्‌ चतुर्यगो में | 
ग्रहों के परिभ्रमणों का उल्लेख करता हे । मैने उन्हें जैसा पाया है वैसा ही तालिका में | 
दिखलाता हूँ, क्योंकि मेरा अनुमान है कि वे उस हिन्दू के लिखाए हुए वर्णन से लिये 
गए हैं। इसलिए सम्भवत: वे हमें आर्यभट की कल्पना बतलाते हें । इन संख्याओं में से । 
कुछ तो एक चतुर्युग में होने वाले उन ग्रह-चक्रो के साथ मिलती हैं जिनका उल्लेख हमने | 
ब्रह्मगुप्ठ के प्रमाण से किया है, कुछ उनसे भिन्न हैं और पुलिस की कल्पना से मिलती | 
हैं, तीसरी प्रकार की संख्याएँ ब्रह्मगुप्त और पुलिस दोनों की संख्याओं से भिन्न Š जैसा | 
कि सारी तालिका को ध्यान-पूर्वक देखने से विदित हो जायगा। (पृष्ठ २१२) | 


| ग्रहों के नाम ae 
| 


ee 
अबू-अलहसन अलअहवाज के अनुसार एक 
चतुर्युग के भागों के रूप में उनके युग 


सूर्य ४३२०००० | 
चन्द्र ५७७५३३३६ | 
(उसका उच्च स्थान) ४८८२१९ 
(उसका पात) २३२२२६ । 
E २२९६८२८ | 
१७९३७०२० | 
बृहस्पति | 
= os २४ | 
we १०२२३८८ | 
iP ४६५६ | 


CC-0: UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इक्यावनवाँ परिच्छेद 
'अधिमास', 'ऊनरात्रि' और 'अहर्गण' का वर्णन-जो कि 
दिनों की भिन्न-भिन्न संख्याओं को प्रकट करते हैं 


अधिमास पर 

हिन्दुओं के मास are और उनके वर्ष सौर हैं, इसलिए प्रत्येक सौर वर्ष में उनके 
नव वर्ष का दिन अपेक्षाकृत उतना ही पहले आता हैं जितना कि वह चाद्ध वर्ष सौर वर्ष 
से छोटा होता है (स्थूल रूप से कहें तो ग्यारह दिन)। यदि यह पुरोगति पूरा एक मास 
बना लेती है, तो वे यहूदियों के सदृश ही कार्य करते हैं जो अज़ार मास को दो बार 
गिनकर वर्ष को तेरह मास का लौंद का वर्ष बना लेते हैं और इसी प्रकार साकारवादी 
अरबों के सदृश काम करते हैं ,जिन्होंने कथन-पात्र विलम्बित संवत्‌ (annus procrastination 
¡ऽ (८2222 ) में नव वर्ष के दिवस को स्थगित कर दिया और उससे पूर्ववर्ती 
वर्ष को बढ़ाकर उसका समय तेरह मास का बना दिया। 

जिस वर्ष में एक मास दो बार लाया जाता है उसे हिन्दू-सामान्य भाषा में मलमास 
कहते हैं। मल का अर्थ है हाथ को लग जाने वाला मैल। जिस प्रकार ऐसे मैल को फेंक 
दिया जाता है, उसी प्रकार अधिमास को भी गिनती से बाहर कर दिया जाता है और एक 
वर्ष के मासों की संख्या बारह रह जाती है | परन्तु, साहित्य में लोंद का मास अधिमास 
कहलाता है। 

वह मास दो बार लाया जाता है जिसमें (क्योंकि यह सौर मास समझा जाता है) 
दो चान्द्र मास. समाप्त होते हैं। यदि उस चान्द्र मास का अन्त सोर मास के 3 के 
साथ मिल जाता है, यदि वास्तव में, सौर मास के किसी अंश के व्यतीत होने के पूर्व ही 
जा मास समाप्त हो जाता हे d इस मास को दुबारा लाथा जाता हे, क्योंकि चान्द्र मास 
का अन्त, यद्यपि यह अभी तक नये सौर मास में नहीं घुसा फिर भी, पूर्ववर्ती मास का 
कोई भाग नहीं | 

यदि किसी मास की पुनरावृत्ति की जाती है, तो पहली बार इसका साधारण नाम 
होता है, परन्तु दूसरी बार वे इसके नाम के पहले दुरा शब्द जोड़ देते हें ताकि उनमें 
पहचान हो सके | यदि, उदाहरणार्थ आषाढ़ मास दुबारा लाला गया है, तो पहला आषाढ 

। १३) पहला मास वह है जिसे गणना में छोड 


दुराषाढ़ | (पृष्ठ २ su 
e sene ded uu mme D 


है जिस दिन चाद्ध-परिवर्ततकाल समारत हो जाता है | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


 —rr rrrrr w TERR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


| 
us अलबेरूनी-वर्णित भारत | 


विषणु-धर्म से अवतरण 

विष्णु-धर्म का करता कहता है--“चान्द्र (मान) सावन से छोटा होता है अर्थात्‌ 
चान्द्र वर्ष नागरिक वर्ष से छः दिन अर्थात्‌ ऊनरात्र छोटा होता है। ऊन का अर्थ है कमी, 
घाटा | सौर चान्द्र से सात दिन बड़ा होता है, जिससे दो वर्ष और सात मास में संख्यातिरिक्त 
अधिमास उत्पन्न हो जाता है। यह सारा मास अशुभ है ओर इसमें कुछ भी नहीं करना 
चाहिए।” इस विषय का यह स्थूल वर्णन है। अब हम इसका सम्यक्‌ रूप से वर्णन करते 
हें) 

चान्द्र वर्ष में ३६० चान्द्र दिन और सौर वर्ष में wr चान्द्र दिन होते हैं। 
पर अन्तर इकट्ठा होकर ९७६ चान्द्र दिनों में अर्थात्‌ ३२ मास में, या २ वर्ष, ८ 


मास, १६ दिन, योग अपूर्णांक = चान्द्र दिनों में जो कि लगभग = ५ कला, १५ 


विपल (सेकंड) हे, एक अधिमास के तीस दिनों के बराबर हो जाता है । 
वेद का अवतरण (उसकी आलोचना) 


बीच में बढ़ा देने कौ इस कल्पना के धार्मिक कारण के रूप में हिन्दू लोग वेद 
के एक वचन का उल्लेख करते Š | यह वचन उन्होंने हमें पढ़कर सुनाया है | इसका भाव 
यह है “यदि ग्रहयुति का दिन अर्थात्‌ मास का पहला चान्द्र दिन, सूर्य के एक राशि से 
दूसरी राशि में प्रवेश किये बिना ही व्यतीत हो जाय और यदि यह बात अगले दिन हो, 
तो पूर्ववर्ती मास गिनती में छोड़ दिया जाता है | 


इस वचन का अर्थ ठीक नहीं, इसमें अपराध अवश्य उस मनुष्य का है जिसने 
यह वचन मुझे सुनाया और उसका अनुवाद किया | क्योंकि एक मास में तीस चान्द्र दिन 


होते हैं और सोर वर्ष के बारहवें भाग में ३० S चान्द्र दिन होते हें | यह अपूर्णांक 


दिन की कलाओं (मिनटों) में गिनने से, ५५; १९, 


उदाहरणार्थ, अब यदि हम किसी राशि के ०? पर ग्रहयुति या अमावास्या का होना मान 


लें, तो हम इस अपूर्णाक को ग्रहयुति के समय के साथ जोड़ देते हैं और उससे हमें 
राशियों में सूर्य के क्रमशः प्रवेश करने के समय मालूम हो जाते Š | अब क्योंकि चान्द्र 
और सोर मास में केवल एक दिन के एक भग्नांश का ही अन्तर है, इसलिए किसी नई 
राशि में सूर्य के प्रवेश करने की घटना स्वभावत. ही मास के दिनों में से किसी एक में 
हो सकती हे | वरन्‌ यह भी हो सकता है कि सूर्य दो क्रमागत राशियों में उसी मास-दिन 
(उदाहरणार्थ, दो क्रमागत मासों के दूसरे या तीसरे) में प्रवेश करता है। यह अवस्था तब 
होती हे जब एक मास में सूर्य राशि में उस समय प्रवेश करता है जब अभी उसके xi, 
5०1, ३७४, Soi] व्यतीत नहीं हो चुके होते, क्योंकि राशि में इसके अगला प्रवेश 
१४४ 558 २३॥ ३०४४ पीछे से होता है और ये दोनों अपूर्णाक gad करने पर (अर्थात्‌ 


२२४४, ३०४४४ के बराबर È| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
इक्यावनवाँ परिच्छेद ५१ 


४ ४०४ ३७४४ ३०४४४ से कम योग शेषोक्त अपूर्णांक) एक पूर्ण दिन बनाने के लिए 
अपर्याप्त हें। इसलिए वेद का यह अवतरण ठीक नहीं । 


वेद-वचन का प्रस्तावित समाधान 


परन्तु में समझता हुँ कि इसका आगे दिया अर्थ ठीक होगा-कोई मास ऐसा 
बीतता है जिसमें सूर्य एक राशि से दूसरी में नहीं जाता, तो इस मास को गणना में छोड़ 
दिया जाता ë | क्योंकि यदि सूर्य किसी मास की २९वीं को किसी राशि में प्रवेश करता 
है, तब इसके कम से कम ४ voii ३७४ ३०४४ बीत चुके होते हैं, तो यह प्रवेश 
उत्तर मास के आरम्भ के पहले होता हैं ओर इसलिए इस पिछले मास में सूर्य का किसी 
नई राशि में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि इसके आगे का अगला प्रवेश एक छोड़कर अगले 
या तीसरे मास की पहली को होता है। यदि आप, किसी राशि विशेष के o? में होने 
वाली ग्रहयुति से आरम्भ करके, क्रमागत प्रवेशों का लेखा करेंगे तो आप देखेंगे कि तेतीसवें 
मास में सूर्य उनतीसवें दिन के ३०४ २०४ पर नई राशि में प्रवेश करता है और वह 
उसके आगे की राशि में पैंतीसवें मास के प्रथम दिन के २५४ ३९४४ २२४४ ३०४४ पर 
प्रविष्ट होता है। (पृष्ठ २१४) 

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्यों यह मास, जो गिनती में छोड़ दिया 
जाता है, अशुभ समझा जाता है। कारण यह है कि यह मास ठीक उस क्षण को छोड़ 
देता है जो इसमें दिव्य पुरस्कार उपार्जन करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है अर्थात्‌ 
नई राशि में सूर्य के प्रवेश करने का क्षण। 

अब अधिमास को लीजिये। यह शब्द का अर्थ है पहला मास, क्योंकि अद का 
अर्थ है आरम्भ (अर्थात्‌ आदि)। याकूब इब्न तारिक़ और अलफ़ज़ारी की पुस्तकों में यह 
नाम पदमास लिखा Š | पद (मूल पुस्तक में, प-ध) का अर्थ है अन्त और सम्भव हे कि 
हिन्दू लौंद के मास को दोनों नामों से पुकारते हों; परन्तु पाठको को विदित होगा कि ये 
दोनों ग्रन्थकर्ता बार-बार भारतीय शब्दों के हिज्जे अशुद्ध लिखते हैं या उनका रूप बिगाड़ते 
हे और उसके ऐतिह्य पर कोई विश्वास नहीं। में इसका उल्लेख केवल इसलिए करता हू. 
क्योंकि पुलिस इन दो मासों में से, जो उसी नाम से पुकारे जाते हें जिससे कि संख्यातिरिक्त 
मास पुकारा जाता है, पिछले की व्याख्या करता है। 


सार्वत्रिक या आंशिक मासों और दिनों की व्याख्या EE ; 

जो एक ग्रहयुति से लेकर दूसरी ग्रहयुति तक का समय हे, चन्द्रमा का एक 
saus. 2 uam क्रान्तिमण्डल में से, परन्तु एक ऐसे मार्ग पर जो सूर्य के मार्ग 
से दूर है, घूमता है। इन दो आकाशस्थ ज्योतियों कौ गतियों में यही अ परन्तु 
उनके घूमने की दिशा एक ही है। यदि हम सूर्य के परिभ्रमणों अर्थात्‌ कल्प के ` चक्रो 
को चान्द्र चक्रों में से werd तो अवशेष इस बात को दिखलाता है कि एक कल्प में सौर 
मासो की अपेक्षा चान्द्र मास कितने अधिक ç | जिन मासो या दिनों को हम पूर्ण कल्पो 
के भागों के रूप में गिनते Š उन सब को हम यहाँ सार्वत्रिक कहते हैं और जिन मासों 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri I 
| 
| 

५२ अलबेरूनी-वर्णित भारत | 
या दिनों को हम कल्प के किसी भाग, उदाहरणार्थ चतुर्युग के भागों के रूप में गिनते हैं, 
उन सबको हम, परिभाषा को सरल बनाने के उद्देश्य से, आंशिक कहते हैं । 


सार्वत्रिक अधिमास 

वर्ष में बारह सौर मास और उसी प्रकार बारह चान्द्र मास होते हे | चाद्ध मास 
बारह मासों के साथ पूर्ण हो जाता है और सौर वर्ष में, दो वर्ष-प्रकारों के अन्तर के कारण, 
अधिमास मिलाकर, तेरह मास होते हें । अब यह बात स्पष्ट हे कि सार्वत्रिक सौर ओर 
चान्द्र मासों के बीच के अन्तर को ये संख्यातिरिक्त मास दिखलाते हैं, जिनसे वर्ष लम्बा 
होकर तेरह मास का हो जाता हे | इसलिए ये सार्वत्रिक अधिमास हें । 

एक कल्प में सार्वत्रिक सौर मास ५१८४००००००० होते हैं; एक कल्प में सार्वत्रिक 
चान्द्रमास ५३४३३३००००० होते हैं। उनके बीच का अन्तर या अधिमास 
१५९३३००००० हैं। 

इन संख्याओं को घटाकर छोटी संख्याएँ बनाने के लिए हम उन्हें एक सामान्य 
भाजक अर्थात्‌ ९०००००० पर बाँटते हैं। इस प्रकार हमें सोर मासों के दिनों की संख्या 
के रूप में १७२८००; चान्द्र मासों के दिनों की संख्या के रूप में १७८१११; और अधिमासों 
के दिनों की संख्या के रूप में ५३११ मिलते हैं । 


अधिमास के बनने के लिए कितने सोर, चान्द्र और नागरिक दिन चाहिएँ. 


यदि हम फिर कल्प के सार्वत्रिक सौर, नागरिक और चान्द्र दिनों को, प्रत्येक प्रकार 
cbr अलग-अलग, सार्वत्रिक अधिमासों पर बाटें, तो भाफल दिनों की उस संख्या को 


दिखलाता है जिनमें एक समग्र अधिमास पूरा हो जाता है अर्थात्‌ gee सौर feat 
५२३१ 
x 


à Y& fi में और ३६६३ zem 
Rook चाळ fedi में ओर ९९० ae नागरिक दिनों में । 


यह समग्र परिसंख्यान उन मानों पर आश्रित है जिनको ब्रह्मगुप्त ने कल्प और 
कल्प में होने वाले ग्रहों के कालचक्रों के विषय में ग्रहण किया है । 


पुलिस के अनुसार अधिमास का परिसंख्यान 


चतुर्युग के विषय में पुलिस के सिद्धान्त के अनुसार, एक चतुर्युग में ५१८४०००० 
सौर मास, ५३४३३३३६ WEE मास, १५९३३३६ अधिमास होते हैं। इसके अनुसार एक 
चतुर्युग में १५५५२००००० सौर दिन, १६०३००००८० चान्द्र दिन और अधिमासों के 
४७८०००८० दिन होते हें | 

यदि हम मासों की संख्याओ को २४ के सामान्य भाजक के द्वारा घटावें, तो हमें 
२१६०००० सौर मास, २२२६३८९ चान्द्र मास, ६६३८९ अधिमास मिलते Š | यदि हम 
दिन की संख्याओ को ७२० के सामान्य भाजक पर बाटें, तो २१६०००० सौर दिन, 
२२२६३८९ TS दिन, अधिमासों के ६६३८९ दिन निकलते हें । अन्तत: यदि हम एक 
चतुर्युग के सार्वत्रिक सोर, चाद्र और नागरिक दिनों को, प्रत्येक प्रकार को अलग-अलग, 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इक्यावनवाँ परिच्छेद ५, 


w 


चतुर्युग के सार्वत्रिक अधिमासों पर बॉटे, तो भागफल दिनों की उस संख्या को टिखाता 
है जिसमें एक समग्र अधिमास पूर्णता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ ९७६- > 
६६३८९ 
४३३६ चान्द्र दिनों `~ और à २१४६ = दिनों ` 

चान्द्र दिनों में और ९९०५---- नागरिक दिनों में । 
६६३८९ ६६३८९ 


सौर दिनों 


में , १००६ 


अधिमास की गिनती के ये मूल सूत्र Š | इनको हमने अगले अन्वेषणों के लाभार्थ 
निकाला हे । 


उनरात्र की व्याख्या 


जिस कारण से ऊनरात्र, मूलार्थतः हास के दिनों, की आवश्यकता होती है, उसके 
विषय में हमें आगे दिये पर विचार करना है । 

यदि हमारे पास एक वर्ष या वर्षों की एक विशेष संख्या हो और हम उनमें से 
प्रत्येक के लिए बारह-बारह मास गिनें तो हमें सौर मासों की अनुरूप संख्या मिल जाती 
हे और फिर इन सौर मासों को ३० से गुणा करने से सौर दिनों की अनुरूप संख्या, 
निकल आती Š | यह स्पषट है कि एक अवधि के चान्द्र मासों या दिनों की संख्या वही, 
होगी जो एक या अनेक अधिमासों को सौर मास वा दिनों में जोड़ने से निकलेगी। यदि 
हम सार्वत्रिक सौर मासों और सार्वत्रिक अधिमास महीनों के बीच के सम्बन्ध के अनुसार, 
इस वृद्धि के, प्रस्तुत कालावधि के योग्य अधिमास महीने बनायें ओर इसको प्रस्तुत ad 
के मासों या दिनों में जोड़ दें, तो सर्वयोग आंशिक चान दिनों को अर्थात्‌ उन दिनों को 
जो वर्षों की दी हुई संख्या के अनुरूप है, दिखलाता है । ° 

परन्तु, यह वह चीज़ नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है। be आवश्यकता हे दिये 
हुए वर्षों के नागरिक दिनों की संख्या की, जो कि चाद्ध दिनों की संख्या से कम है; 
क्योंकि एक नागरिक दिन एक चान्द्र दिन से बडा होता है | इसलिए, जिस की 
तलाश है उसे पाने के लिए, हमें चान्द्र दिनों की संख्या में से अवश्य कुछ घटाना चाहिए 
और वह कुछ जो घटाना चाहिए ऊनरात्र कहलाता d A 

आंशिक चादर दिनों के ऊनरात्र का सार्वत्रिक चान्द्र . साथ वैसा ही सम्बन्ध 
है जैसा कि सार्वत्रिक नागरिक दिन सार्वत्रिक चाळ दिनों से कम हैं। एक कल्प के सार्वत्रिक 
नारळ a 0150 ER सार्वत्रिक नागरिक rr की संख्या 
से २५८८२५५०००० अधिक है, जो कि पाता को दिखलाती : 

à दोनों संख्याएँ ४५०००० के सामान्य भाजक GU छोटी की जा सकती है | 
इस प्रकार हमें ३५६२२२० सार्वत्रिक चान्द्र दिन और ५५७३९ सार्वत्रिक ऊनरात्र दिन 


प्राप्त होते हैं। 
पुलिस के अनुसार ऊनरात्र का लेखा 
: : ३००००८० WX दिन और २५०८२२८० 


पुलिस के अनुसार, एक चतुर्युग में १६० UAE * 
ऊनरात्र दिन होते हें वह सामान्य भाजक, जिससे ये दोनों संख्याएँ छोटी की जा सकती 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ux अलबेरूनी-वर्णित भारत 


हे, ३६० हें। इस प्रकार हमें ४४५२७७८ चान्द्र दिन और ६९६७३ ऊनरात्र दिन प्राप्त 
Sy है 


ऊनरात्र के गिनने के लिए यही नियम ë | इनकी आवश्यकता हमें पीछे से अहर्गण 
के परिसंख्यान के लिए पड़ेगी। इस शब्द का अर्थ हे दिनों का समूह, क्योंकि अह का 
अर्थ हे दिन और गण का समूह। 


याकूब इन तारिक़ पर आलोचना 


याकूब इब्न तारिक ने सौर दिनों के परिसंख्यान में एक भूल की हे, क्योंकि उसका 
मत हे कि तुम उन्हें कल्प के सोर चक्रों को कल्प के नागरिक दिनों अर्थात्‌ सार्वत्रिक 
नागरिक दिनों में से घटाकर प्राप्त करते हो । परन्तु यह बात नहीं है। कल्प के सोर चक्रों 
को, उनके मास बनाने के लिए १२ से गुणन करके ओर मासों के दिन बनाने के लिए 
गुणनफल को ३० से गुणन करके अथवा चक्रों की संख्या को ३६० से गुणन करके हम 
मोर दिन निकाल लेते हैं। (पृष्ठ २१६) 


ws दिनों की गिनती में उसने, कल्प के चान्द्र मासों को ३० से गुणन करके 
पहले तो ठीक मार्ग पकड़ा हैं परन्तु पीछे से वह फिर ऊनरात्र के दिनों के गिनने में भूल 


म॑ जा पड़ा हे | क्‍योंकि वह कहता हे कि तुम उन्हें चान्द्र दिनों में से सौर दिन घटाकर 
आपत कर सकते हो, परन्तु ठीक बात चाद्ध दिनों में से नागरिक दिन निकालना है | 


| 
| di CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
x 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बावनवाँ परिच्छेद 


अहर्गण की गिनती अर्थात्‌ वर्षों और मासों के दिन और 
दिनों के वर्ष और मास बनाना 


सावनाहर्गण निकालने का साधारण नियम 

बनाने की साधारण रीति यह है-पूरे वर्षों को १२ से गुणन किया जाता है; 
गुणन-फल में प्रचलित वर्ष के बीते हुए मास जोड़ दिये जाते Š (ओर इस राशि को ३० 
से गुणन किया जाता है) इस घात में वर्तमान मास के वे दिन जोड़ दिये जाते ला जो बीत 
चुके हैं। वह राशि सौराहर्गण अर्थात्‌ आंशिक सौर दिनों की संख्या दिखलाती है । 

आप संख्या को दो स्थानों में लिखते हैं। एक स्थान में RSS ५३११ से 
अर्थात्‌ सार्वत्रिक अधिमासों को दिखलाने वाली संख्या से गुणन करते हे | TERES 
आप १७२८०० पर अर्थात्‌ सार्वत्रिक सौर मासो को दिखलाने वाली संख्या पर, बॉटते 
हें । भाग-फल में जितने पूरे दिन होते हैं वे दूसरे स्थान में लिखी हुई संख्या में जोड दिये 
जाते हैं और वह राशि चन्द्राहर्गण अर्थात्‌ आंशिक चान दिनों की संख्या को दिखलाती 
यह पिछली संख्या फिर दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिख दी जाती है। एक स्थान 
में आप इसे ५५७३९ अर्थात्‌ सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों को दिखलाने वाली संख्या E a 
करते हैं और गुणाकार को ३५६२२२० अर्थात्‌ सार्वत्रिक चाड दिनों को दिखल E 
संख्या पर बॉटते हैं। जो भाग-फल निकलता है, जहाँ तक इसमें पूरे दिन होते हें, E 
दूसरे स्थान में लिखी हुई संख्या में से घटाया जाता है ओर अवशेष ed अर्थात्‌ 
नागरिक दिनों की वह संख्या जिसे हम मालूम करना चाहते थे, रह जाती हे | 


उसी कार्य के लिए अधिक सविस्तार नियम domom हा 

परन्तु पाठक को भूल न जाना चाहिए कि यह परिसंख्यान उन्हीं faf पर लागू 
है जिनमें, अपूर्णांको के बिना केवल पूर्ण अधिमास और ऊनरात्र दिन हैं। अतएव, यदि 
वर्षो की किसी दी हुई संख्या 'का उपक्रम किसी कल्प, या चतुर्युग, या कलियुग के आरम्भ 
के साथ होता है तो वह परिसंख्यान ठीक है। परन्तु यदि i ह = m 

परिसंख्यान भले ही ठीक निकल आर्य, 
दूसरे समय से होता हो, तो सुयोग से वह 

सम्भवतः इसका परिणाम अधिमास-काल के अस्तित्व की सिद्धि होगा ओर उस अवस्था 


में यह परिसंख्यान ठीक न होगा। इसके अतिरिक्त, इन दो अन्तिम बातों का विपर्यय भी 


हो सकता है। फिर भी, यदि इस बात का ज्ञान हो कि कल्म, चतुर्युग, या कलियुग मे 


-व्या का आरम्भ होता है, तो हम परिसंख्यान 
किस निर्दिष्ट समय से वर्षो की दी हुई संख्या 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


` 


५६ ५१ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


की एक विशेष विधि का उपयोग करते हें । इनकी व्याख्या हम आगे चलकर उदाहरणों 
द्वारा करेंगे। 


शेषोक्त विधि शककाल ९५३ के लिए काम में लाई गई 
इस विधि को हम भारतीय संवत्‌ शक काल ९५३ के आरम्भ के लिए काम में 
लायेंगे। यह वही वर्ष है जिसका उपयोग हम इन सब परिसंख्यानों में मान-वर्ष के रूप | 
में करते हैं। 
पहले हम, ब्रह्मगुप्त के नियमों के अनुसार, ब्रह्मा की आयु के आरम्भ से काल 
की गिनती करते हैं। हम पहले ही कह चुके हें कि वर्तमान कल्प के पहले ६०६८ कल्प 
बीत चुके हैं। इसको कल्प के दिनों की सुप्रसिद्ध संख्या (१५७७९१६४५०००० नागरिक 
दिन) के साथ गुणा करने से ६०६८ cei के दिनों की संख्या के रूप में 
९५७४७९७०१८६००००० निकलते हें | 


इस संख्या को ७ पर भाग देने से ५ अवशेष रहता हे ओर शनिवार से, जो 
पूर्ववर्ती कल्प का अन्तिम दिवस है, पाँच दिन पीछे की ओर गिनने से ब्रह्मा की आयु 
का पहला दिन मंगलवार निकलता हे | 


ह्म sein के दिनों को संख्या (१५७७९१६४५० दिन) का उल्लेख पहले ही 
कर चुके हैं ओर यह भी दिखला चुके हें कि कृतयुग इसके चार-दसवें भाग अर्थात्‌ 
६३११६६५८० दिनों के बराबर होता है। (पृष्ठ २१७) एक मन्वन्तर में इससे इकहत्तर 
गुना अधिक अर्थात्‌ ११२०३२०६७९५० दिन होते हैं। छः मन्वन्तरों और उनकी सन्धि 
के दिन, जिनमें सात कृतयुग होते हैं, ६७६६१०५७३७६० होते हैं। यदि हम इस संख्या 
को ७ पर बाँटे तो २ अवशेष रहता Ç | इसलिए ६ मन्वन्तर सोमवार को समाप्त होते हैं 
और सातवें का आरम्भ मंगलवार से होता हे। 

सातवें मन्वन्तर के सत्ताईस चतुर्युग अर्थात्‌ ४२६०३७४४१५० दिन, पहले ही बीत 
चुके हें। यदि हम इस संख्या को ७ पर बाँटें तो २ अवशेष रहता है | इसलिए अड्टाईसवाँ 
चतुर्युग मंगलवार से आरम्भ होता हे | 

d इस चतुर्युग के बीते हुए युगों के दिनों की संख्या १४२०१२४८०५ है। इसे ७ 

पर बॉटने से १ अवशेष रहता है | इसलिए कृतयुग शुक्रवार से आरम्भ होता है । 

अब हम फिर मान-वर्ष की ओर आते हें | हम कहते हैं कि उस वर्ष तक कल्प 
के जितने वर्ष बीत चुके हें उनकी संख्या १९७२९४८१३२ है। उनको १२ से गुणा करने 
से उनके मासों की संख्या २३६७५३७७५८४ निकलती है | जिस तिथि को हमने मान-वर्ष 
के रूप में ग्रहण किया है उसमें कोई मास नहीं, केवल पूर्ण वर्ष ही हैं; इसलिए इस संख्या 
में हमें ओर कुछ बढ़ाना नहीं। 

इस संख्या को ३० के साथ गुणा करने से, ७१०२६१३२७५२० दिन निकलते 
हैं। हमें इस संख्या में और दिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियमित तिथि में 
दिन नहीं हैं। इसलिए, यदि हम वर्षों की संख्या को ३६० से गुणा करते, तो हमें वही 
फल अर्थात्‌ आंशिक सोर दिवस प्राप्त होते । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बावनवाँ परिच्छेद ५७ 


इस संख्या को ५३११ से गुणा करो, फिर गुणन-फल को १७२८०० पर बाँटो। 
भागफल अधिमास दिनों की संख्या अर्थात्‌ २१८२९८४९०१ ¿= निकलेगा । यदि गुणन 


और विभाजन में हम मासो का उपयोग करते, तो हमें अधिमास-मास मिलते | फिर उनको 
३० से गुणा करने से वे यहाँ लिखी अधिमास-दिवसों की संख्या के बराबर हो जाते । 

फिर यदि हम अधिमास-दिवसों को आंशिक सौर दिवसों में जोड़ दें तो 
७३२०९११७६५३८ बन जाते हैं। ये आंशिक चान्द्र दिन हैं। इनको ५५७३९ से गुणा 
करने और गुणन-फल को ३५६२२२० पर भाग देने से १ १४५५२२४५७५ Tre 
आंशिक ऊनरात्र दिन निकल आते हैं। 

दिनों की यह संख्या, अपूर्णांक के बिना, आंशिक चान्द्र दिनों में से घटाई जाती 
है, फिर अवशेष, ७२०६३५९५१९६२ हमारी मानतिथि के नागरिक दिनों की संख्या को 
दिखलाता है। fe 

इसको ७ पर बॉटने से ४ अवशेष रहता हे, जिसका अर्थ यह है कि इन दिनों H 
अन्तिम बुधवार है । इसलिए भारतीय वर्ष बृहस्पतिवार से आरम्भ होता है। 

यदि हम फिर आगे अधिमास काल मालूम करना चाहते हों तो हम अधिमास 
दिनों को ३० पर बॉटते हैं और भागफल उन अधिमासों की संख्या होता है जो बीत चुके 
हैं, अर्थात्‌ ७२७६६१६३३ योग, वर्तमान वर्ष के लिए, २८ दिन, ५१ कला, ३० विपल 
का अवशेष | यह वह समय है जो वर्तमान वर्ष के अधिमास enl से पहले ही बीत 
चुका है। एक पूरा मास बनने के लिए इसमें केवल १ दिन, ८ कला, ३० विपल क 


कमी है | 


पुलिस के सिद्धान्तानुसार वही गणना चतुर्युग पर लगाई जाती è PE E 
कल्प का एक विशेष अतीत अंश मालूम करने के लिए, हमने यहाँ सोर और 
चान्द्र दिनों, अधिमास ओर ऊनगात्र दिनों का उपयोग किया हे Hd am चतुर्युग का अतीत 
अंश जानने के लिए भी हम वही काम करेंगे | चतुर्युग के परिसंख्यान के लिए हम उन्हीं 
तत्वों का उपयोग कर सकते 6 जिनका हमने E के लिए किया है, FUN जब i 
हम उस एक d सिद्धान्त (अर्थात्‌ VETT के आ का अवलूज परत E र्‌ 
कालगणना की भिल-भिल पद्धतियों को आपस में मिला नहीं देते cM anes x B 
गुणाकार और उसका भागभार, जिनका हम यही FEI उल्लेख कर्ते PE : संख्या 
में एक दूसरे के समान हे, दोनों विधियाँ एक ही परिणाम पर पहुंचा I 


i है | ह्मारी ( ) था 
गुणाकार T का , ता 3 | 


फ़ारसीवालों की ज्योतिर्विद्या की पुस्तकों में यह शब्द “गुण a रूप में मिलता है 
re ee विभाजक । ज्योतिविद्या के गुटको में यह बहचार रूप मे 


मिलती है। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-— — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


ब्रह्मपुत्र के सिद्धान्तानुसार चतुर्युग पर इस परिसंख्यान को दृष्टान्त देकर समझाना 
व्यर्थ है, क्योंकि उसके मतानुसार चतुर्युग कल्प का केवल एक सहस्रवाँ भाग हे, उपर्युक्त 
संख्याओं में से तीन शून्य निकालकर केवल उनको छोटा कर देना चाहिए; और अन्य सब 
प्रकार से हमें वही परिणाम मिलते हैं । (पृष्ठ २१८) इसलिए अब हम पुलिस के सिद्धान्तानुसार 
यह परिसंख्यान देंगे । यह यद्यपि चतुर्युग के लिए लगाया गया है, पर कल्प के लिए 
प्रयुक्त परिसंख्यान की विधि के सदृश dg 

पुलिस के अनुसार, मान-संवत्‌ के आरम्भ की घड़ी में, चतुर्युग के वर्षों में से 
३२४४१३२ बीत चुके हैं, जो ११६७८८७५२० सोर दिनों के बराबर हैं। यदि हम मासों 
की उस संख्या को जो दिनों की इस संख्या के बराबर हो एक चतुर्युग के अधिमास-मासों 
को संख्या से अथवा उसके अनुरूप गुणक से गुणा करें और गुणनफल को चतुर्युग के 
सोर मासों की संख्या पर, विभक्त करें तो अधिमास मासों की संख्या के रूप में हमें 


४८२३७ NN 
११९६५२ उ ग्राप्त हाग। 
००० 


c BIS चतुर्युग के ३२४४१३२ अतीत वर्ष १२०३७८३२७० चान्द्र दिनों के बराबर 
हे | इनको चतुर्युग के ऊनरात्र दिनों की संख्या के साथ गुणा करने और गुणनफल को 


चतुर्युग के चान्द्र दिनों पर विभक्त करने से १८८३५७०० SL ऊनरात्र दिन निकलते 


हँ | इसके अनुसार चतुर्युग के आरम्भ से बीतनेवाले नागरिक दिनों की संख्या ११८४९४७५७० 
होती है और यही हम मालूम करना चाहते थे। 


पुलिस-सिद्धान्त से ली हुई परिसंख्यान की एक वैसी ही विधि 
इस सारे विषय को पाठकों के मन पर अधिक स्पष्ट और अधिक सम्पूर्ण रूप से 
स्थित करने के उद्देश्य से, हम यहाँ पुलिस-सिद्धान्त का वचन देते हैं जिसमें परिसंख्यान 
की एक वैसी ही विधि वर्णित है | पुलिस कहता है--“हम पहले उन कल्पों पर ध्यान देते 
हैं जो वर्तमान कल्प के पहले ब्रह्मा के जीवन के बीत चुके हैं, अर्थात्‌ ६०६८ कल्प | हम 
इस संख्या को कल्प के चतुर्युगों की संख्या अर्थात्‌ १००८ से गुनते हैं। इस प्रकार 
गुणनफल ६११६५४४ निकलता है | इस संख्या को हम एक चतुर्युग के युगों की संख्या 
अर्थात्‌ ४ से गुनते Š | इसका गुणन-फल २४४६६१७६ होता Š | इस संख्या को हम 
एक युग के वर्षों की संख्या, अर्थात्‌ १०८०००० से गुनते हैं। इसका गुणनफल 
२६४२३४७००८०००० होता है। ये वर्तमान कल्प के पहले बीते हुए वर्ष हैं। 
हम इस शेषोक्त संख्या को १२ से गुनते हैं, जिससे ३१७० ८१६४०९६०००० | 
मास निकल आते हैं। हम इस संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखते हे | | 
| एक स्थान में हम इसे एक चतुर्युग के अधिमास मासो कौ संख्या अर्थात्‌ १५९३३३६ | 
| से, अथवा किसी अनुरूप संख्या से, जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती उदाहरण में हो चका है, 
| गुनते हैं और गुणनफल को एक चतुर्युग के सोर मासों की संख्या अर्थात्‌ ५१८४०००० 
| पर भाग देते ë | भागफल, अर्थात्‌ ९७४५७०९७५०७८४ अधिमास मासों की संख्या है | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बावनवाँ परिच्छेद ५९ 


इस संख्या को हम दूसरे स्थान में लिखी हुई संख्या में जोड़ देते हैं। इनका 
योगफल ३२६८२७३५०७१०७८४ होता हे। इस संख्या को ३० से गुनने से 
९८०४८२०५२१३२३५२० चान्द्र दिन निकलते हे । 

यह संख्या अब फिर दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर लिखी जाती है । एक स्थान पर 
हम इसे agin के ऊनरात्र से अर्थात्‌ नागरिक और चान्द्र दिनों के अन्तर से, गुनते हैं 
और गुणनफल को चतुर्युग के चान्द्र दिनों पर बाँटते Š | इस प्रकार भागफल के रूप में 
हमें १५३४१६८६९२४०३२० ऊनरात्र दिन मिल जाते € । 

इस संख्या को हम दूसरे स्थान पर लिखी हुई संख्या में से घटाते ë | तब अवशेष 
९६५१४०३६५२०८३२०० रह जाता ह। यह वर्तमान कल्प के पहले ब्रह्मा की आयु के 
बीते हुए दिनों, की अथवा ६०६८ कल्पाँ के दिनों की संख्या हे, क्योंकि प्रत्येक कल्प में 
१५९०५४११४२४०० दिन होते हैं। दिनों की इस संख्या को ७ पर बाँटने से अवशेष 
कुछ नहीं बचता। यह कालावधि शनिवार को समाप्त होती है और वर्तमान कल्प का 
आरम्भ रविवार से होता है। इससे प्रकट होता है कि ब्रह्मा की आयु का आरम्भ भी 
रविवार से, हुआ था। 

इस वर्तमान कल्प के छः मन्वन्तर बीत चुके Š | एक मन्वन्तर में ७२ चतुर्युग ओर 
एक चतुर्युग में ४३२०००० वर्ष होते हैं। इसलिए छः मन्वन्तरं में १८६६२४०००० वर्ष 
होते हैं। (पृष्ठ २१९) इस संख्या की गिनती हम उसी विधि से करते ç जिससे कि हमने 
पूर्ववर्ती उदाहरण में की है। इससे हम छः पूर्ण weed के दिनों की संख्या 


cree रर पाते हर्या Saqi ता S sS बाँटने से ६ अवशेष रहता है । 


इसलिए बीते हुए मन्वन्तरों की समाप्ति शुक्रवार को होती है और सातवा मन्वन्तर शनिवार 
को आरम्भ होता है । ud 
वर्तमान मन्वन्तर a9 चतुर्युग बीत चुके हैं, जो, परिसंख्यान की पूर्ववर्ती विधि 
के अनुसार ४२६०३७८०६०० दिनों की संख्या को दिखलाते हैं। सत्ताईसवाँ चतुर्युग 
सोमवार को समाप्त और अट्ठाईसवाँ मंगलवार को us ae हे _ A. 
। ये परिसंछ 
वर्तमान चतुर्युग के तीन युग या २२४०००० वनी : 
की पूर्ववर्ती विधि के अनुसार, ११८ ३४३८३५० दिनों की संख्या को दिखलाते हें। इसलिए 


ये तीन युग बुधवार को समाप्त होते हैं और कलियुग शुक्रवार को आरम्भ होता है। 


दलों की सं À as 
कल्प के बीते हुए दिनों की संख्या ७२५४४७७०८५५ 
और am a ब्रह्मा की आयु के आरम्भ और वर्वमान कलियुग के आरम्भ 


के बीच बीत चुकी है ९६५२१२९०९९७९१०:२ | 


š अहर्गण की विधि 
आर्यभट pee pus क्योंकि हमने उसकी पुस्तक नहीं देखी, विचार करने पर 
एसा जान पड़ता है कि वह आगे दिये ढँग से गिनती करता थार 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


à 


— n cr wFar वख. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६७ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


एक चतुर्युग के दिनों की संख्या १५७७९१७५०० हे। कल्प के आरम्भ और 
कलियुग के आरम्भ के बीच का समय ७२५४४७५७०६२५ दिन हे। कल्प के आरम्भ 
और हमारी मान-तिथि के बीच का काल ७२५४४९०७९८४५ है । वर्तमान कल्प के पहले | 
बीते हुए ब्रह्म की आयु के दिनों की संख्या ९६५१४०१८१७१२०००० है। 

वर्षों के दिन बनाने की यही शुद्ध विधि है ओर काल के शेष सब मानों के. साथ 
भी इसी के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। 


याकूब इब्न तारिक़ का दिया हुआ अहर्गण का रूप 

हम पहले ही सार्वत्रिक सोर ओर ऊनरात्र दिनों की गणना में याकूब इब्न तारिक 
की एक भूल दिखला चुके हैं। उसने एक गणना का अनुवाद भारतीय भाषा से किया 
था। पर उस गणना की युक्तियों को वह नहीं समझता था । इसलिए उसका यह कर्तव्य 
था कि वह इसकी परीक्षा करता और इसकी विविध संख्याओं की एक दूसरे से पड़ताल 
करता | अहर्गण की अर्थात्‌ वर्षों के दिन बनाने की विधि का भी उल्लेख करता हे, परन्तु 
उसका वर्णन शुद्ध नहीं; क्योंकि वह कहता है-- 

“वर्षों की दी हुई संख्या के मासों को उन अधिमास-मासों को संख्या से गुणन 
करो जो, अधिमास के प्रसिद्ध नियमों के अनुसार, प्रस्तुत समय तक बीत चुके Š | गुणनफल 
को सौर मासो पर बांटो । तब भागफल उन सम्पूर्ण अधिमास मासों की संख्या योग इसके 
अपूर्णांक हें जो प्रस्तुत तिथि तक बीत चुके du^ 

यहाँ अशुद्धि इतनी प्रत्यक्ष हे कि एक प्रतिलिपिकार भी इसे देख लेगा; फिर 
गणितज्ञ का तो कहना ही क्या जो इस विधि के अनुसार परिसंख्यान करता है; क्योंकि 
वह सार्वत्रिक के स्थान में आंशिक अधिमास से गुणन करता है। 


याकूब की दी हुई एक दूसरी विधि 

i इसके अतिरिक्त याकूब अपनी पुस्तक में राशिविश्लेषण की एक दूसरी और पूर्ण | 
रूप से शुद्ध विधि का उल्लेख करता हे | वह विधि यह है--“जब तुम वर्षों के मासों | 
कौ संख्या मालूम कर चुको तब उसको चाद्ध मासों की संख्या से गुणन करो और गुणनफल | 
को सोर मासा पर विभक्त करो | भागफल अधिमास मासों की संख्या साथ ही साथ प्रस्तुत | 
वर्षों के मासो की संख्या है। 

; इस संख्या को तुम ३० से गुणन करते और गुणन-फल में वर्तमान मास के बीते 
हुए (दिनों को जोड़ देते हो। इसका योगफल चान्द्र दिनों को दिखलाता Š | 

, . “यदि, इसके स्थान में, मासों की प्रथम संख्या को ३० से गुणन किया जाता और 

मास के अतीत भाग को गुणनफल में जोड़ दिया जाता, तो योगफल आंशिक सोर दिन | 


को दिखलायेगा; और यदि इस संख्या का आगे परिसंख्यान पूर्ववर्ती विधि के अनुसार 
किया जाय, तो हमें अधिमास दिनों के साथ ही साथ सौर दिन प्राप्त होंगे ।” 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बावनवाँ परिच्छेद ६१ 


शेषोक्त विधि की व्याख्या 


इस गणना की कारणविवृति यह है--यदि हम सार्वत्रिक अधिमास मासों की संख्या 
से गुणन करें, जैसा कि हमने किया है और गुणनफल को सार्वत्रिक सोर मासो पर विभक्त 
करें तो भागफल अधिमास काल के उस भाग को दिखलाता हे जिससे कि हमने गुणन 
किया है। अब, क्योंकि चान्द्र मास सौर ओर अधिमास मासो का योगफल है, इसलिए 
हम उनसे (ura मासों से) गुणन करते हैं और विभाजन वही रहता है। भागफल गुणित 
संख्या तथा उस संख्या का अर्थात्‌ (चाद्र दिनों का) योग-फल है। इसे ही हम ढूढ र्हे 
हे, पूर्ववर्ती भाग में हम पहले ही कह चुके हँ कि चाळू दिनों को सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों 
से गुणन करने और गुणनफल को सार्वत्रिक चान्द्र दिनों पर विभक्त करने से हमें ऊनरात्र 
दिनों का वह भाग मिलता है जिसका सम्बन्ध चान्द्र दिनों को प्रस्तुत संख्या से होता él 
(पृष्ठ २२०) तथापि, कल्प के नागरिक दिन चान्द्र दिनों से ऊनरात्र दिनों की संख्या के 
बराबर कम Š | अब हमारे पास जो चान्द्र दिन हैं उनका चाऊ दिनों ऋण उनके ऊनरात्र 
दिनों के अनुरूप अंश के साथ वही सम्बन्ध है जो (कल्प के) चाद्र दिनों कौ सम्पूर्ण 
संख्या का (कल्प के) चान्द्र दिनों की सम्पूर्ण संख्या ऋण (कल्प के) ऊनरात्र दिनों a 
संख्या से है; और शेषोक्त संख्या सार्वत्रिक नागरिक दिन € | इसलिए, हमारे पास चाळ 
दिनों की जो संख्या है यदि हम उसे सार्वत्रिक नागरिक दिनों से गुणन s और गुणनफल 
को सार्वत्रिक चान्द्र दिनों पर विभक्त करें, तो भगफल के रूप में हमें mm bs के 
नागरिक दिनों की संख्या प्राप्त होगी और इसे ही हम मालूम करना चाहते थे। c ES 
के) नागरिक दिनों की सम्पूर्ण संख्या से गुणन करने के स्थान में, हम Ex a 
गुणन करते हैं और (एक कल्प के) चाळ दिनों की सम्पूर्ण संख्या पर भाग ६ 
में हम ३५६२२२० पर भाग देते हैं। 


ओं के अहर्गण की एक और विधि m 
हिन्दु हिन्दुओं की गणना की एक और विधि है। वह आगे दी त्‌ — T कल्प 
बीते हुए वर्षों को १२ से गुणा करते हैं और गुणन-फल में Cu i ay 
मास जोड देते हें | योगफल को वे ६९१२० की संख्या के ऊपर ८ 

eh ; (दीमक चाट गई) is i € # 
और जो संख्या उन्‍हें प्राप्त होती है उसको मध्य स्थान में लिखी 4 सक 
S D e से गुणन को दे Eu 
योगफल आंशिक सार रे mel 
= oM m pe 9 we के नीचे, लिखा जाता di _ T m 
EA à i हें और गुणनफल को इसके नीचे लिखते ç | तब 3 SS ४० 


संख्या में जोडते हें। योगफल को वे ७०३ पर ` 
पर भाग देते और भागफल को मध्यवर्ती संख्या में जोड है ; 


Ar 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


&3 अलबेरूनी-वर्णित भारत 


बॉटते हैं ओर भागफल आंशिक ऊनरात्र दिनों को दिखाता हे | इस संख्या को वे उच्चतम 
स्थान में लिखी हुई संख्या में से घटाते हें। अवशेष उन नागरिक दिनों की संख्या हे 
जिन्हें हम मालूम करना चाहते हें | 


शेषोक्त विधि की व्याख्या 


इस परिसंख्यान की कारणविवृति यह हे--यदि हम सार्वत्रिक सौर मासों को 
सार्वत्रिक अधिमास मासों पर विभक्त करें तो हमें एक अधिमास मास के मान रूप में 


८५४४ सौर NX X 
३२८८९३३ सौर मास मिल जाते हें । इसका दुगना ६५:९३ सौर मास होते हें । यदि 
११ 


हम दिये हुए वर्षो के मासों के दुगने को इस संख्या पर भाग दें, तो भागफल आंशिक 
अधिमासों की संख्या होता है। तथापि, यदि हम पूर्णाको योग एक अपूर्णांक पर भाग दें 
और विभक्त संख्या में से एक विशेष भाग निकालना चाहें, अवशेष केवल पूर्णाकों पर 
विभक्त हो और दोनों व्यवकलित अंश उस पूर्णाकों के समान अंश हों जिनके साथ उनका 
सम्बन्ध है, तो पूर्ण विभाजक का इसके अपूर्णाश के साथ वही सम्बन्ध होगा जो विभक्त 
संख्या का व्यवकलित अंश के साथ है। 


मान संवत्‌ पर शेषोक्त विधि का प्रयोग 


यदि हम परिसंख्यान अपने मान-संवत्‌ के लिए करें तो हमें ज का अपूर्णांक 
१ ८०० 
मिलता है और दोनों संख्याओ को १५ पर बाँटने से हमें == प्राप्त होते Š | 
२० 


Tm अधिमासों के स्थान में यहाँ इकहरे अधिमासों से भी गिनती करना सम्भव 
होगा और उस अवस्था में अवशेष को दुगना करने की आवश्यकता न होगी | परन्तु ऐसा 
जान पड्ता है कि इस विधि के आविष्कारक ने छोटी संख्याएँ प्राप्त करने के लिए आम्रेडन 
को अधिक पसन्द किया है; क्योंकि यदि हम इकहरे अधिमासो के साथ गिनती करें, तो 


हमें _€6४४ अपूर्णांक है R 
हमें iov अपूर्णांक प्राप्त होता हे, जो सामान्य विभाजक के रूप में ९६ द्वारा 


घटाया जा सकता है | इससे गुणक के रूप में ८९ और विभाजक के रूप में ५४०० प्राप्त 


होते हे | इसमें इस विधि के निकालनेवाले ने अपना चातुर्य दिखलाया है, क्योंकि उसके 


परिसंख्यान का हेतु आंशिक चान्द्र दिनों और लघुतर गुणकों को प्राप्त करने का संकल्प 
हे 


उस (अर्थात्‌ ब्रह्मगुप्त) की ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान की विधि यह है-- 
ब्रह्मगुप्त के अनुसार, ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान की विधि | 
यदि हम सार्वत्रिक We दिनों को सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों पर भाग दें, तो भगफल 
ओर एक अपूर्णाक निकलता है, जो सामान्य विभाजक ४५०००० द्वारा घटाया जा 
सकता हे | (पृष्ठ २२१) इस प्रकार वह कालावधि जिसके अन्दर एक ऊनरात्र दिन पूरा 


६२ ओ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— -— —————————— — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बावनवाँ परिच्छेद ६३ 


n द चाळ दिन निकलते Š । यदि हम इस अपूर्णांक को ग्यारहवें भागों में 
५७ 


परिवर्तित कर दें, तो हमें S d 
परिवर्तित कर दें, तो हमें — 1 


होता हे ६३ 


६४ > ` हे ` 
र २ का अवशेष प्राप्त होता है, जिसको यदि कलाओं 
५५७३९ 


में प्रकट किया जाय तो वह o ५९” ५४” के बराबर हे। 
इस अपूर्णांक के एक पूर्णाक के बहुत निकट होने के कारण लोग इसे तुच्छ 


/ 


समझकर छोड़ देते हैं और इसके स्थान Š मोटे तौर पर, = का उपयोग करते हें । इसलिए, 
° ७०३ दिनों `: N 
हिन्दुओं के अनुसार, एक ऊनरात्र दिन a अथवा - चाळू दिनों में पूर्ण होता हे । 


अब यदि हम ऊनरात्र दिनों की संख्या को, जो चात्र दिनों की संख्या के अनुरूप 

* जो र्‌ 0 २ 

हे, ६३ से गुणन करें, तो गुणनफल उस संख्या से कम होगा जो हम ६३ से 
' ५५७३९ š १ 

गुणन करने से प्राप्त करते हे | इसलिए यदि हम, यह मानकर कि भागफल प्रथम संख्या 


à 2: ७०३ = चाहते हैं दिनों में एक 
के समान है, चान्द्र दिनों को e जि का वाहते हैं, तो चान्द्र दिनों में ए. 


विशेषांश अवश्य ही बढ़ा लेना चाहिए और इस अंश का परिसंख्यान उस (पुलिस-सिद्धान्त 
के रचयिता) ने शुद्ध रूप से नहीं, वरन्‌ केवल लगभग तौर से किया था। क्योकि यदि 
हम सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों को ७०३ से गुणन करें तो गुणनफल १७६ प ७७७ 
निकलता है, जो सार्वत्रिक चान्द्र दिनों से ग्यारह गुना से भी अधिक है। ओर यदि हम 
सार्वत्रिक चान्द्र दिनों को ११ से गुणन करें, तो गुणनफल १७६३२९८९०००००० uw 
है। दोनों संख्याओं में ४३६५०००० का अन्तर 3 | यदि हम सार्वत्रिक चान्द्र दि 


ग्यारह गुना का गुणनफल इस संख्या पर विभक्त करें, तो ४०३९६३ भागफल प्राप्त होता 
है। 


रीति की आलोचना os 
» यह वह संख्या है जिसका उपयोग इस रीति के आविष्कारक ने किया है। यदि 


शेषोक्त अपूर्णांक) के आगे छोटा सा अवशेष न होतो 
शेषोक्त भागफल (४०३९६३ + एक sm n 
१ का अपूर्णांक शेष रहता हे 


४०५ अ 
शीक होती — SEEN = 
उसकी रीति बिलकुल ठीक होती । परन्तु ६३६५ : "S re 
{ख्या है छोड़ दिया जाता हे। यदि वह अपूर्णोक 
वह संख्या है जिसे छोड़ दि ud 
E id का उपयोग करता हे ओर आंशिक चान्द्र दिनों के ग्यारह गुना घात को इस = 
भाग देता है, तो भागफल उतना ही अधिक बड़ा होगा जितना कि भाज्य बढ़ गया l 


इस गणना कौ दूसरी बातों पर टीका-टिप्पणी का प्रयोजन नहीं d 


at के अधि ने की विधि 
कलियुग के वर्षो के अधिमास मालूम करने 
एक कल्प, के em को, अपने वर्षों की गिनती में, अधिमास s md t 
इसलिए RU को अच्छा समझते हैं। वे ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान और दि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


sx अलबेरूनी-वर्णित भारत 


(अहर्गण) के योग की विधियों की परवाह न करके, अधिमास के परिसंख्यान की विधियों 
का विशेष रूप से परिश्रम-पूर्वक वर्णन करते हें | कल्प, चतुर्युग, या कलियुग के वर्षों के 
अधिमास मालूम करने की उनकी एक विधि यह हे-- 

वे वर्षों को तीन भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखते हें । वे ऊपर की संख्या को १० 
से, मध्यवर्ती को २४८१ से और निचली को ७७३९ से गुणा करते हैं। तब वे मध्यवर्ती 
और नीचे की संख्याओं को ९६०० पर भाग देते हैं। तब भागफल मध्यवर्ती संख्या के 
दिन और नीचे की संख्या से अवम होते हैं। 

इन दोनों भागफलों का योग ऊपर के स्थान में लिखी हुई संख्या में जोड़ दिया 
जाता है। तब यह योगफल उन पूर्ण अधिमास दिनों को दिखलाता है जो व्यतीत हो चुके 
हैं और जो दूसरे दो स्थानों में रहता है उसकी संख्या वर्तमान अधिमास का अपूर्णांक Š | 
दिनों को ३० पर बाँटने से वे मास निकाल लेते PI 
मान-वर्ष पर लगाई हुई शेषोक्त विधि 

याकूब इब्न तारिक ने इस विधि का वर्णन नितान्त शुद्ध रूप से किया है। 
उदाहरणार्थ, हम अपने मान-वर्ष के लिए इस परिसंख्यान को लगाते हैं। मान-तिथि की 
घड़ी से लेकर कल्प के जितने वर्ष व्यतीत हुए हैं उनकी संख्या १९७२९४८१३२ है। इस 
संख्या को हम तीन भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखते Š | ऊपर की संख्या को हम दस से 
गुणा करते É | इससे दाई ओर इसमें एक शून्य और बढ़ जाता Š | मध्यवर्ती संख्या को 
हम २४८१ से गुणा करते हैं और गुणनफल ४८९४८८४३१५४९२ निकलता Š | (पृष्ठ 
२२२) नीचे की संख्या को हम ७७३९ से गुणा करते हैं, जिसमें १५२६८६४५५९३५४८ 
गुणनफल निकलता हे । पिछली दो संख्याओं को ९६०० पर बाँटा जाता है, इससे मध्यवर्ती 
संख्या के लिए भागफल के रूप में ५०९८८३७८२ निकलते हैं और ८२९२ अवशेष 


५ 


रहता है और निचली संख्या के लिए १५९०४८३९ १५ लब्धि और ९५४८ अवशेष रहता 
Š | इन दोनों अवशेषों का योग १७८४० Š | इस अपूर्णांक (अर्थात्‌ १२४) को एक 
९६०० 


quis गिन लिया जाता Š | इससे तीनों स्थानों में संख्याओ का योग २१८२९८४९०१८ 
अर्थात्‌ अधिमास दिन, योग वर्तमान अधिमास दिन (अर्थात्‌ जो अब पूरा होनेवाला है) का 
= दिन, हो जाता हे | 


इन दिनों के मास बनाने से हमें ७२७६६१६३३ महीने ओर arise दिन का 
अवशेष प्राप्त होता है, जिसको श-द-द कहते हैं। यह चेत्रमास (जिसको मासों के अनुक्रम 


x छोड़ नहीं दिया जाता) के आरम्भ के बीच और महाविषुव के क्षण के बीच का अन्तर 
| 


फिर, जो लब्धि हमें मध्यवर्ती संख्या के लिए मिली है उसको कल्प के वर्षों में 
जोड़ देने से २४८२८३१९१४ योगफल निकलता Š | इस संख्या को ७ पर बाँटने से ३ 
अवशेष रहता है । इसलिए, प्रस्तुत वर्ष में सूर्य मेषराशि में मंगलवार को प्रविष्ट हुआ | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बावनवाँ परिच्छेद ६५ 
शेषोक्त विधि को स्पष्ट करने के लिए टिप्पणी 
मध्यवर्ती और निचले स्थानों की संख्याओं के लिए जिन संख्याओं का गुणको के 
रूप में उपयोग किया जाता हे उनकी व्याख्या निम्नलिखित रीति से की जाती है-- 
कल्प के नागरिक दिनों को कल्प के सोर-चक्रों पर भाग देने से, हमें लब्धि रूप 
में दिनों की वह संख्या मिलती है जिससे एक वर्ष बनता है अर्थात्‌ ३६५---- +-+-- 


¥३२००००००० 


अपूर्णाक ` es Suc २४८१ तहा जाता 
इस अपूर्णांक को ४५०००० के सामान्य भाजक द्वारा छोटा करने से ३६५८८८ बने जाता 


Š | इस अपूर्णांक को ३ पर बाँटकर और भी छोटा किया जा सकता है, परन्तु लोग इसको 
ऐसा ही रहने देते हे, जिससे इस पूर्णाक का ओर इस अपूर्णांक की अगली क्रिया में 
आनेवाले दूसरे अपूर्णाकों का भाजक एक ही të | 

सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों को कल्प के सौर वर्षों पर बाँटने से, लब्धि ऊनरात्र दिनों 
की संख्या निकलती हे जिनका सम्बन्ध एक सौर वर्ष से होता है अर्थात्‌ 


५२३४८२५५०००१ उस अपूर्णांक को ४५०००० के सामान्य भाजक द्वारा छोटा करने से 


४३२००००००० 


७७३९ nor निकलते Š | यह अपूर्णांक ३ पर भाग देने से और भी छोटा किया जा 
९६०० 


सकता है। 

सौर और चान्द्र वर्षो के मान लगभग ३६० दिन š | यही बात सूर्य और चादर 
के नागरिक वर्षों की Š | पहला कुछ बड़ा होता है और दूसरा कुछ छोटा। इन मानों में 
से एक, चान्द्र वर्ष, का.इस परिसंख्यान में प्रयोग किया गया है और दूसरे n सौर वर्ष 
की तलाश की जाती 21 (मध्यवर्ती और निचली संख्या की) दो लब्धियों ds योगफल 
दोनों प्रकार के वर्षों के बीच का अन्तर है। ऊपर की संख्या का a दिनों की संख्या 
से गुणन किया जाता है और मध्यवर्ती तथा निचली संख्याओं को दोनों अपूर्णाको में से 
प्रत्येक के साथ गुणा किया जाता है। 
इस विधि का सुगमीकरण = 

यदि हम इस परिसंख्यान का संक्षेप करना चाहें और, हिन्दुओं की तरह, हमारी 
इच्छा सूर्य और चाँद कौ मध्य गतियों को मालूम करने की 3 हो, तो हम मध्यवर्ती तथा 
निंचली संख्याओं के गुणकों का आपस में योग कर देते हैं। इससे १०२२० योगफल 
प्राप्त होता है | 

ऊपर के स्थान के लिए हम इस संख्या में भाजक > Qo = ९६००० का घात 


जोड़ देते हैं । इससे m प्राप्त होता Š । इस अपूर्णाक को छोटा करके आधा करने 


पर “२११ प्राप्त होते हैं। 
१४८० 


५ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


< 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


&& अलबेरूनी-वर्णित भारत 


इस परिच्छेद में हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दिनों को ५३११ से गुणा 
करने से और गुणनफल को १७२८०० पर भाग देने से, अधिमासों की संख्या प्राप्त होती 
है। अब यदि हम दिनों के स्थान में वर्षों से गुणा करें, तो गुणनफल उस गुणनफल का 


_* होगा जो दिनों की संख्या के साथ गुणा करने से प्राप्त होता। इसलिए, यदि हम 
= लब्थि प्राप्त करना चाहते Š जो पहले विभाजन से प्राप्त होती है, (पृष्ठ २२३) तो 
यह आवश्यक है कि हम उस भाजक के = पर भाग Š जिस पर हमने पहली अवस्था 
में भाग दिया था, अर्थात ४८० (क्योंकि ३६० x ४८० = १७२८००) ॥ 


पुलिस के मतानुसार, अधिमास निकालने की एक दूसरी रीति 

वह रीति भी उसी के सदृश है जिसका पुलिस ने निर्देश किया है; “आंशिक मासों 
की संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो। एक स्थान में इसे ११११ से गुणा करो 
और गुणनफल को ६७५०० पर भाग दो। लब्धि को दूसरे स्थान में लिखी हुई संख्या 
में से घटाओ और अवशेष को ३२ पर भाग दो। लब्धि अधिमास मासों की संख्या है 
और लब्धि में यदि कोई अपूर्णाक हो तो वह अधिमास मास के उस अंश को दिखलाता 
है जो अभी बन रहा है। इस संख्या को ३० से गुणा करने और घात को ३२ पर भाग 
देने से, लब्धि वर्तमान अधिमास मास के पूरे दिनों और दिनों के अपूर्णाकों को दिखलाता 
है।” 

इस रीति की कारणविवृति आगे लिखी जाती है-- 
पुलिस का रीति का समाधान 

यदि आप एक चतुर्युग के सौर मासो पर, पुलिस के सिद्धान्तानुसार, चतुर्युग के 


अधिमास महीनों को भाग देंगे तो आपको लब्धि के रूप में ३२ m मिलेगा | यदि 


आप मासों को इस संख्या पर भाग देंगे, तो आपको चतुर्युग या कल्प के अतीतांश के 
पूर्ण अधिमास प्राप्त होंगे | परन्तु पुलिस, किन्ही अपूर्णाको के बिना, केवल पूर्णाकों पर ही 
भाग देना चाहता था। इसलिए, जैसा कि ऐसी ही एक दशा में पहले स्पष्ट किया जा 
चुका है, उसे भाज्य में से कुछ घटाना पडा था । अपने मान-वर्ष पर परिसंख्यान को लगाते 


समय, भाजक के रूप में, हमें s प्राप्त हुआ हे। इसको ३२ पर भाग देने से 


१६०००० 


छोटा किया जा सकता है | इससे यह — बन जाता है। 


६७५०० 

पुलिस का ओर उद्धरण 
इस गणना में, पुलिस ने, मासो के स्थान में, सौर दिनों से गिनती की है जिनमें | 
कि तिथि निकाली जाती हे । क्योंकि वह कहता $— इस संख्या को तुम दो भिन्नभिन्न 
स्थानों में लिखो | एक स्थान में इसे २७१ से गुणा करो और गुणनफल को ४०५०००० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बावनवाँ परिच्छेद ६७ 


पर भाग दो। लब्धि को दूसरे स्थान की संख्या में से घटाओ और अवशेष को ९७६ पर 

भाग दो। तब लब्धि अधिमास महीनों, दिनों ओर दिन के भग्नांशों की संख्या है ।” 
वह और कहता हे--“इसका कारण यह है, कि चतुर्युग के दिनों को अधिमास 

मासों पर भाग देने से, तुम्हें लब्धि के रूप में ९७६ दिन ओर १०४०६४ का अवशेष 


प्राप्त होगा। इस संख्या के लिए और भाजक के लिए सामान्य हार ३८४ हैं। उससे 
७ 


अपूर्णांक को छोटा करके हमें 


3 र्‌ AN ` n 
दिन प्राप्त होते él 
२०५०००० 


पुलिस के उद्धत वचन की आलोचना 

परन्तु, यहाँ मुझे प्रतिलिपिकार या अनुवादक पर सन्देह होता हैं, क्योंकि पुलिस 
जैसा विद्वान्‌ ऐसी भूलें नहीं कर सकता था । बात यों है-- 

जो दिन अधिमास मासों पर बॉटे जाते Š वे आवश्यकता के तौर पर सोर दिन 
$a जैसा कि कहा जा चुका हे, लब्धि में पूर्णांक और अपूर्ण अंक हें । हारकांक और 
अशांक दोनों का सामान्य भाजक २४ की संख्या है | उससे अपूर्णांक को छोटा करके हमें 


४३३ š 
१३६ am होते हैं। 
६६३८३ 


यदि हम इस नियम को मासों पर लगायें और अधिमास महीनों की संख्या को 
छोटा करके अपूर्णांको तक ले आयें तो हार ४७८००००० निकलता है। इस हार और 
इसके अंश दोनों का सामान्य भाजक १६ है। उससे अपूर्णांक को छोटा करने पर 


७ 
२०९ निकलता है। 
२८००००० 


र अब यदि हम पुलिस की भाजक के रूप में ग्रहण को हुई संख्या को अभी ऊपर 

कहे सामान्य भाजक अर्थात्‌ ३८४ से गुणा करें, तो हमें गुणनफल १५५५२००००० अर्थात्‌ 
चतुर्युग के सौर दिन प्राप्त होंगे। परन्तु यह सर्वथा असम्भव है कि इस संख्या का, गणना 
के इस भाग में, भाजक के तौर पर उपयोग किया जाय | यदि हम, सार्वत्रिक सौर मासों 
को अधिमास महीनों पर भाग देकर, इस रीति का आधार ब्रह्मगुप्त के नियमों को बनाना 
चाहते हैं तो, उसके द्वारा प्रयुक्त रीति के अनुसार, फल अधिमास की संख्या से दुगना 


N 


erm | 


ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान की रीति a 
फिर ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान के लिए एक वैसी ही रीति का प्रयोग किया 


जा सकता Š | M we it a 

आंशिक चान्द्र दिनों को दो भिन्नभिन्न स्थाना म लिखो । एक स्थान में, इस 
संख्या को ५०६६३ से गुणा करो और गुणनफल को ३५६२२२० पर भाग दो । लब्धि 
को दूसरे स्थान में लिखी संख्या में से घटाओ और अवशेष को किसी अपूर्णाक के बिना 
६३ पर भाग दो। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६८ , अलबेरूनी-वर्णित भारत 


हिन्दुओं के और अधिक लम्बे विमर्श में कुछ भी लाभ नहीं, विशेषतः क्योंकि 
उन्हें अवम का अर्थात्‌ आंशिक ऊनरात्र के अवशेष का, प्रयोजन है, क्योंकि दो विभाजनों 
से जो अवशेष हमें प्राप्त होते हें उनके दो भिन्न-भिन्न हार é । (पृष्ठ २२४) | 


कुछ दिनों की दी हुई एक निश्चित संख्या से कालक्रमानुगत तिथि बनाने का नियम; 
अहर्गण का विपर्यय 

जो राशिविश्लेष के पूववर्ती नियमों को पूर्णतया जानता है वह, यदि कल्प या 
चतुर्युग के अतीत दिनों की एक निश्चित संख्या दी हुई हो तो, विपरीत क्रिया-संयोग-को 
भी पूरा कर सकेगा। परन्तु, निश्चयात्मक होने के लिए, हम यहाँ आवश्यक नियमों की 
पुनरावृत्ति करते हैं। 

यदि दिन दिये हुए हों और हम वर्ष मालूम करना चाहें, तो दिन आवश्यक रूप 
से नागरिक दिन होंगे अर्थात्‌ चान्द्र दिनों और ऊनरात्र दिनों के बीच का अन्तर होगा। 
इस अन्तर (अर्थात्‌ नागरिक दिनों) का उनके ऊनरात्र के साथ बही सम्बन्ध है जो सार्वत्रिक 
चान्द्र feat और सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों के बीच के अन्तर अर्थात्‌ १५७७९१६४५०००० 
का सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों के साथ है । शेषोक्त संख्या (अर्थात्‌ १५७७९१६४५००००) 
को ३५०६४८१ द्वारा दरसाया गया है | यदि हम दिये हुए दिनों को ५५७३९ से गुणा 
करें और गुणनफल को ३५०६ पर भाग दें, तो लब्धि आंशिक ऊनरात्र दिनों को दिखलायगी | 
इसमें नागरिक दिनों को जोड़ने से, चान्द्र दिनों की संख्या अर्थात्‌ आंशिक सौर और 
आंशिक अधिमास दिनों का योगफल निकल आता है। इन चान्द्र दिनों का इनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अधिमास दिनों से वही सम्बन्ध है जो सार्वत्रिक सौर और अधिमास दिनों के 
योग अर्थात्‌ १६०२९९९००००० का सार्वत्रिक अधिमास दिनों के साथ है। इस संख्या 
(अर्थात्‌ १६०२९९९०००००) को १७८१११ की संख्या दिखलाती हे। 

यदि तुम फिर, आंशिक चान्द्र दिनों को ५३११ से गुणा करो ओर गुणनफल को 
१७८१११ पर भाग दो, तो लब्धि आंशिक अधिमास दिनों की संख्या होगी | इनको चान्द्र | 
दिनों में से घटाओ, तो अवशेष सौर दिनों की संख्या हे | इस पर तुम दिनों को ३० पर | 
भाग देकर उनके मास बनाओ ओर मासो को १२ पर: भाग देकर वर्ष बनाओ | यही हम 
मालूम करना चाहते € | 


मान-वर्ष पर नियम का प्रयोग 
उदाहरणार्थ, आंशिक नागरिक दिन जो हमारे मान-वर्ष तक व्यतीत हो चुके हैं | 

७२०६३५९५१९६३ Š | यह संख्या दी हुई हे और जो कुछ हम मालूम करना चाहते हैं 

वह यह हे कि कितने भारतीय वर्ष और मास दिनों की इस संख्या के बराबर है । | 
पहले, हम इस संख्या को ५५७३९ से गुणा करते और गुणनफल को ३५०६४८१ | 

पर भाग देते Š | लब्धि ११४५५२२४५७५ ऊनरात्र दिन Š | I 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बावनवाँ परिच्छेद ६९ 


हम इस संख्या को नागरिक दिनों में जोड़ देते हे | योगफल ७३२०९११७६५३८ 
चान्द्र दिन हैं। हम उनको ५३११ से गुणा करते Š ओर गुणनफल को १७८१११ पर 
भाग देते हें। लब्धि अधिमास दिनों की संख्या हे अर्थात्‌ २१८२९८४९०१८ | 

हम उनको चान्द्र दिनों में से घराते हैं | इससे ७१०२६१३२७५२० अवशेष अर्थात्‌ 
आंशिक सौर दिन प्राप्त होते हें। हम इनको ३० पर भाग देते हैं। इसकी लब्धि 
२३६७५३७७५८४ अर्थात्‌ सौर मास निकलते हें | इनको १२ पर भाग देने से, भारतीय 
वर्ष अर्थात्‌ १९७२९४८१३२ निकलते ë । जैसा कि हम किसी पूर्ववर्ती अनुच्छेद में पहले 


^ 


ही कह आये हें, यह वर्षों की वही संख्या है जिससे हमारी मानतिथि बनती है। 
याकूब इब्न तारिक़ ने इसी विषय में एक टिप्पणी लिखी है-- 


याकूब इन तारिक़ का इसी प्रयोजन के लिए दिया हुआ नियम 

“दिये हुए नागरिक दिनों को सार्वत्रिक चान्द्र दिनों से गुणा करो ओर गुणनफल 
को सार्वत्रिक नागरिक दिनों पर भाग दो। लब्धि को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो । 
एक स्थान में संख्या को सार्वत्रिक अधिमास दिनों से गुणा करो सौर गुणनफल को सार्वत्रिक 
चान्द्र दिनों पर भाग दो। लब्धि अधिमास महीने होंगे। इनको ३० से गुणा करो और 
गुणनफल को दूसरे स्थान में लिखी हुई संख्या में से घटाओ। अवशेष आंशिक सौर दिनों 
की संख्या Š | तुम इनको आगे मासो और वर्षों में बदल दो।” 

इस गणना की कारण-विवृति निम्नलिखित है-- 


शेषोक्त रीति का स्पष्टीकरण B 

पहले कह चुके हैं कि दिनों की दी हुई संख्या चाळ दिनों और उनके ऊनरात्र 
के बीच 3 अन्तर है, जैसा कि सार्वत्रिक नागरिक दिन सार्वत्रिक चान्द्र दिनों और उनके 
सार्वत्रिक ऊनरात्र के बीच का अन्तर el इन दोनों मानों का एक दूसरे के साथ एक रूप 
सम्बन्ध Š | (पृष्ठ २२५) इसलिए हमें आंशिक चान दिन प्राप्त होते हैं जो दो भिन्नभिन्न 
स्थानों में लिखे हुए Š | अब, ये सौर और मा दिनों के योग-फल के बराबर हें, 
जिस प्रकार कि साधारण चान्द्र दिन सार्वत्रिक सौर दिनों और सार्वत्रिक अधिमास दिनों के 
योग-फल के बराबर होते Š | इसलिए आंशिक और सार्वत्रिक अधिमास दिनों का एक 
दूसरे के साथ वैसा ही सम्बन्ध हे जैसा कि दो भिन्न-भिन्न स्थानों i लिखी हुई उन दो 
Sorat का। उन दोनों से अभिप्राय चाहे मासो से हो या दिनों से, अन्तर कुछ नहीं 


पडता | 


आंशिक अधिमास महीनों के द्वारा आंशिक उनरात्र दिनों के परिसंख्यान के लिए 


याकूब का आगे लिखा नियम उसकी पुस्तक के सभी हस्तलेखों में पाया जाता d— 
आंशिक ऊनरात्र दिनों के परिसंख्यान के लिए याकूब की रीति = 
“अतीत अधिमास को, वर्तमान अधिमास के भग्नांशों सहित सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों 
से गुणा किया जाता है और गुणनफल को सार्वत्रिक सौर मासो पर भाग दिया जाता हे। 
लब्धि को अधिमास में जोड़ दिया जावा है। योगफल अतीत ऊनरात्रों की संख्या है। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— V m rrrrrrrrrr ~ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इसकी आलोचना 


मैं समझता हूँ, इस नियम से बात प्रकट नहीं होती कि इसके बनानेवाले को इस 
विषय का पूर्ण ज्ञान था, और न यही कि उसे उपमिति या परीक्षण में बहुत विश्वास था। 
क्योंकि, हमारी मान-तिथि तक चतुर्युग के जितने अधिमास महीने बीत चुके हैं उनकी 


संख्या, पुलिस के सिद्धान्तानुसार, ०१९६५२५० ०२० है | इस संख्या को चतुर्युग के ऊनरात्र | 


७० अलबेरूनी-वर्णित भारत 
। 
| 


से गुणा करने से गुणनफल ३००११६०००६८४२६--- प्राप्त होता हे | इस संख्या को 


सौर मासों पर भाग देने से ५७८९२७ लब्धि प्राप्त होती है। इसको अधिमास में जोड़ने 

से योग-फल १७७५४५२ होता है। और यह वह नहीं जो हम मालूम करना चाहते थे। 

इसके विपरीत, ऊनरात्र दिनों की संख्या १८८३५७०० है। इस संख्या का ३० से गुणन 

का गुणनफल भी वह नहीं जिसे हम मालूम करना चाहते थे। इसके विपरीत, यह 
! ५३२६३५६० है। दोनों संख्याएँ सत्य से बहुत दूर है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तिरपनवाँ परिच्छेद 
अहर्गण, अथवा समय की विशेष-विशेष तिथियों 
या क्षणों के लिए पंचांगो में नियत किये हुए 
विशेष नियमों के अनुसार वर्षों के मास बनाने पर 


अहर्गण की रीति, जैसी कि वह विशेष तिथियों पर प्रयुक्त होती है 

जिन शाकों के पंचांगों में दिन बनाये जाते हैं उन सब में ऐसे अब्दारम्भ नहीं 
होते जो समय के ऐसे क्षणों पर आते हों जब अधिमास या ऊनरात्र देवयोग से ठीक पूरा 
होता Š | इसलिए पंवांगों के रचयिताओं को अधिमास ओर ऊनरात्र की गणना के लिए 
ऐसी विशेष संख्याओं का प्रयोजन होता है जिनका, यदि गणना को सुव्यवस्थित रूप से 
आगे चलाना है, जोड़ना या घटाना आवश्यक होता है। उनके पंचांगों या ज्योतिष के 
गुटकों के अध्ययन से इन नियमों के विषय में जो कुछ भी हम सीख पाये हैं वह पाठकों 
की भेंट किया जाता है। 

पहले, हम खण्डखाद्यक के नियम का उल्लेख करते हैं, क्योंकि यह पंचांग सबसे 
अधिक विख्यात है और ज्योतिषी लोग इसको सबसे उत्तम समझते हैं | 


खण्डखाद्यक की रीति EN r 

ब्रह्मगुप्त कहता है “शककाल का वर्ष लो, उसमें से ५८७ घटाओ, अवशेष Fi 
१२ से गुणा करो और गुणनफल में प्रस्तुत वर्ष के वे ण मास जोड़ दो जो व्यतीत हो 
चुके हैं। योगफल को ३० से गुणा करो, और गुणनफल में वे दिन जोड़ दो जो वर्तमान 
मास के बीत चुके हैं। योगफल आंशिक सौर दिनों को दिखलाता है। Eo 

“इस संख्या को तीन भिन्न भिन्न स्थानों में लिखो । मध्यवर्ती और निचली संख्या 
में ५ जोड दो और सबसे निचली को १४९४५ पर भाग दो। लब्धि को मध्यवर्ती संख्या 
में से घटाओ और भाग देने पर जो अवशेष तुम्हें मिला हे sà छोड़ दो । मध्यवर्ती i 
को ९७६ पर भाग दो। लब्धि पूर्ण अधिमास महीनों की संख्या है और अवशेष वह 
जो वर्तमान अधिमास महीने का व्यतीत हो चुका है। 


“इन मासों को ३० से गुणा करो और गुणनफल को ऊपर की संख्या में जोड़ 


दिनों की सं में रहने दो ओर 
दो | योगफल आंशिक चान्द्र दिनों की संख्या 2) इनको ऊपर r RETE X 


i ध्य स्थान में लिखो। इसको ११ से गुणा क 
$ सा को निचले स्थान में लिखो | तब इस संख्या को १११५७३ पर भाग 
दो। लब्धि को मध्यवर्ती संख्या में से घटाओ और (भाग देने से) जो अवशेष निकला हे 
उसे छोड दो | फिर, मध्यवर्ती संख्या को ७०३ पर भाग दो, तब लब्धि ऊनरात्र दिनों को 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— rr nO AWAÇwWaa 922: 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७२ अनबेरूनी-वर्णित भारत | 


और अवशेष अवमों को दिखलायगा। ऊनरात्र दिनों को ऊपर की संख्या में से घटाओ | 
(पृष्ठ २२६) अवशेष नागरिक दिनों की संख्या हे । 

यह खण्डखाद्यक का अहर्गण है। इस संख्या को ७ पर भाग देने से, अवशेष 
सप्ताह के उस दिन को प्रकट करेगा जिस दिन प्रकृत तिथि होगी । 
मान-वर्ष पर इस रीति का प्रयोग 

हम इस नियम का उदाहरण अपने मान-वर्ष की अवस्था में देते हें। शककाल का 
अनुरूप वर्ष ९५३ है। हम उसमें से ५८७ घटाते हें और शेष ३ ६ बचते Š | हम इसका 
१२ > ३० के गुणनफल से गुणा करते हैं, क्योंकि तिथि मासों और दिनों से रहित हे । 
गुणनफल १३१७६० अर्थात्‌ सौर दिन हैं। 

हम इस संख्या को तीन भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखते हें । मध्यवर्ती और निचली 
संख्याओं में हम ५ जोड़ देते हैं, जिससे दोनों स्थानों में हमें १३१७६५ प्राप्त होते हें । 
निचली संख्या को हम १४९४५ से भाग देते हें। लब्धि ८ होती हे, जिसको हम मध्यवर्ती 
संख्या में से घटाते हें और यहाँ हमें १३१७५७ अवशेष प्राप्त होता है। तब हम उस 
अवशेष की उपेक्षा कर देते हैं जो विभाजन का परिणामस्वरूप है | 

फिर, हम मध्यवर्ती संख्या को ९७६ पर भाग देते हैं। लब्धि १३४ मासों की 
संख्या को दिखलाती है | इसके अतिरिक्त = अवशेष रहता Š | मासों को ३० से गुणा 


करने से ४०२० गुणनफल निकलता है । इसको हम सौर दिनों में जोड़ देते हें। इससे 
हमें चान्द्र दिन अर्थात्‌ १३५७८० प्राप्त होते Š | हम इस संख्या को तीनों संख्याओं के 
नीचे लिखते हैं, इसको ११ से गुणा करते हैं और गुणनफल में ४९७ जोड़ देते हें। इस 
प्रकार हमें १४९४०७७ की संख्या प्राप्त होती हे। हम इस संख्या को चारों संख्याओं के 
नीचे लिखते हैं और इसको १११५७३ पर भाग देते P. लब्धि १३ निकलती है और 
अवशेष अर्थात्‌ ४३६२८ को छोड़ दिया जाता है । हम लब्धि को मध्यवर्ती संख्या में से 
घटाते है | इस प्रकार हमें १४९४०६४ अवशेष प्राप्त होता Š | हम इसको ७०३ पर भाग 


देते हें। लब्धि २१२५ होती हे और अवशेष अर्थात्‌ अवम 3^ । हम भागःफल को 


चान्द्र दिनों में से घाते हैं और अवशेष १३३६५५ निकलता है। ये नागरिक दिन है 
जिनको हम मालूम करना चाहते हैं। इनको ७ पर भाग देने से, ४ अवशेष रहता है। 
इसलिए मान-वर्ष के चैत्र मास की पहली बुधवार को होती Š | 


यज्दजिर्द के संवत्‌ का अब्दारम्भ इस शाके के गणनारम्भ से ११९६८ दिन पहले 
होता है | इसलिए यज्दजिर्द के संवत्‌ के दिनों का हमारी मान तिथि तक जोड़ १४५६२३ 
दिन है। इनको फारसी वर्ष और मासों पर भाग देने से हमे अनुरूप फारसी तिथि के रूप 
में यज्दजिर्द का संवत्‌ ३९९ और १८वीं इसफन्दार्मज्ञ मिलती है | अधिमास महीने के ३० 
दिनों के साथ पूर्ण होने के पहले, यह आवश्यक Š कि अब तक पाँच घटी अर्थात्‌ दो 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
तिरपनवाँ परिच्छेद ७३ 


घंटे बीत जायँ । फलतः, वर्ष लोंद का वर्ष हे ओर चैत्र वह मास है जो इसमें दो बार 
गिना जाता हैं। 


अल-अर्कन्द नामक अरबी पुस्तक की रीति 

एक बुरे अनुवाद के अनुसार अलअर्कन्द पंचांग की रीति यह हे-“यदि आप 
अर्कन्द अर्थात्‌ अहर्गण, जानना चाहते हैं तो ९० लो, इसको ६ से गुणा करो, गुणनफल 
में ८ और सिंध के राज्य के वर्ष अर्थात्‌ सफर मास सन्‌ ११७ हिजरी तक का समय 
जोड़ो । यह सफ़र मास सन्‌ १०९ के चैत्र मास के अनुरूप हे। उस योगफल में से ५८७ 
घटाओ, तब अवशेष शक के वर्षों को दिखलाता हं। 

एक सुगमतर रीति आगे लिखी जाती है--“यज्दजिर्दी संवत्‌ को लेकर उसमें से 
३३ घटा दो। अवशेष शख के वर्षों को दिखलाता हे | अथवा आप अर्कन्द के मूल नव्वे 
वर्षों के साथ भी आरम्भ कर सकते हैं। उनको ६ से गुणा करो और गुणनफल में १४ 
जोड़ दो। योगफल में यज़्दजिर्दी संवत्‌ के वर्ष जोड़ दो और उसमें से ५८७ घटा दो। 
अवशेष शख के वर्षों को दिखलाता है !” 


शेषोक्त रीति पर गुण-दोष-परीक्षात्मक टिप्पणियाँ 

मेरा विश्वास है कि जिस शख का उल्लेख यहाँ है वह शक से अभिन द 
परन्तु, इस गणना का परिणाम हमें शक-संवत्‌ तक नहीं, वरन्‌ गुप्त-संवत्‌ तक पहुचाता हे, 
जिसके यहाँ दिन बनाये गये हैं । यदि अर्कन्द का कर्ता ९० से आरम्भ करता, उनको ६ 
से गुणा करता, उनमें ८ जोड़ता, जिससे उसे ५४८ प्राप्त होते, और वर्षों की बढ़ती से इस 
संख्या को परिवर्तित न करता, तो बात उसी परिणाम पर पहुंच जाती ओर अधिक सुगम 
और सरल होती | ; 

सफ़र मास की पहली, जिसका उल्लेख शेषोक्त रीति का लेखक करता है, यज्दजिर्द 
के संवत्‌ १०३ की आठवीं दैमाह के अनुरूप है । इसलिए z चैत्रमास को देमाह की 
अमावस्या पर निर्भर ठहराता है । (पृष्ठ २२७) पर्छु, उस समय में फारसी मास वास्तविक 
काल से आगे रहे हैं, क्योंकि (३६५ पूर्ण दिनों के पश्चात) दिन-चतुर्थाश नहीं जोड़े गये I 
रचयिता के अनुसार, सिंध राज्य के जिस संवत्‌ का वह उल्लेख करता हे Aur Ed 
यज्दजिर्द के संवत्‌ के छः वर्ष पहले होना चाहिए । तदनुसार, हमारे T T q3 
संवत्‌ के वर्ष ४०५ होंगे । ये, अर्कन्द के वर्षो अर्थात्‌ ५४८, ही साथ ग्रन्थकार 
आरम्भ करता Š ९५२ वर्षो का संवत्‌ दिखलाते Š | जिस परिमाण * 
उल्लेख ग्रन्थकार ने किया है उसको घटा देने से, यह गुप्तकाल के अनुरूप संवत्‌ 
परिवर्तित हो जाता है। š: it 

वियोजन या अहर्गण की इस रीति की अन्य ब . pum E i 
से. जैसा कि हमने इसका वर्णन किया हे, अभिन्न है | कभी-क Si ख में 
ऐसा पाठ मिलेगा जो ९७६ कें स्थान अ. २००० TET दन का तवा oS 


E गं की भूल है, क्योंकि ऐसी रीति का कोई आधार नहीं। 
न e की अपने करणतिलक नामके पंचांग में दी हुई रीति है । 


इसके, C 
-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


hh 


——IV—ar[mUmammm Fa i. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ex अनबेरूनी-वर्णित भारत 


शककाल के वर्ष लो, उनमें से ८८८ घटाओ, अवशेष को १२ से गुणा करो और 
गुणनफल में वर्तमान वर्ष के बीते हुए पूर्ण मासों को जोड़ दो । योगफल को दो भिन्न-भिन्न 
स्थानों में लिखो । एक संख्या को ९०० से गुणा करो, गुणनफल में ६६१ जोड़ दो और | 
योगफल को २९२८२ पर भाग दो। लब्धि अधिमास मासा को दिखलायगी। इसको दूसरे | 
स्थान में लिखी हुई संख्या में जोड़ दो, योगफल को ३० से गुणा करो और गुणनफल में | 
वर्तमान मास के बीते हुए दिन जोड़ दो। योगफल चान्द्र दिनों को दिखलायगा। इस 
संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो | एक संख्या को ३३०० से गुणा करो, गुणनफल 
में ६४१०६ जोड़ो, योगफल को २१०९०२ से भाग दो। लब्धि ऊनरात्र दिनों को और 
अवशेष अवमों को दिखलाता है | ऊनरात्र दिनों को चान्द्र दिनों में से घटाओ | मध्य रात्रि 
को आरम्भ मानकर गिनने से, अवशेष अहर्गण है । 


इस रीति का मान-वर्ष पर प्रयोग 


अपने मान-वर्ष के उपयोग में हम इस रीति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते Pg 
हम शककाल के अनुरूप वर्ष ९५३ में से ८८८ घटाते हैं, जिससे शेष ६५ रह जाते हैं। 
वर्षों की यह संख्या ७८० वर्षों के बराबर Š | हम इस संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों 
में लिखते हैं। एक स्थान में हम इसे ९०० से गुणा करते हे, उसमें ६६१ जोड़ देते हें 


और योगफल को २९२८२ पर भाग देते हैं। लब्धि २ E अधिमास देती है । 


गुणक ३० Š | इससे गुणित होने से, मास दिनों में परिवर्तित हो जाते हें | परन्तु, 
गुणनफल को पुनः ३० से गुणा किया जाता है | भाजक ९७६ के गुणन योग अगला 
अपूर्णांक गुणित ३० का योगफल है, जिसका फल यह है कि दोनों संख्याओं का सम्बन्ध 
एक ही प्रकार से है (अर्थात्‌ दोनों दिनों को दिखलाते हैं)। फिर, इसके फलस्वरूप मासों 
की जो संख्या निकलती है उसको हम उन मासों में जोड़ते हैं जिनको हम पहले मालूम 


'करणतिलक पंचांग की रीति | 
| 
1 


` 


कर चुके ë | योगफल को ३० से गुणा करने से, हमें गुणनफल २४०६० (२४०९० पढिए) 
अर्थात्‌ चान्द्र दिन प्राप्त होते Š | 

हम इनको दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखते Š | एक संख्या को हम ३३०० से 
गुणा करते हैं जिससे गुणनफल ७९३९८००० (७९४९७००० पढ़िए) प्राप्त होता है | इसमें 
६४१०६ (६९६०१ पढ़िए) बढ़ाने से योगफल ७९४६२१०४ (७९५६६६०१ पढ़िए) प्राप्त 
होता Š | इसको २१०९०२ पर भाग देने से भागफल ३७६ (३०७ पढ़िए) अर्थात्‌ ऊनरात्र 


१६२९५२ / ५९५४७ ए) हे 
दिन और अवशेष — ( २८९८२ पढ़िए अर्थात्‌ अवम निकलते ë | हम ऊनरात्र 


दिनों को दूसरे स्थान में लिखे हुए चान्द्र दिनों में से घटाते हैं और अवशेष नागरिक 
अहर्गण अर्थात्‌ नागरिक दिनों की संख्या है अर्थात्‌ २३६८४ (२३७१३ पढ़िए) । 


पंचसिद्धान्तिका की रीति 


वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका की रीति यह है-“शककाल के वर्ष लो, उनमें से 
४२७ घटाओ। अवशेष को १२ से गुणा करके मासों में परिवर्तित कर दो। उस संख्या 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तिरपनवाँ परिच्छेद c 


को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो 1 एक संख्या को ७ से गुणा करो और गुणनफल को 
२२८ पर भाग दो । लब्धि अधिमास महीनों की संख्या हे । इनको दूसरे स्थान में लिखी 
हुई संख्या में जोड़ दो, योगफल को ३० से गुणा करो और गुणनफल में वर्तमान मास 
के वे दिन जोड़ दो जो बीत चुके हैं। योगफल को दो भिन्न-भिन स्थानों में लिखो। 
निचली संख्या को ११ से गुणा करो, गुणनफल में ५१४ जोड़ो, (पृष्ठ २२८) और योगफल 
को ७०३ पर भाग दो। भाग-फल को ऊपर के स्थान में लिखी हुई संख्या में से घटाओ। 
जो अवशेष होगा वह नागरिक दिनों की संख्या <1” 

वराहमिहिर कहता है कि यह यवनों के सिद्धान्त की रीति है 
मान-वर्ष पर इस रीति का प्रयोग। 

अपने मान-वर्षों में से एक पर हम इस रीति का निदर्शन करते हे | शककाल के 
वर्षो में से ४२७ घटाओ। अवशेष अर्थात्‌ ५२६ वर्ष, ६३१२ मासों के बराबर हैं। 


` Ç A अवशे १५ मासों NS मासों 
अधिमासो की अनुरूप संख्या १९३ है और अवशेष ae मासों की संख्या दूसरे मासों 
समेत ६५०५ है, जो १९५१५० WH दिनों के बराबर है। 


इस रीति में जो संयोजन होते हँ उनका प्रयोजन समय के उन भग्नांशों के कारण 
है जो प्रस्तुत संवत्‌ के गणनारम्भ से सटे रहते हैं। ७ से गुणन का प्रयोजन संख्या को 
सप्तम अंशों तक कम करना है। f Í 

भाजक एक अधिमास के समय के सप्तमो की संख्या हे, जिसको वह ३२ मास, 
१७ दिन, ८ घटी और लगभग ३४ चषक गिनता है । : e š 

फिर हम चान्द्र दिनों को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में [e हैं। निचली संख्या को 
हम ११ से गुणा करते हैं और गुणनफल में ५१४ जोडते ë | योगफल २१४७१६४ होता 
है। इसको ७०३ से भाग देने से ३०४५ भागफल्‌ अर्थात्‌ ऊनरात्र दिन और अवशेष 
२०२ प्राप्त होता Š | हम दिनों को दूसरे स्थान में लिखी संख्या में से घटाते हैं, जिससे 
७०३ 


अवशेष १९२०९६ अर्थात्‌ उस तिथि के नागरिक दिन प्राप्त होते हैं जिस पर हम इस 


पुस्तक के काल-गणना-सम्बन्धी परिसंख्यानों को आश्रित करते हें । TE 
: वराहमिहिर का सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त के बहुत निकट पहुंचता ह; क्योंकि 


0 अन्त अपूर्णाक १५ 
यहाँ मान-तिथि के अधिमास दिनों की संख्या के अन्त का अपूर्णाक ३३ है, परन्तु, कल्प 


5 हैं उनमें १०३ S 
के आदि से आरम्भ करके, जो गणनाएँ हमने की हैं उनमें हमने इसे त्या है, जो 


कि = के प्रायः बराबर है | 


[चांग अल-हर्कन की रीति š 
zl E के मुसलमानी गुटके या पंचांग में हम गणना की वही रीति पाते 
हे, परन्तु इसका प्रयोग एक दूसरे संवत पर और आरम्भ भी एक दूसरे संवत्‌ से किया 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nnn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७६ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


गया है | उस संवत्‌ का गणनारम्भ अवश्य ही यज्दजिर्द के संवत्‌ के ४००८१ (दिन) पीछे 
होता है | इस पुस्तक के अनुसार, भारतीय वर्ष का आरम्भ यज्दजिर्द के संवत्‌ ११० की 
२१वीं दैमाह को रविवार के दिन होता है | इस रीति की परीक्षा आगे लिखे ढँग से हो | 
सकती है-- 

“बहत्तर वर्ष लो, उनको १२ से गुणा करके मासों में बदल दो, जिससे गुणनफल 
८६३ निकलता है। इनमें वे मास जोड़ दो जो सन्‌ १०७ के शैबान की पहली और उस 
मास की पहली के बीच व्यतीत हुए हैं जिसमें तुम देवयोग से हो। योगफल को दो 
भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो। निचली संख्या को ७ से गुणा करो और गुणनफल को 
२२८ पर भाग दो। लब्धि को ऊपर की संख्या में जोड़ो और योगफल को ३० से गुणा 
करो | गुणनफल में उन दिनों की संख्या बढ़ा दो जो उस मास के व्यतीत हो चुके हैं 
जिसमें कि तुम हो। इस संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो। निचली संख्या में 
३८ बढ़ाओ और योगफल को ११ से गुणा करो । गुणनफल को ७०३ पर भाग दो और । 
लब्धि को ऊपर की संख्या में से घटाओ। ऊपर के स्थान में अवशेष नागरिक दिनों की 
संख्या हे और निचले स्थान का अवशेष अवमों की संख्या है | दिनों की संख्या में १ 
बढ़ा दो और योगफल को ७ पर भाग दो | अवशेष सप्ताह के उस दिन को दिखलाता | 
हे जिस दिन प्रस्तुत तिथि होती हे ।” | 

यह रीति तब ठीक हो सकती हे जब उन बहत्तर वर्षो के मास चान्द्र होते जिनके | 
साथ गणना आरम्भ होती हे | परन्तु, वे सौर मास हैं, जिनमें लगभग सत्ताईस मास अवश्य | 
जोड़ देने चाहिएँ, जिससे ये बहत्तर वर्ष ८६४ मासों से अधिक हो जाते हैं। | 


मान-तिथि पर इस रीति का प्रयोग | 


हम पुनः अपनी मान-तिथि की अर्थात्‌ सन्‌ ४२२ हिजरी के प्रथम रब्बी के आरम्भ | 
को, दशा में इस रीति का निदर्शन करते हें। उपर्युक्त शाबान की पहली और शेषोक्त '| 
तिथि के बीच २६९५ मास व्यतीत हो चुके हें | इनको इस रीति के बनानेवाले के ग्रहण | 
किये हुए मासों की संख्या (८६४) में बढ़ाने से योगफल ३५५९ निकलता है | इस संख्या 
को दो भिन-भिन स्थानों में लिखो। एक को ७ से गुणो और गुणनफल को २२८ पर 
भाग दो | लब्धि अधिमासो अर्थात्‌ १०९ को दिखलाती हे । इनको दूसरे स्थान की संख्या 
में बढ़ा दो, तुम्हे ३६६८ योगफल प्राप्त होगा । (पृष्ठ २२९) इसे ३० से गुणा करो और 
तुम्ह गुणनफल ११००४० मिलेगा। इस संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो । 
निचली संख्या में ३८ बढ़ाओ | इससे तुम्हें ११००७८ प्राप्त होंगे | इसे ११ से गुणा करो 
और गुणनफल को ७०३ पर भाग दो। लब्धि १७२२ और अवशेष २९२ अर्थात्‌ अवम 


हैं। ऊपर की संख्या में से लब्धि घटाओ और अवशेष, १०८३१८, नागरिक दिनों को | 
दिखलाता हे I 


इस रीति का संशोधन 


_इस रीति का आगे लिखे प्रकार से संशोधन होना चाहिए-तुम्हें जानना चाहिए 
कि यहाँ प्रयुक्त संवत्‌ के गणनारम्भ और तिथि के रूप यहाँ ग्रहण की हुई शाबान की 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तिरपनवाँ परिच्छेद ७७ 


पहली के बीच, २५९५८ दिन अर्थात्‌ ८७६ अरबी मास, अथवा तिहत्तर वर्ष और दो मास 
व्यतीत हो चुके हैं। फिर यदि हम इस संख्या में वे मास बढ़ा Š जो उस पहली शेबान 
और मानःवर्ष के प्रथम रब्बी की पहली के बीच व्यतीत हुए हैं, तो योगफल ३५७१ प्राप्त 
होता Š और ये अधिमासों के साथ ३६८० मास अर्थात्‌ ११०४०० दिन होते हँ | ऊनरात्र 
दिनों की अनुरूप संख्या १७२७ Š और अवशेष ३१९ अवम हैं । इन दिनों को घटाने 
से अवशेष १०८६७३ प्राप्त होता हे। यदि हम १ घटायें और अवशेष को ७ से भाग 
š तो परिसंख्यान शुद्ध है, क्योंकि अवशेष ४ है अर्थात्‌, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं 
मान-तिथि का दिन बुधवार € | 


मुलतान के दुर्लभ की रीति 

मुलतान-निवासी दुर्लभ की रीति आगे लिखी जाती है--वह ८४८ वर्ष लेता है 
और उनमें लौकिक काल बढ़ा देता है। योगफल शककाल है। वह उनमें से ८४५४ 
घटाता है और अवशिष्ट वर्षों को मासं में -बदल देता है। वह उनको वर्तमान वर्ष के 
अतीत मासों सहित तीन भिन्नभिन्न स्थानों में लिखता है । निचली संख्या को वह ७७ 
से गुणा करता है और गुणनफल को ६९१२० पर भाग देता है। लब्धि को वह मध्यवर्ती 
संख्या में से घटाता हे, अवशेष को दुगना करता हे और उसमें २९ बढ़ा देता है। योगफल 
को वह ६५ पर भाग देता हे, जिससे अधिमास प्रात हों । वह उनको ऊपर की संख्या में 
बढ़ाता है और योगफल को ३० से गुणा करता 3 | वह गुणनफल को वर्तमान मास के 
अतीत दिनों सहित दो भिन्नभिन्न स्थानों में लिखता हैं। वह निचली संख्या को ११ से 
गुणा करता है और गुणन-फल में ६८६ बढ़ी देता हे। योगफल को वह नीचे लिखता š l 
वह इसको ४०३९६३ पर भाग देता हे ओर लब्धि को मध्यवर्ती संख्या में बढ़ाता है। 


N 


या याता. दिनों को प्रकट करता है | वह 


उनको ऊपर की संख्या में से घटाता है। अवशेष नागरिक अहर्गण अर्थात्‌ प्रस्तुत तिथि 


के नागरिक दिनों का योगफल है। ु 
हम ऊपर किसी स्थल पर पहले ही इस रीति का स्थूल वर्णन कर चुके हें। जब 
विशेष तिथि के लिए इसे ग्रहण कर चुका, तब उसने कुछ परिवर्धन 


इसका कर्ता, दुर्लभ, एक वि = 
किया, परन्तु इसका प्रधान भाग अपरिवर्तित ही है | किन्तु, करणसार ऐसे प्रत्येक नवाचार 
को घुसेड़ने का निषेध करता है जो अहर्गण की रीति में किसी दूसरी क्रिया की ओर पद 


जाता हे दुर्भाग्य से पुस्तक का जो कुछ हमारे पास है वह बुरी तरह से अनुवादित है। 
उसमें से जो उद्धरण हम दै सकते हैं वह यह. ३ आधार Š । यह हमारे 
वह शककाल के वर्षों में से ८२१ घटाता है। अवशेष आधार ६ a यह हमारे 

होगा। वह इस संख्या को तीन भिन्नभिन्न स्थानों में लिखता 


= ER z न 
$2 T S S १३२ आंशों (डिग्रियो) स यणा हे। गुणनफल हमारी 
मान-तिथि के लिए १७४२४ की संख्या देता 3 | वह दूसरी संख्या को ४६ कलाओं 


ASIN वह तीसरी संख्या को 
मिनिटों करता है और गुणनफल ६०७२ मार करता है। 
e da र 7 १ 


गुणनफल ४४८८ भा 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nnn 


——tarmOasn[noOsrm 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७८ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


देता है और लब्धि कलाओं, विपलों (सेकंडों) इत्यादि को अर्थात्‌ ८९” ४६”, को दिखलाती 
हे । तब वह ऊपर के स्थान में अंशों के योगफल में ११२ बढ़ाता और विपलों को कलाओं 
में, कलाओं को अंशों में और अंशों को चक्रों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार वह 
४८ चक्र, ३५८° ४१“ ४६” प्राप्त करता है। सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने के समय 
यह चन्द्र की मध्यम स्थिति हे V 

फिर, वह चन्द्र की मध्यम स्थिति के अंशों को १२ पर भाग देता है। भागफल 
दिनों को दिखलाता है। भाजन के अवशेष को वह ६० से गुणा करता है और उसमें 
चन्द्र के मध्यम स्थान की कलाएँ जोड़ता है | योगफल को वह १२ पर भाग देता हे और 
भागफल घटियों और काल के क्षुद्रतर अंशों को दिखलाता है । (पृष्ठ २३०) इस प्रकार 
हमें २७° २३” २९” अर्थात्‌ अधिमास दिन, प्राप्त होते हें । निस्सन्देह यह संख्या उस 
अधिमास के अतीत अंश को प्रकट करती है जो इस समय बन रहा d 

जिस ढंग से अधिमास का मान मालूम किया जाता है उसके विषय में ग्रन्थकार 
आगे लिखी टिप्पणी करता हे- 
वह उस चान्द्र संख्या को जिसका उल्लेख हमने किया है अर्थात्‌ १३२° ve! 
३४” को १२ पर भाग देता ë | इससे वह वर्षांश (portio ann) के हरूप में ११० 
३ ५२” ५०” और मासांश (portio mensis) के रूप में o? ५५ १९” २४” 
१० प्राप्त करता है | शेषोक्त मासांश के द्वारा वह उस काल की संस्थिति का परिसंख्यान 
करता है जिसमें ३० दिन, दो वर्ष, ८ मास, १६ दिन, ४ घटी, ४५ चषक हो जाते हैं। 
तब वह आधार को २९ से गुणा करता है जिससे गुणनफल ३८२८ प्राप्त होता Š | वह 
उसमें २० बढ़ा देता है और योगफल को ३६ पर भाग देता है। भागफल अर्थात्‌ १० eé, 
ऊनरात्र दिनों को दिखलाता है । 
. परन्तु, क्योंकि मैं इस रीति का कोई उचित समाधान नहीं मालूम कर सका, इसलिए 
मैं इसे जैसी पाता हूँ वैसी ही ज्यों की त्यों दे देता हूँ, परन्तु मैं इतना कह देना आवश्यक 
समझता हूँ कि ऊनरात्र दिनों की वह संख्या जो एक अकेले अधिमास के अनुरूप | 
QA 3 | 


// 


१०६२२ 


1 

| 

i 

| 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चौवनवाँ परिच्छेद 
नक्षत्रों के मध्यम स्थानों की गिनती पर 


== nasa 


किसी दिये हुए समय में किसी नक्षत्र के मध्यप्र स्थान का निश्चय 
करने की साधारण रीति 

यदि हमें एक कल्प या चतुर्युग में नक्षत्रों के चक्रों की संख्या ज्ञात हो और फिर 
हमें मालूम हो कि काल के विशेष क्षण तक कितने चक्र व्यतीत हो चुके हैं तो हम यह 
भी जानते हैं कि कल्प या चतुर्युग के दिनों के सारे योगफल का चक्रों के सम्पूर्ण योगफल 
से वही सम्बन्ध है जो कल्प या चतुर्युग के अतीत के दिनों का नाक्षत्रिक चक्रों को अनुरूप 
संख्या से है। सबसे अधिक प्रचलित रीति यह &— 

कल्प या चतुर्युग के अतीत दिनों को नक्षत्र के, या इसके उच्च स्थान (Apsis) 
के, या इसके पात (Node) के उन चक्रों से गुणा किया जाता है जो यह एक कल्प या 
चतुर्युग में पूरे करता है। यदि आप कल्प से गिनती करते हैं तो गुणनफल को कल्प के 
दिनों के सम्पूर्ण योगफल पर और यदि आप चतुर्युग से गिनती करते हैं तो उसके दिनों 
के योगफल पर भाग दिया जाता है। भागफल पूर्ण कालचक्रों को दिखलाता है। परन्तु 
इनका प्रयोजन न होने के कारण इनको छोड़ दिया जाता है। भाग देने से जो अवशेष 
प्राप्त होता है उसको १२ से गुणा किया जाता है और गुणनफल को कल्प या चतुर्युग 
के दिनों के सम्पूर्ण योगफल पर, जिस पर कि हम एक बार भाग दे चुके हैं, भाग दिया 
जाता है। भागफल क्रान्तिमण्डल को राशियों को दिखलाता है। इस विभाजन के अवशेष 
को ३० से गुणा किया जाता है और गुणनफल को उसी भाजक पर भाग दिया जाता है। 
भागफल अंशों को दिखलाता है। इस विभाजन के अवशेष को ६० से गुणा किया जाता 
है और उसी भाजक पर भाग दिया जाता 3 | लब्धि कलाओं को दिखलातौ है। 

यदि हम विपल और श्ुद्रतर मूल्य मालू करना चाहते हैं तो इस प्रकार के 
परिसंख्यान को आगे जारी रखा जा सकता है। भागफल उस नक्षत्र के स्थान को उसकी 
मध्यम गति के अनुसार, या उस उच्च स्थान था SU पात के स्थान को दिखलाता है 
जिसको हम मालूम करना चाहते थे। 

प्रयोजन के लिए पुलिस की रीति 

पुलिस ने भी इसी का उल्लेख किया है, परन्तु उसकी रीति, जैसा कि आगे लिखा 
जाता Š भिन्न है--काल के नियत क्षण तक व्यतीत gu पूर्ण कालचक्रों को मालूम करने 
के पश्चात, वह अवशेष को १३१४९३१५० पर भाग देता है। भागफल क्रान्ति-मण्डल 


की मध्यम राशियों को दिखलाता है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RR 


— rn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


s अनबेरूनी-वर्णित भारत 


“अवशेष को ४३८३१०५ पर भाग दिया जाता हे | लब्धि अंशों को दिखलाती | 
हे। अवशेष के चौगुने को २९२२०७ पर भाग दिया जाता € | भागफल कलाओं को 
प्रकट करता हे। अवशेष को ६० से गुणा किया जाता हे और गुणनफल को शेषोक्त 
भाजक पर भाग दिया जाता ë | लब्धि विपलों को दिखलाती हे । 

“इस गणना को आगे जारी रखा जा सकता हे जिससे तृतीयांश, चतुर्थांश और 
क्षुद्र मूल्य प्राप्त हो सकते हे । इस प्रकार मालूम किया हुआ भागफल उस नक्षत्र का मध्यम 
स्थान है जिसको हम मालूम करना चाहते हैं।” 


स्पष्टीकरण 


सत्य तो यह है कि पुलिस कालचक्रों के अवशेष को १२ से गुणा करने और 
गुणनफल को चतुर्युग के दिनों पर भाग देने पर विवश था, क्योंकि उसका सारा परिसंख्यान 
चतुर्युग पर अवलम्बित है। परन्तु ऐसा करने के स्थान में, उसने उस भागफल पर भाग 
दिया जो आपको उस दशा में प्राप्त होता है यदि आप p के दिनों की संख्या को 
१२ पर भाग देते हों। यह भागफल वह प्रथम संख्या हे जिसका वह उल्लेख करता हे 
अर्थात्‌ १३१४९३१५०, फिर, वह क्रान्तिमण्डल की राशियों के अवशेष को ३० से गुणा 
करने और गुणनफल को प्रथम भाजक से भाग देने पर विवश था; परन्तु ऐसा करने के 
स्थान में, उसने उस लब्धि पर भाग दिया जो आपको उस दशा में प्राप्त होगी यदि आप 
प्रथम संख्या को ३० से भाग देंगे। यह भागफल दूसरी संख्या अर्थात्‌ ४३८३१०५ है । 
_ उसी उपमा के अनुसार, वह अंशों के अवशेष को उस लब्धि पर भाग देना चाहता 

था जो आपको उस दशा में प्राप्त होगी यदि आप दूसरी संख्या को ६० पर भाग देंगे। 


परन्तु, यह भाग देकर उसने भागफल के रूप में ७३०५१ और अवशेष : प्राप्त किया | 


इसलिए उसने सारे को ४ से गुणा किया, ताकि अपूर्णाकों के पूर्णांक बन जायें। इसी 
कारण वह अगले अवशेष को ४ से गुणा करता है; परन्तु, जैसा कि दिखलाया जा चुका 
है, जब उसे पूर्णाक प्राप्त न हुए, तब उसने फिर ६० से गुणा कर दिया। (पृष्ठ २३१) 
यदि हम ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तानुसार इस रीति का प्रयोग कल्प पर करें, तो प्रथम संख्या, 
जिस पर कालचक्रों के अवशेष को भाग दिया जाता है, १३१४९३०३७५०० होती है | 
दूसरी संख्या, जिस पर क्रान्तिमण्डल की राशियों के अवशेष को भाग दिया जाता है, | 
४३८३१०१२५० है। तीसरी संख्या, जिस पर अंशों के अवशेष को भाग दिया जाता हे, 


७३०५१६८७ है। जो अवशेष इस भाग देने से हमें प्राप्त होता है उसमें Š का अपूर्णाक | 
$1 इसलिए हम इस संख्या का दुगना अर्थात्‌ १४६१०३३७५ लेते हें और इस पर | 
कलाओं के अवशेष के दुगने को भाग देते हें । 

अल्पतर संख्याएँ प्राप्त करने के लिए ब्रह्मगुप्त इस रीति का प्रयोग कलियुग पर करता हे 


परन्तु ब्रह्मगुप्त कल्प और चतुर्युग के द्वारा गिनती नहीं करता, क्योंकि उनके दिनों 
को संख्या बहुत बड़ी हे, किन्तु गिनती में सुभीते के लिए वह कलियुग से गिनना उनसे 
अच्छा समझता है | कलियुग की निश्चित तिथि पर अहर्गण की पूर्ववर्ती रीति का प्रयोग 
करते हुए, हम इसके दिनों की संख्या को कल्प के नक्षत्रचक्रों से गुणा करते हैं। गुणनफल 


| 

| 

l 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
— dm 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
चौवनवाँ परिच्छेद ८१ 


में हम आधार (Basis) अर्थात्‌ बाक़ी के वे कालचक्र बढ़ा देते हैं जो कलियुग के आरम्भ 
में उस नक्षत्र के थे । हम योगफल को कलियुग के नागरिक दिनों पर अर्थात्‌ १५७७९१६४५ 
पर भाग देते हे | भागफल नक्षत्र के उन अपूर्ण चक्रों को दिखलाता है जो छोड़ दिये जाते | 
शेष का परिसंख्यान हम उपर्युक्त रीति से करते हैं ओर उससे हमें नक्षत्र की 
मध्यम स्थिति मालूम हो जाती ë | 
एकहरे नक्षत्रों के लिए अत्र-निर्दिष्ट आधार ये $— 


मंगल के लिए, ४३० ८७६८० ०० 
बुध के लिए, ४२८८८९६००० 
बृहस्पति के लिए, ४३१३५२०००० 
शुक्र के लिए, ४३० ४४४८००० 
शनि के लिए, ४३०५३१२००० 
सूर्य के उच्च स्थान के लिए, ९३३१२०००० 
चन्द्र के उच्च स्थान के लिए १५०५९५२००० 
राहु के लिए, १८३८५९२००० 


उसी क्षण RE pc ग के आरम्भ में, सूर्य और m अपनी मध्यम गति के 
अनुसार मेषराशि के ०० में थे a अधिमास का या ऊनरात्र दिनों का बना न कोई योग 
था और न कोई ऋण। 
खण्डखाद्यक, करण-तिलक और करणसार की रीतियाँ í 
पंचांगों में हम आगे लिखी रीति पाते हे. अहर्गण को अर्थात्‌ तिथि 
दिनों के po) को प्रत्येक नक्षत्र के लिए यथाक्रमेण, एक निश्चित संख्या से गुणा किया 
जाता है और गुणन-फल को दूसरी संख्या पर FAS दिया जाता है । भागफल, मध्यम गति 
के अनुसार, पूर्ण चक्रों और चक्रों के अपूर्णाको को दिखलाता है। कभी-कभी केवल m 
गुणन और विभाजन से परिसंख्यान पूर्ण हो EE in | कभी-कभी पूर्ण फल T क्र 
के लिए. आप तिथि के दिनों को, या तो ज्यों के त्यो, या किसी दूसरी संख्या से गुणित 
होकर, एक बार फिर एक निर्दिष्ट संख्या पर भाग देने पर विवश होते हें। तब भागफल 
को पहले स्थान में प्राप्त किये फल के साथ आर जोड़ देना चाहिए। कभी-कभी, LU 
संख्याओ को, उदाहरणार्थ, आधार के रूप में, ग्रहण किया जाता हे, TA इस प्रयोजन 
के लिए जोडना या घटाना आवश्यक होता है, ताकि संवत्‌ के आरम्भ gr SEHEN मध्यम 
गति मेष राशि के ०? के साथ आरम्भ होती गिनी जाय | यह खड um करण ER 
नामक पुस्तकों की रीति है। परन्तु करणसार का रचयिता महाविषुव के लिए i 
मध्यम स्थानों का परिसंख्यान करता हे और इस घड़ी से अहर्गण को गिनता a परन्तु 
ये रीतियाँ बडी सक्ष्म हैं और वे इतनी बहुसंख्यक Š कि उनमें से अ र रूप 
से प्रामाण्य नहीं हो पाई । इसलिए हम उनको यहाँ देने से बचते हैं, क्योंकि इसमें समय 


और भी न होगा। E M 
= MES xr के परिसंख्यान और ऐसी ही गणनाओं को दूसरी रौतियों 


का प्रस्तुत पुस्तक के विषय के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं। 


— 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nn 


“a. So” a TSEC SNS: Sih ae उल लकल? | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचपनवाँ परिच्छेद 


नक्षत्रों के क्रम, उनकी दूरियों और परिमाण पर 


सूर्य के चन्द्रमा के नीचे होने पर परम्परागत मत 

लोकों का वर्णन करते समय, हम विष्णुपुराण से और पतंजलि के भाष्य से एक 
अवतरण दे चुके हैं, जिसके अनुसार सूर्य का स्थान नक्षत्रों के क्रम में चन्द्र के स्थान के 
नीचे हे। यह हिन्दुओं का परम्परागत मत Š | मत्स्यपुराण के आगे लिखे वचन की विशेष 
रूप से तुलना कीजिए 

“पृथ्वी से आकाश का अन्तर पृथ्वी के व्यासार्ध के बराबर है। सूर्य सब नक्षत्रों 
से नीचे है। उसके ऊपर चन्द्रमा है और चन्द्रमा के ऊपर चान्द्र स्थान (राशियाँ) और उनकी 
तारकाएँ हैं। उनके ऊपर बुध है, फिर आगे शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सप्तर्षि और उनके 
ऊपर धुव है | धुव आकाश से सम्बद्ध Š | मनुष्य तारकाओं की गिनती नहीं कर सकता | 
जो लोग इस मत का खण्डन करते हैं वे यह मानते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश 
में दीपक अदृश्य हो जाता है उसी प्रकार ग्रहयुति के समय चन्द्रमा को सूर्य छिपा लेता 
i और जितना वह सूर्य से अधिक दूर हटता हे उतना ही अधिक वह दृश्य होता जाता 

| 

अब हम सूर्य, चन्द्र और तारकाऔं के सम्बन्ध मैं इस सम्प्रदाय की पुस्तको से 
कुछ अवतरण देते हे और हम इसके साथ ज्योतिषियो के मतों को जोड देंगे, यद्यपि इन 
मतों का हमें बहुत ही निर्बल सा ज्ञान है । SE. 


ज्यातिष की प्रचलित भावनाएँ, वायुपुराण के अवतरण 


वायुपुराण कहता है--“सूर्य का आकार वर्तुल और प्रकृति अग्निमय है। उसकी 
१००० किरणें हैं जिनके द्वारा वह जल को आकर्षित करता है। इनमें से ४०० वर्षा के 
लिए, ३०० हिम के लिए और ३०० वायु के लिए हैं।” (पृष्ठ २३२) 

एक दूसरे वचन में वह पुस्तक कहती है--“उन (किरणों) में से कुछ का प्रयोजन 
यह है कि देवगण परमानन्द में रहें; दूसरी इस प्रयोजन के लिए हें कि मनुष्य सुख से रहें 
और दूसरी पितरों के लिए नियत हैं ।” 


_ एक दूसरे वचन में वायुपुराण का रचयिता सूर्य की किरणों को वर्ष की छः ऋतुओं 
पर बॉटता है और कहता हे--“सूर्य पृथ्वी को वर्ष के उस तृतीयांश में ३०० किरणों से 
प्रकाशित करता है जो मीन राशि के ०० से आरम्भ होता हे; बह उसके अगले तृतीयांश 
में ४०० किरणों से वर्षा करता है और वह अवशिष्ट तृतीय में ३०० किरणों से शीत और 
हिम उत्पन्न करता है |” 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पचपनवाँ परिच्छेद ¿3 


उसी पुस्तक का एक दूसरा वचन इस प्रकार है-“सूर्य की किरणें और वायु समुद्र 
से पानी उठाकर सूर्य में ले जाती हैं। अब, यदि सूर्य से पानी गिरता तो वह यह उष्ण 
होता | इसलिए सूर्य पानी को चाँद के सुपुर्द कर देता है, ताकि यह ठण्डा होकर चाँद से 
गिरे और इस प्रकार संसार में नवजीवन का संचार करे I” 

एक ओर वचन--“सूर्य का ताप और उसका प्रकाश अग्नि के ताप और प्रकाश 
का चतुर्थांश है । उत्तर में, सूर्य रात्रि के समय जल में गिर पड़ता है; इसलिए वह लाल 
हो जाता हे।” 

एक और वचन-- आदि में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश था। तब ब्रह्मा ने 
पृथ्वी के नीचे चिनगारियाँ देखीं। उसने उनको लाकर तीन भागों में विभक्त किया | उनका 
तृतीयांश साधारण अग्नि है, जिसको लकड़ी का प्रयोजन होता हैं और जो पानी से बुझ 
जाती है। दूसरा तृतीयांश सूर्य है और अन्तिम तृतीयांश बिजली है। जन्तुओ में भी आग 
है जो पानी से नहीं बुझ सकती । सूर्य जल को आकर्षित करता है, बिजली वर्षा में चमकती 
है, परन्तु जन्तुओं के भीतर की अग्नि उन आई्द पदार्थों में बँटी हुई है जिनसे वे अपना 
पालन-पोषण करते हैं ।” 

हिन्दुओं का ऐसा विश्वास जान पड़ता हे कि आकाशस्थ पिण्ड भाष से अपना 
पालन-पोषण करते Š | इसको अरस्तू भी कुछ लोगों का सिद्धान्त बताता है। इस प्रकार 
वायुपुराण का रचयिता व्याख्या करता है कि “सूर्य चन्द्रमा और तारकाओं का पोषण करता 
है। यदि सूर्य न होता, तो न कोई तारका होती, न कोई देवदूत होता और न कोई मनुष्य 
होता ।” 


तारकाओं के स्वरूप पर 

सभी तारकाओं के पिण्डो के विषय में हिन्दुओं का विश्वास है कि उनका आकार 
aia और तत्त्व जलमय है और वे चमकते नहीं; ऊपर सूर्य अग्निमय तत्त्व का Š स्वतः 
प्रकाशमान है और केवल उस दशा में जब दूसरे तारे उसके सामने होते हैं वह उनको 
प्रकाशित करता है। वे, चक्षु की दृष्टि के अनुसार, तारकाओं E तेजोमय पिण्डों को 
भौ गिनते हैं जो वास्तव में तारका नहीं; परन्तु ऐसे प्रकाश हे जिनमें उन मनुष्यों का 
रूपान्तरण हो गया है जिनको ईश्वर से शाश्वत पुरस्कार मिला हे और जो बिल्लोरी 


सिंहासनों पर आकाश की ऊँचाई में रहते हैं। 


विष्णुधर्म से अवतरण 


3 विष्णुधर्म कहता 
उन्हें प्रकाशित करती हें | I 
किया है वे वहाँ अपने रि 
तारकाओं में गिने जाते हैं |” 

सब qua तारा” कहलाते हैं। यह शब्द तरण अर्थात्‌ पार उतरना से व्युत्पन्न 


du पामर जगत्‌ से पार उतर गये हैं और अपवर्ग 
हुआ हे | भाव TAFU Ete Museum, Hazratganj. Lucknow 


है--“तारकाएँ अग्निमय हैं और सूर्य की रश्मियाँ रात्रि के समय 
लोगों ने अपने पुण्य कमों से उस ऊंचाई में स्थान प्राप्त 
: पर बैठते हैं, और, जब वे चमक रहे होते हैं तब वे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


८४ अनबेरूनी-वर्णित भारत | 


को प्राप्त हुए हें और तारकाएँ वर्तुलाकार गति से आकाश में से लाँघती हें । नक्षत्र शब्द | 
केवल चान्द्र स्थानों के तारों के लिए प्रयुक्त होता है। परन्तु ये सब स्थिर तारे कहलाते 
हैं, इसलिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग सभी स्थिर तारों के लिए भी होता है; क्योंकि इसका 
अर्थ है न बढ़ता हुआ और न घटता हुआ। मैं अपने तौर पर तो यह समझता हूँ कि इस 
बढ़ने और घटने का संकेत उनकी संख्या और एक दूसरे से अन्तरों की ओर हे, परन्तु 
शेषोक्त पुस्तक (विष्णुधर्म) का रचयिता इसको उनके प्रकाश के साथ जोंड़ता Š | क्योंकि 
वह कहता हे कि “ज्यों-ज्यों चन्द्रमा बढ़ता और घटता ë U 

फिर, उसी पुस्तक में एक वचन है जिसमें मार्कण्डेय कहता है--“जो तारे कल्प 
की समाप्ति के पूर्व नष्ट नहीं हो जाते वे एक निखर्व अर्थात्‌ १००००००००००० के 
बराबर ë | जो तारे कल्प की समाप्ति के पहले ही गिर पड़ते हें उनकी संख्या अज्ञात है । 
इसे केवल वही जान सकता है जो कल्प भर ऊँचाई में रहता है |” 

वज्र बोला--हे मार्कण्डेय, तू छः कल्प जीता रहा Š | यह तेरा सातवाँ कल्प Š | 
इसलिए तू उनको क्यों नहीं जानता?” 

उसने उत्तर दिया-“यदि वे एक ही अवस्था में रहते अर्थात्‌ जब तक उनका 
अस्तित्व हे तब तक वे न बदलते, तो मैं उनसे अनभिज्ञ न होता । परन्तु, वे सतत रूप से 
किसी एक धर्मात्मा पुरुष को ऊपर उठाते और दूसरे को नीचे पृथ्वी पर लाते हैं। इसलिए 
में उनकी अपनी स्मृति में नहीं रखता ।” 
लोकों के व्यासों पर 
सूर्य और चन्द्र और उनकी छायाओं के प्रतिबिम्बो के विषय में मत्स्यपुराण कहता 
6--'सूर्य के पिण्ड का व्यास ९००० योजन है; चन्द्रमा का व्यास इससे दुगना है और 
उच्च-स्थान (Apsis) इतना है जितने कि ये दोनों मिलकर होते हैं ।” 

वायुपुराण में भी यही बात है, सिवाय इसके कि उच्च स्थान के विषय में यह 

पुराण कहता है कि जब यह सूर्य के साथ होता है तब यह सूर्य के बराबर होता है और 
जब यह चन्द्रमा के साथ होता है तब यह चन्द्रमा के बराबर होता है। | 

एक दूसरा ग्रन्थकार कहता है-“उच्चस्थान ५०००० योजन हे 


लोकों के व्यासों के ng में मत्स्यपुराण कहता है--“शुक्र की परिधि wx की 
परिधि का सोलहवाँ भाग है, (पृष्ठ २३३) बृहस्पति की परिधि शुक्र की परिधि की 


तीन-चौथाई; शनि या मंगल परिधि बृहस्पति की परिधि को तीन-चोथाई और बुध की 
मंगल की परिधि की तीम-चौथाई है।” 


यही कथन बायुपुराण में भी मिलता है। 
स्थिर तारकाओं की परिधि पर 


| 
| 
š चहो दोनों पुस्तकें बड़े-बड़े स्थिर तारों कौ परिधि बुध की परिधि के समान ठहराती | 
हैं। इससे अगली छोटी श्रेणी की परिधि ५०५ योजन और उससे अगली श्रेणियों को | 
| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पचपनवाँ परिच्छेद ८५ 


४००, २०० और २०० ६ । परन्तु १५० योजन से कम परिधिवाला कोई भी स्थिर तारा 
नहीं | 

यह तो हुआ वायुपुराण का कथन | परन्तु मत्स्यपुराण कहता है-- अगली श्रेणियों 
की परिधियाँ ४००, ३००, २००, और too योजन हैं। परन्तु आधे योजन से कम 
परिधिवाला कोई स्थिर तारा नहीं |” 

परन्तु शेपोक्त क्रथन मुझे सन्दिग्ध देख पड़ता है ओर कदाचित्‌ हस्तलेख में दोष है | 

विष्णुधर्म का रचयिता, मार्कण्डेय के शब्द सुनाता हुआ, कहता है-- अभिजित, 
गिरता हुआ गरुड; आर्द्रा, रोहिणी या अलदबरान; पुनर्वसु, यमजों के दो सिर; पुष्य; खेती, 
अगस्त्य, सप्तर्षि, वायु का स्वामी, अहिर्बुध्य का स्वामी और वसिष्ठ का स्वामी, इनमें से 
प्रत्येक तारे की परिधि पाँच योजन हे। शेष सब तारकाओं में से प्रत्येक की परिधि केवल 
चार योजन Š | TŠ उन तारों का ज्ञान नहीं जिनका अन्तर अपरिमेय है। उनकी परिधि 
चार योजन और दो कुरोह अर्थात्‌ दो मीलों के बीच ë । जिनकी परिधि दो कुरोह से कम 
है उनको केवल देव ही देखते हैं मनुष्य नहीं l” 

तारकाओं के आयतन के विषय में हिन्दुओं का आगे लिखा सिद्धान्त है। यह 
सिद्धान्त किस प्रामाण्य पुस्तक या व्यक्ति का है, इसका पता नहीं चलता; “सूर्य और चन्द्रमा 
के व्यासों में से प्रत्येक ६७ योजन है; उच्च स्थान (Apsis) का व्यास १०० है; शुक्र का 
१०, बृहस्पति का ९, शनि का ८, मंगल का ७, बुध का o I” 


इन्हीं विषयों पर हिन्दू ज्योतिषियों के मत 

इन विषयों के सम्बन्ध में हिन्दुओं के गड़बड़ मतों का हम केवल इतना ही ज्ञान 
प्राप्त कर सके Š | अब हम हिन्दू ज्योतिषियों के मतों को लेते हैं जिनके साथ तारकाओं 
के क्रम तथा अन्य बातों में हम सहमत हैं; अर्थात्‌ सूर्य लोकों का i हे, शनि प और 
चन्द्रमा उनके दो सिरे हैं, और स्थिर तारे लोकों के ऊपर हैं। इनमें से कुछ बातों का 


उल्लेख पूर्ववर्ती परिच्छेदों में पहले ही हो चुका है। 


वराहमिहिर-संहिता अध्याय चार श्लोक १-३ से a Sid 
वराहमिहिर संहिता नामक पुस्तक में कहता -- चन्द्रमा सदा सूर ता 
है। सूर्य उस पर रश्मियाँ डालता है और उसके आधे पिण्ड को आलोकित करता है, 
उसका दूसरा अर्द्धभाग, धूप में रखी हुई बटलोही के सदृश, D और ou a E 
रहता है। जो अर्धभाग सूर्य के सामने होता 3 वह प्रकाशमान और जो अ m उस 
सामने नहीं होता वह अन्धकारावृत रहता है। चन्द्रमा अपने तत्त्व b uu ; आर 
उस पर जो किरणें पडती हें वे इस प्रकार होती हैं मानों जल और दर्पण 
दीवार की ओर प्रतिबिम्बित हो रही हों। यदि चन्द्रमा की सूर्य के REC 
हो, तो उसका शुक्ल भाग सूर्य की ओर और कृष्ण भाग हमारी गे | तब 
ज्यों-ज्यों सूर्य चन्द्रमा से दूर होता जाता है, शुक्ल भाग धीरे-धीरे हमारी ओर नाच डूबता 


जाता n C C 
ता है। -0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


——wwr Ir a Is —— _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८६ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


fex धर्म-पण्डितों में से ओर इससे भी अधिक उनके ज्योतिषियों में से प्रत्येक 
शिक्षित मनुष्य का वास्तव में यह विश्वास है कि चन्द्रमा सूर्य के ही नहीं, वरन्‌ सभी 
लोकों के नीचे है। 


तारकाओं के अन्तरो पर याकूब इन तारिक़ की सम्मति 

तारकाओं के अन्तरों के विषय में हमारे पास केवल वही ऐतिह्य हैं जिनका उल्लेख 
याकूब इब्न तारिक़ ने अपनी पुस्तक “मण्डलों की रचना” CON NOU में 
किया है। उसने अपनी यह जानकारी उस सुविख्यात हिन्दू विद्वान्‌ से प्राप्त की थी जो 
सन्‌ १६१ हिजरी में एक दूतसमूह के साथ बगदाद आया था। पहले वह एक माप-संबंधी 
आवेदन देता है--“एक उंगली एक दूसरे के पार्श्व में रखे हुए जौ के छः दानों के बराबर 
Š | एक ate (Ts) चौबीस उंगलियों के बराबर Š | एक फर्सख १६००० गज़ों के बराबर 


है ।” 


यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि हिन्दू नहीं जानते कि फर्सख जैसा कि हम पहले 
स्पष्ट कर चुके हैं, आधे योजन के बराबर है। 


फिर, याकूब कहता हे-“पृथ्वी का व्यास २१०० फर्सख, इसकी परिधि 
६५९६ फर्सख हे।” 


इस आधार पर उसने लोकों के अन्तरों का परिसंख्यान किया है जैसा कि हम 
अगली तालिका में दिखलाते हैं। 


उसी विषय पर पुलिस और ब्रह्मगुप्त का मत 


T परन्तु, पृथ्वी के डील के विषय में इस कथन के साथ सामान्यतः सभी हिन्दू सहमत 
नहीं । इस प्रकार, उदाहरणार्थ, पुलिस इसका व्यास १६०० योजन और इसकी परिधि 


१४ योजन 
५०२६३ योजन गिनता है, परन्तु ब्रह्मगुप्त व्यास को १५८१ योजन और परिधि को 
५००० योजन गिनता है। 


a यदि हम इन संख्याओं को दुगना करें तो Š याकूब की संख्याओं के बराबर होनी , 
, परन्तु ऐसा नहीं होता। अब गज़ और मील, हिन्दुओं के और हमारे, दोनों के, माप 
के अनुसार, यथाक्रम अभिन्न हैं। हमारे परिसंख्यान के अनुसार पृथ्वी का व्यासार्ध ३१४८ 
मील $1 अपने देश की रीति के अनुसार १ फर्सख = ३ मील गिनते हुए, हमें ६७२८ 
B होते Lus और T 2 उल्लेखानुसार, १ फर्सख = १६००० गज्ञ गिनते 
, हमें ५०४६ फर्सख प्राप्त । (पृष्ठ = 
हमें २५२३ योजन प्राप्त होते Š । E क ह 


याकूब इनम तारिक़ के अनुसार, पृथ्वी के मध्य से लोकों के अन्तर और उनके व्यास 
आगे दी हुई तालिका याकूब इब्न तारिक की पुस्तक से ली गई हे-- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पचपनवाँ परिच्छेद ८७ 


| लोक T के ERI से उनके| काल और देश के 
| अन्तर, और उनके | अनुसार बदलनेवाले, 
व्यास | फ़र्सखों में गिने हुए, 
१ ma = 
१६००० TH, अन्तरों 


के रूढ्‌ 
माप | 


mx cya peel 
उनके अनुरूप माप, ! 
पृथ्वी के व्यासार्ध =! 
१ के आधार पर। | 


— —- 


| पृथ्वी का व्यासार्ध 


१०५० 


छोटे से छोटा अन्तर | ३७५०० 


मध्यम अन्तर ४८५०० 


चन्द्रमा 
बड़े से बड़ा अन्तर | ५९००० 
चन्द्रमा का व्यास ५००० 
अल्पतम अन्तर ६४००० 
मध्यम अन्तर १६४००० 
बुध 


२६४००० 


महत्तम अन्तर 


५००० 


बुध का व्यास 


२६९००० 


अल्पतम अन्तर 


७०९५००० 


मध्यम अन्तर 


११५०००० 


महत्तम अन्तर 


२०००० 


शुक्र का व्यास 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Od 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८८ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


| | Syn EY ` S ` TUN I काजल 
लोक | पृथ्वी के मध्य से उनके| काल और देश के| उनके अनुरूप माप, 
अन्तर, और उनके | अनुसार बदलनेवाले, | पृथ्वी के व्यासार्ध = 
| व्यास | फ़र्सखो में fm हुए | १ के आधार पर। 
१ we = 
१६००० Thy, अन्तरों 
| के रूढ़ | 
माप। 
लघुतम अन्तर ११७०००० २ 
, ७ 
मध्यम अन्तर १६९०००० १ PORSA 
T 
अन्तर १६ 
महत्तम २२१०००० २50 
२१ 
सूर्य का व्यास २०००० uu 
T 
१७ 
लघुतम अन्तर २२३०००० २१२२ 
२१ 
९ 
मध्यम अन्तर ५३१५००० es 
२१ 
महत्तम अन्तर ८४००००० ८9०० 
मंगल का व्यास २०००० १ 
QQ 
T 
लघुतम अन्तर ¿x 
ET २०००० ८७१९९-- 
मध्यम अन्तर 


११४१०००० 


महत्तम अन्तर १९१४४००००० 


बृहस्पति का व्यास 


q ०००० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचपनवाँ परिच्छेद R 
E | लघुतम अन्तर तर 
| श 3 ` १४४२०००० १३३३३५ 
j मध्यम अन्तर १६२२०००० १५४४७१२ 
२१ 
१९ 
महत्तम अन्तर १८०२०००० १७१६९५ | 
|, 
शनि का व्यास २०००० zr 
| १९ 
| २१ 
राशि-चक्र बाहर का व्यासार्ध | २००००००० m wi | 
भीतर का व्यासार्ध | १९९६२००० Ta 
बाहर से इसकी परिधि| १२५६६४००० 


ग्रहों के अन्तरों पर टोल्मी | oe e 

यह सिद्धान्त उस सिद्धान्त से भिन्न हे जिसको टोल्मी 1 किताब अलम नामक 
पुस्तक में ग्रहों के अन्तरों के परिसंख्यान का आधार बनाया है और जिसमें प्राचीन और 
वर्तमान दोनों ज्योतिषियों ने उसका अनुसरण किया है। (पृष्ठ २३६) उनका यह सिद्धान्त 


है कि ग्रह का महत्तम अन्तर अगले उच्चतर गह से उसके लघुतम अन्तर के बराबर हे 
और दो गोलों के बीच कोई ऐसा शूत्य देश नहीं जो चेष्टा से रहित हो | e 

इस सिद्धान्त के अनुसार, à गोलों के बीच MS शून्य देश ऐसा है s 
से एक भी नहीं, जिसमें धुरे के समान कोई वस्तु हे जिसके गिर्द कि य e 
ऐसा प्रतीत ami है कि वे ईथर में कुछ गुरुता मानते थे, जिसके pL "a 
वस्तु के ग्रहण करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो भीतरी T ) 


गोले ईथर) के मध्य में रखती या थामती है । 


पाप य य भलीभौाँति प्रसिद्ध है कि दो ग्रहों में से उच्चतर और 


सभी ज्योतिषियों में यह बात भे वृद्धि के सिवा, पहचानने की कोई सम्भावना नहीं | 


या लम्बन 
= .. as ही किंचित होता हे और केवल एक ही ग्रह का अर्थात्‌ चन्द्रमा 
तु, समा : 


3 ait विश्वास है कि गतियाँ समान 
जा सकता है! अब हिन्दुओं का यह re 
TUUS imei n TR e RU 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nasa 


ह —h:as rtr Wa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


d अनबेरूनी-वर्णित भारत 
से चलने का कारण उसके मण्डल (अहपथ) का अधिक विस्तार है; और निम्नतर ग्रह के 
अधिक तीव्र गति से घूमने का कारण यह है कि इसका मण्डल या ग्रहपथ कम विस्तृत 
होता है। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, शनि के मण्डल में एक कला चन्द्रमा के मण्डल में २६२ 
कलाओं के बराबर हे | इसलिए वे समय जिनमें शनि और चन्द्रमा उसी शून्य देश को 
पार करते हें भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु उनकी गतियाँ बराबर है | 

मुझे इस विषय पर कभी कोई हिन्दू पुस्तक नहीं मिली, परन्तु इससे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल संख्याएँ ही विविध पुस्तकों में बिखरी हुई मिली हे--ये संख्याएँ भ्रष्ट Š | किसी 
व्यक्ति ने पुलिस पर आपत्ति की कि उसने प्रत्येक ग्रह के मण्डल की परिधि २ १६०० और 
व्यासार्ध ३४३८ गिना है, परन्तु वराहमिहिर पृथ्वी से सूर्य का अन्तर २५९८९०० और स्थिर 
तारकाओं का अन्तर ३२१३६२६८३ गिनता Š | इस पर पुलिस ने उत्तर दिया कि पूर्वोक्त 
संख्या कला ओर शेषोक्त योजन थीं; परन्तु एक और वचन में वह कहता कि पृथ्वी से 
स्थिर तारकाओ का अन्तर सूर्य के अन्तर की अपेक्षा साठ गुना अधिक हे । तदनुसार उसे 
स्थिर तारकाओं का अन्तर १५५९३४००० गिनना चाहिए था। 


ग्रहों के अन्तरों के परिसंख्यान की हिन्दू-रीति, बलभद्र का अवतरण 
Fel के अत्तर के परिसंख्यान की हिन्दू विधि, जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया 


का समय अर्थात्‌ उसके पिण्ड के प्रथम भाग 
का समय, या उसके अस्त होना आरम्भ होने 
का समय 

यह क्रिया मण्डल की ET स्थिर करने का यल किया d लोगों ने मालूम किया है कि 
i 4 स्थिर करना कठिन हे E केला तक रहती हे |” परन्तु, यदि अवलोकन द्वारा 
क | 4 


फिर, हिन्दुओं dcs 
का यल किया हे और उन्हे के योजनों को अवलोकन द्वारा निश्चित करने 
दें, तो, एक कला के — a है! यदि आप उन्हें पिण्ड की कलाओं पर भाग 
की कलाओं से गुणा करें, तो गण "गफ १५ योजन होता Š | यदि आप इसे 


Bie माप हे जो वह dU aH S २४००० होता हे | यह चन्द्रमा आ 

भा चतुय में चन्द्रमा के चक्रा करता v | यदि आप इस संख्या को एक 
"deni कोरं 

उनमें से एक तय करता है X Ta तो गुणनफल वह अन्तर है जो चन्द्रमा 


RRR UCR ' WN के मतानुसार, एक कल्प में यह 
कहता हे | i योजन है। TAT इस संख्या को क्रान्तिमण्डल के योजन 


कग» UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पचपनवाँ परिच्छेद ९१ 


यह बात स्पष्ट हं कि यदि आप इस संख्या को एक कल्प में प्रत्येक ग्रह के चक्रों 
पर भाग देंगे, तो भागफल एक परिभ्रमण के योजनों को प्रकट करेगा । परन्तु, हिन्दुओं के 
मतानुसार, sur कि हम पहले ही लिख चुके हं, ग्रहों की गति प्रत्येक अन्तर में एक सी 
हे । इसलिए भागफल प्रस्तुत ग्रह के मण्डल के पथ के माप को प्रकट करता है । 
ब्रह्मगुप्त के मतानुसार ग्रहों की त्रिज्याओं या पृथ्वी के मध्य से उनके अन्तरों का 
परिसंख्यान 


क्योंकि आगे, ब्रह्मगुप्त के मतानुसार, व्यास का परिधि के साथ सम्बन्ध लगभग 
१२९५९ : ४०९८० के बराबर हे, आप ग्रह के मण्डल के पथ के मान को १२९५९ से 
गुणा करते और गुणनफल को ८१९६० पर भाग देते Š | भागफल त्रिज्या, या पृथ्वी के 
मध्य से ग्रह का अन्तर है। 

हमने यह परिसंख्यान, ब्रह्मगुप्त के सिद्धांतानुसार सभी ग्रहों के लिए किया हे ओर 
आगे लिखी तालिका में पाठकों के सामने परिणामों को उपस्थित करते 6— (पृष्ठ २३७) 


प्रत्येक ग्रह के मण्डल की परिधि, 
योजनों में 


५१२२९ 


po OA 


१०४२२१० २२४२१२४८७३ 


१६२७५८०३८२ ४२१२१५ 
MORONS 


२६६४६२१ १७५५५९७३७३ 


६८४८६९ 


R 
४३३१४९७ B 


१२२८१२९ 


OR 
८१४६९१६०१४८४१४२६१ 


५४१८२०८९ ८१२३०६४ 


५९३७४८२१ जरर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९२ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


= 


२०१८६१८६ 


२५२३६६२७ 


७६६८७८७ 
NR EY 


४१०९२१ = 


पुलिस के सिद्धान्तानुसार, यही परिसंख्यान 


क्योंकि पुलिस कल्पों से नहीं, वरन चतुर्युगों से गिनती करता है, इसलिए वह 
चन्रमा के मण्डल के पथ के अन्तर को चतुर्युग के ups चक्रों से गुणा करता है और 
TIPA १८७१२१८०८६४००० योजन प्राप्त करता है, जिनको वह आकाश के योजन 
कहता है | यह वह अन्तर Š जो चन्द्रमा प्रत्येक चतुर्युग में चलता हे। 

पुलिस व्यास का परिधि के साथ सम्बन्ध ५० 
आप प्रतयेक ग्रह के मण्डल की परिधि को ६२५ à 
पर भाग दें, तो भागफल पृथ्वी के मध्य से ग्रह 
B के मतानुसार किया हे और उसके परिणाम अगली तालिका में उपस्थित 

W ₹। | त्रिज्याओं के परिसंख्यान में हमने Š हे 
= में छोटे अपूर्णाकों 

उससे बड़े अपूर्णाको के n 


स्तच्छन्दता का उपयोग ae बना लिये हें | परन्तु परिधियों की गणना में हमने उसी 


किया, वरन्‌ नितान्त 

परिभ्रमणो के परिसंख्यानों में एट [नत यथार्थता के साथ गिनती की है, क्योंकि 

या एक चतुर्युग 4 उतकी आवश्यकता Š | (पृष्ठ २३८) यदि आप एक कल्प 
T आकाश के योजनों को कल्प या चतुर्युग 


तुर्युग के नागरिक दिनों पर भाग दें, 


es ATG अवशेष प्राप्त होता है, जो ब्रह्मगुप्त के अनुसार 
ay, र पुलिस के अनुसार ३०९५५४ है 
२९२२०७ °| यह वह अन्तर हे जिसे चन्द्रमा प्रतिदिन 


तय करता हे 
ता हे और क्योंकि सभी ग्रहों की गति एक ही है, इसलिए यह वह अन्तर है जो 


प्रत्येक ग्रह एक दिन में तय है 
" 
साथ वही | su है जो iid है। इसका इसके मण्डल कौ परिधि के योजनों के 


: ३९२७ गिनता है। अब, यदि 
गुणा करें और गुणनफल को ३९२७ 
का अन्तर हे | हमने पिछले जैसा ही 


Nm d, जब कि परिधि ३६० m a जिसे हम मालूम करना चाहते हे, परिधि के 
साझे के पथ को भागो में qà हुई है। इसलिए यदि आप सभी ग्रहों 


३६० से गुणा करें और गुणनफल को 


' पौ भागफल इसकी मध्यम दैनिक गति य ib 


दिखलाता हे | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचपनवाँ परिच्छेद ९३ 
E ग्रह ग्रहों के मण्डलो की परिधियाँ के मध्य से ग्रहों के 
| योजनों में । अन्तर, योजनों में । 
| चन्द्रमा ३२४००० ५१५६६ | 
| 

बुध 332, te १६६०३३ | 
१०४३२११ 
१९९३ 
शूक्र - ९०२३२ ४२४०८९ 

४६३ 
| RR 
| सूर्य ४३३१५०० ६९०२९५ (sic) | 
| | १८१६३ १२९६६२४ (!) | 
| OES ३ | 

॥ 

बृहस्पति ; RUE ८१७६६८९ (!) 
५१३७५७६४२३२ | 

शनि २७३०१ २०३२९५४२ (!) 
१२७६७१७३९ उद 

स्थिर तारकाएं, पृथ्वी के qup २५९८९००१२ ४१४६७७०० (sic) 

से सूर्य का अन्तर उनके 

a १ है 
eem m EE 
E हे Š a | 


ग्रहो के व्यास Wer 

अब चन्द्रमा के व्यास की कलाओं का उसकी परिधि की कलाओं अर्थात्‌ २१६०० 
से वही सम्बन्ध है जो व्यास के योजनों को संख्या अर्थात्‌ ४८० व क 
परिधि के योजनों से Š, (पृष्ठ २३९) इसलिए सूर्य के व्यास न के अनसार ६. 


योजनों j के अनुसार ६४८० के 
हमने ब्रह्मगुप्त के अनुसार ६५५२ योजनों के बराबर, और पुलिस के š D s 


गी विधि का प्रयोग किया गया e 
बराबर गणना की ठीक उसी विधि का भ्र 
चन्रमा की कलाओं की गिनती २२ अर्थात्‌ २ का गुणा, करता pae वह 
ग्रहों के पिण्डों की कला प्राप्त करने के लिए इस SOT कोर E ES on x 
तक कि अन्त को उसे १ प्राप्त होता है) इस मकार वह शुक्र 


ओं t 
का - अर्थात्‌ ८; 
त t ed ug ME के पिण्ड के साथ ३२ कला < अर्थात्‌ 
२ 


: ओं का Š अर्थात्‌ ४; शनि के पिण्ड के साथ ३२ कलाओं 
बुद्ध के पिण्ड के साथ ३२ कलाओं की Ç अथात्‌ 


पिण्ड के साथ ३२ कलाओं का — अर्थात्‌ १ आरोपित 


का = अर्थात्‌ २; मंगल के ३२ 


करता € | 00-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


qx अनबेरूनी-वर्णित भारत 


ऐसा जान पडता है कि इस सूक्ष्म क्रम ने उसकी भावना पर अधिकार कर लिया 
था, नहीं तो वह इस तथ्य की उपेक्षा न करता कि शुक्र का व्यास, अवलोकन के अनुसार, 


नहीं 4 SOS ARE e 3 
चन्द्रमा की त्रिज्या के बराबर नहीं, ओर न मंगल शुक्र के uw? के बराबर हे । 


किसी निर्दिष्ट समय में सूर्य ओर चन्द्र के पिण्डों के परिसंख्यान की रीति 

प्रत्येक समय में सूर्य और चन्द्र के पिण्डो के परिसंख्यान की विधि निम्नलिखित 
Š | यह पृथ्वी से उनके अन्तरों पर अर्थात्‌ उसके पथ के यथार्थ व्यास पर अवलम्बित हे, 
जो सूर्य ओर चन्द्र के शोधनों के परिसंख्यानों में पाया जाता हे। अब सूर्य के पिण्ड का 
व्यास है, च द पृथ्वी का व्यास है, च द ह छाया का शंकु है, ह ल उसका उन्नत स्थान 
है | फिर, च र को द ब के समानान्तर खींचो तब अर, अब और च द के बीच अन्तर 
हे और नियमित रेखा च त सूर्य का मध्यम अन्तर अर्थात्‌ आकाश के योजनों से निकाली 
हुई इसके पथ की त्रिज्या, हे। सूर्य का यथार्थ अन्तर इससे सदा भिन्न रहता हे, कभी वह 
इससे बड़ा होता हे और कभी छोटा । हम च क खींचते हैं, जो अवश्यमेव त्रिज्या के अंशों 
से स्थिर की जाती ë | इसका च त से, इसके त्रिजीवा (= व्यासार्ध) होने के कारण, वही 


सम्बन्ध है, जो च क के योजनों का च त के योजनों से है। इससे व्यास का मान योजनों 
में बदल दिया जाता हे | 


पुलिस, ब्रह्मगुप्त और बलभद्र से अवतरण 

है अ ब के योजनों का त च के योजनों के साथ वही सम्बन्ध है जो अब की 
कलाओं का त च को कलाओं के साथ है, शेषोक्त त्रिजीवा Š | उससे अ ब मण्डल की 
कलाओं से ज्ञात और स्थिर हो जाती है, क्योंकि त्रिजीवा का निश्चय परिधि के मान से 
किया जाता हे । इस कारण पुलिस कहता है-“सूर्य या चन्द्र के मण्डल की त्रिज्या के 
योजनों को यथार्थ अन्तर से गुणा करो और गुणनफल को त्रिजीवा पर भाग दो। जो 
भागफल सूर्य के लिए निकले उसे २२२७८२४० पर और जो भागफल चन्द्रमा के लिए 
निकले उसे १६५०२४० पर भाग दो। qq भागफल सूर्य या चद्र में से एक के पिण्ड 
के व्यास की कलाओं को प्रकट करता Š ।” 


शेषोक्त दो संख्याएँ सूर्य और चन्द्र के =m के योजनों 
त जनों के 
का गुणनफल हँ | यह शेषोक्त संख्या त्रिजीवा की कलाएं हे | Sp 


$ awk r ब्रह्मगुप्त te या चन्द्र के योजनों को 8806 अः बिला 
, गुणा क RE गुणनफल [नफल 
योजनों पर भाग दो।” एणनफल को सूर्य या चन्द्र के मण्डल की त्रिज्या के 


परन्तु विभाजन का शेषोक्त नियम ठीक नहीं है. क्योंकि 
, इसके 
अनुसार, पिण्ड का मान रूपान्तरित न होगा | इसलिए टीकाकार बलभद्र की वही सम्मति 


है जो पुलिस की है अर्थात्‌ 
त्‌ इस विभाजन में भाजक (योजनों 
हुआ यथार्थ अन्तर होना चाहिए | (योजनों के मान में) परिवर्तित किया 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


D 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचपनर्वो परिच्छेद qu 


छाया के व्यास के परिसंख्यान के लिए ब्रह्मगुप्त की रीति 

छाया के व्यास के परिसंख्यान के लिए ब्रह्मगुप्त निम्नलिखित नियम देता है । यह 
हमारे पंचांगों में भुजंग के सिर (राहु) और पुच्छ (केतु) के मण्डल का मान कहलाता 
हे--“पृथ्वी के व्यास के योजनों अर्थात्‌ १५८१, को सूर्य के व्यास के योजनां अर्थात्‌ 
६५२२, में से FIA | शेष ४९४१ रह जाता हे, जिसे भाजक के रूप में उपयोग में लाने 
के लिए स्मृति में रखा जाता ë | आकृति में अ र इसको प्रकट करती है। फिर पृथ्वी के 
व्यास को, जो दुगनी त्रिजीवा हे, सूर्य के यथार्थ अन्तर के योजनों से गुणा करो। यह 
यथार्थ अन्तर सूर्य के स्फुटन से मालूम होता है। गुणनफल को स्मृति में रखे हुए भाजक 
पर भाग दो। भागफल छाया के अन्त का वास्तविक अन्तर है। 

“प्रत्यक्ष रूप से दोनों त्रिकोण अ र च और च द ह एक दूसरे के तुल्य हे | परन्तु, 
नियमित रेखा च त परिमाण में नहीं बदलती, किन्तु यथार्थ अन्तर के फल से अब का 
रूप बदल जाता हे, यद्यपि इसका परिमाण बराबर वही हे | अब मान लीजिए कि यह 
अन्तर च क Š | अ ज और र व रेखाओं को एक दूसरे के समान्तर और ज क व को 
अ ब के समान्तर खींचो । तब शेषोक्त स्मृति में रखे हुए भाजक के बराबर है। 

“रखा ज च म खींचो तब उस समय के लिए म शंकु का सिर हे। स्मृति में 
रखे हुए भाजक, ज व का यथार्थ अन्तर, क च, के साथ वही सम्बन्ध हे, जो पृथ्वी के 
व्यास, (पृष्ठ २४०) च द का म ल के साथ, जिसको वह (ब्रह्मगुप्त) (छाया के अन्त का) 
यथार्थ अन्तर कहता है और इसका निश्चय त्रिज्या की कलाओं से (पृथ्वी का व्यासार्ध 
त्रिजीवा है) किया जाता ë | क्योंकि क च. 

(ब्रह्मगुप्त की हस्तलिखित प्रति में दीमक का चाटा हुआ स्थल) | 

परन्तु, अब मुझे सन्देह होता है कि निम्नलिखित में हस्तलेख से कुछ गिर पड़ा 
हे, क्योंकि लेखक कहता हे-“तब इसको (अर्थात्‌ च क के भागफल को स्मृति में रखे 
हुए भाजक से) पृथ्वी के व्यास से गुणा करो। गुणनफल पृथ्वी के मध्य और छाया के 
अन्त के बीच का अन्तर Š | उसमें से चन्द्रमा का यथार्थ अन्तर घटाओ और अवशेष को 
पृथ्वी के व्यास से गुणा करो । गुणनफल को छाया के सिरे के यथार्थ अन्तर पर भाग 
दो। भागफल चन्रमा के मण्डल में छाया का व्यास है | फिर, हम चन्दमा का यथार्थ अन्तर 
ल स मान लेते हे और फ न चद्रमण्डल का एक अंश है, जिसकी त्रिज्या ल स RI 
क्योंकि हमने ज्या की कलाओं द्वार निश्चित की हुई ल म मालूम कर ली है, इसलिए 
इसका च द से वही सम्बन्ध है, इसके त्रिजीवा से दुगना होने के कारण, जो ज्या की 
कलाओं में मापी हुई, म स का ज्या की कलाओं में मापी हुई क्ष य के साथ है 

Š समझता हूँ, यहाँ ब्रह्मगुप्त छाया के अन्त के यथार्थ अन्तर ल म को योजनों 
में बदलना चाहता था। यह बात इसको पृथ्वी के व्यास के योजनों से गुणा करने ओर 
गुणनफल को दुगनी त्रिजीवा पर भाग देने से को जाती है। इस भाजन का उल्लेख 


हस्तलेख से गिर पड़ा है; क्योंकि इसके बिना छाया के अन्त के संस्फुट अन्तर का पृथ्वी 


[ हे और परिसंख्यान में उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं | 
के व्यास से सह झा Museum, Hazratganj. Lucknow 


९६ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


फिर; यदि ल म के योजनों की संख्या मालूम हो, तो ल स को भी, जो यथार्थ 
अन्तर हे, योजनों में बदल देना चाहिए, जिससे म स का निश्चय भी उसी मान से हो । 
छाया के व्यास का मान, जो इस प्रकार मालूम हुआ है, योजनों को दिखलाता है। 

फिर, ब्रह्मगुप्त कहता हे--“जो छाया मालूम हुई है उसको त्रिजीवा से गुणा करो 
और गुणनफल को चन्द्रमा के यथार्थ अन्तर पर भाग दो। भागफल छाया की कलाओं 
को दिखलाता हे जिनको हम मालूम करना चाहते थे ।” 


ब्रह्मगुप्त की रीति की आलोचना 

परन्तु, यदि उसकी मालूम की हुई छाया योजनों से निश्चित की जाती, तो उसे, 
छाया की कलाओं को मालूम करने के लिए इसको दुगनी त्रिजीवा से गुणा करना और 
गुणनफल को पृथ्वी के व्यास के योजनों पर भाग देना चाहिए था। परन्तु उसने ऐसा नहीं 
किया | इससे प्रकट होता हे कि, अपने परिसंख्यान में, उसने यथार्थ व्यास को योजनों में 
बदले बिना ही, इसको कलाओं में निश्चित करने तक ही, अपने को परिमित रखा [E 

ग्रन्थकार यथार्थ (स्फुट) व्यास का, इसको योजनों में बदले बिना ही, उपयोग करता 
है। इस प्रकार वह मालूम करता है कि चक्र में, जिसका व्यासार्ध ल स हे, छाया स्फुट 
व्यास है और इसी का उस चक्र के परिसंख्यान के लिए प्रयोजन हे, जिसका व्यासार्ध 
त्रिजीवा है। य क्ष का, जिसको वह पहले से मालूम कर चुका है, स्फुट अन्तर स ल, के 
साथ वही सम्बन्ध हे जो माप में य क्ष का, जिसको ढूँढ़ा जा रहा है, स ल के साथ Š | 
स ल त्रिजीवा Š | इस समीकरण के आधार पर (योजन) बनाने चाहिए | 
छाया के परिसंख्यान के लिए ब्रह्मगुप्त की एक दूसरी रीति 

एक दूसरे वचन में ब्रह्मगुप्त कहता है-- पृथ्वी का व्यास १५८१, चन्द्रमा का 
व्यास ४८०, सूर्य का व्यास ६५२२, छाया का व्यास १५८१ Š | सूर्य के योजनों में से 
पृथ्वी के योजन घटाओ, शेष ४९४१ रह जाते हैं। इस अवशेष को चन्द्रमा के स्फुट अन्तर 
m jd ET Rue (us को सूर्य के स्फुट अन्तर के योजनों पर भाग दो | 

T १ में से घटाओ, तब अवशेष चन्द्रमा के मण्डल में 

छाया का मान हे | इसको ३४१६ से गुणा करो और गुणनफल को चन्द्रमा के मण्डल की 


मध्यवर्ती त्रिज्या के योजनों पर भाग दो। भागफल छाया के व्यास की कलाओं को 
दिखलाता हे | 


oo यह बात स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के व्यास के योजनों को सूर्य के व्यास के 
योजनों में से घटाया जाय, तो अवशेष अ र अर्थात्‌ जव है। रेखा व च फ़ खींचो और 
नियमित रेखा कच को ओ पर गिरने दो। तब फालतू ज व का सूर्य के स्फुट Kas. B क 
च के साथ वही सम्बन्ध है जो य फ़ का चन्द्रमा के स्फुट अन्तर ओ च के साथ है। इस 
बात का कुछ मुज़ायका नहीं कि इन दो मध्यम व्यासों के योजन बनाये गये हें कि नहीं 
क्योंकि, इस दशा में, य फ़ योजनों के मान से निश्चित हुआ मालूम किया गया Š | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचपनवां परिच्छेद ९७ 


“क्ष न को ओ फ़ के बराबर खींचो। तब ओ न आवश्यक रूप से च द के 
व्यास के बराबर हे और इसके जिस भाग की तलाश की जा रही है वह य क्ष है। इस 
प्रकार मालूम की हुई संख्या को पृथ्वी के व्यास में से घटाना आवश्यक है और अवशेष 
य क्ष em” 


ग्रन्थकार के पास जो ब्रह्मगुप्त का हस्तलेख था 
उसकी भ्रष्ट दशा की वह आलोचना करता हे 

ऐसी भूलों के लिए जो इस परिसंख्यान में पाई जाती हैं, ग्रन्थकार, ब्रह्मगुप्त, को 
उत्तरदाता नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु हमें सन्देह होता है कि दोष हस्तलेख का है। 


फिर भी, हम उस पाठ से परे नहीं जा सकते, जो हमारे पास हे, क्योंकि हम नहीं जानते 
कि शुद्ध प्रति में यह कैसा है । 


पृष्ठ २४१ 


ब्रह्मगुप्त द्वारा ग्रहण किया हुआ छाया का मान जिसमें से घटाने के लिए वह 
पाठकों को आदेश करता हे, मध्यम मान नहीं हो सकता, क्योंकि मध्यम मान मध्य में, 
बहुत अल्प और बहुत अधिक के बीच, होता है । फिर, हम इस बात की कल्पना नहीं कर 
सकते कि यह मान, योग (2) समेत, छाया के मानों में महत्तम होना चाहिए, क्योंकि य 
फ, जो ऋण हे, एक त्रिकोण का अधोभाग है, जिसकी एक भुज फ च, छाया के अन्त की 
दिशा में नहीं, वरन्‌ सूर्य की दिशा में, स ल को काटती है। इसलिए य फ का छाया के 
साथ कुछ भौ सम्बन्ध नहीं (अटकली अनुवाद) । 

अन्ततः ऋण का सम्बन्ध चद्धमा के व्यास के साथ होना सम्भव है। उस 1 बडा में 
य क्ष का. जो योजनो में निकाली जा चुकी है, चन्द्रमा के स्फुट अन्तर के ,सल, 
के साथ वही सम्बन्ध है जो कलाओं में गिनी हुई य क्षका स ल के साथ, यह त्रिजीवा 
है (अटकली SS 


| 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९८ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


जो कुछ ब्रह्मगुप्त मालूम करना चाहता है वह इस रीति से बिलकुल ठीक-ठीक 
मालूम हो जाता है। इसमें चन्द्रमा के मण्डल को मध्यम त्रिज्या पर, जो आकाश के मण्डल 
के योजनों से निकाली जाती है, भाग नहीं दिया जाता। 
अन्य स्रोतो के अनुसार सूर्य और चन्द्र के व्यासो का परिसंख्यान 

सूर्य और चन्द्र के व्यासों के परिसंख्यान कौ विधियाँ, जो खण्डखाद्यक और 
करणसार प्रभृति हिन्दू पंचांगों में दी गई हैं, वही हें जो अलख्वारिज्मी के पंचांग में पाई 
जाती Š | इसके अतिरिक्त खण्डखाद्यक में छाया के व्यास का परिसंख्यान भी वैसा ही 
है जैसा कि अलख्वारिज्मी ने दिया है, परन्तु करणसार में यह रीति है--“चन्द्र की भुक्ति 
को ४ से और सूर्य की भुक्ति को १३ से गुणा करो । दोनों गुणनफलों के प्रभेद को ३० 
पर भाग दो और भागफल छाया का व्यास है ।” 
करणतिलक के अनुसार सूर्य और छाया का व्यास 

सूर्य के व्यास के परिसंख्यान के लिए करणतिलक आगे लिखी रीति देती है--'सूर्य 
की भुक्ति को २ पर भाग दो और आधे को दो भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखो | एक स्थान 
में इसे १० पर भाग दो और भागफल को दूसरे स्थान में लिखी संख्या में बढ़ा दो। 
योगफल सूर्य के व्यास की कलाओं की संख्या है ।” 

चन्द्रमा के व्यास के परिसंख्यान में, वह पहले चन्द्रमा की भुक्ति लेता है, इसमें 


इसका = वाँ बढ़ा देता हे और योगफल को २५ पर भाग देता Š | भागफल चन्द्रमा के 
व्यास की कलाओं की संख्या है । 

छाया के व्यास के परिसंख्यान में, वह सूर्य की भुक्ति को ३ से गुणा करता है 
और गुणनफल में से वह इसका = वाँ घटा देता है | अवशेष को वह चन्द्रमा की भुक्ति 


में से घटाता है, अवशेष के दुगने को वह १५ पर भाग देता है। भागफल भुजंग के सिर 
(राहु) ओर पूँछ (केतु) की कलाओं की संख्या है। 

यदि हम हिन्दुओं के ज्योतिष के ग्रंथों से और अधिक अवतरण देंगे, तो हम 
प्रस्तुत पुस्तक के विषय से सर्वथा दूर चले जायेंगे । (पृष्ठ २४२) इसलिए हम उनमें से 
केवल उन्हीं विषयों के अवतरण देंगे जो इस पुस्तक के विशेष विषय के साथ थोड़ा बहुत 
सम्बन्ध रखते हैं, जो या तो अपने अनोखेपन के कारण उल्लेखनीय हें, या जो हमारे लोगों 
(मुसलमानों) में और हमारे (मुसलिम) देशों में अज्ञात हैं। | 


ळय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छप्पनवाँ परिच्छेद 
चन्द्रमा के स्थानों पर 


सत्ताईस नक्षत्रों पर 

` हिन्दू लोग चान्द्र स्थानों का ठीक राशिचक्र की राशियों के सदृश ही उपयोग 
करते हें । जिस प्रकार क्रांति-मण्डल, राशियों द्वारा, बारह बराबर भागों में विभक्त है, उसी 
प्रकार यह, नक्षत्रों (चान्द्र स्थानों) द्वारा, सत्ताईस बराबर भागों में विभक्त हे । प्रत्येक नक्षत्र 


क्रांति २ S x 
-मण्डल की १ ३: अंश, या Coo कला घेरता हे | ग्रह उनमें प्रवेश करते और फिर 


उनको छोड़कर निकल आते हें ओर अपने उत्तरीय तथा दक्षिणीय sat में से आगे और 
पीछे घूमते हें । फलित ज्योतिषी लोग प्रत्येक नक्षत्र के साथ एक विशेष प्रकृति, घटनाओं 
को पहले से बता देने के गुण और अन्य विशिष्ट मुख्य लक्षणों का उसी प्रकार आरोपण 
करते हें जैसे कि वे राशियों के साथ करते हें। 


अरबों के नक्षत्र 
संख्या २७ का आधार यह है कि चन्द्रमा सारे क्रान्तिमण्डल में से २७३, दिन में 


लांघ जाता है। इस संख्या में -- का अपूर्णाक छोड़ दिया जा सकता है। इसी प्रकार, 
अरब लोग, चन्द्रमा के पश्चिम में पहले पहल दिखाई देने से आरम्भ करके पूर्व में उसके 
दिखाई देने से बन्द हो जाने तक, नक्षत्रों का निश्चय करते हैं। इसमें वे आगे लिखी विधि 
का उपयोग करते $— 

परिधि में एक चान्द्र मास में परिभ्रमणों की संख्या जोड़ो | योग-फल में से चन्द्रमा 
के दो दिनों के, जिनको अलमिहाक़ कहते हैं (अर्थात्‌, चान्द्र मास का २८वाँ और २९वाँ 
दिन), कूच को घटाओ। अवशेष को एक दिन के चन्द्रमा के कूच पर भाग दो। भागफल 


२७ और E से थोडा सा अधिक है। यह अपूर्णांक एक पूरा दिन गिना जाना चाहिए। 


परन्तु, अरब अशिक्षित लोग हैं, जो न लिख सकते हैं और न गिन सकते हैं। उनका 
भरोसा केवल संख्याओ और नेक्र दृष्टि पर है। नेत्र-दृष्टि के सिवा उनके पास अनुसन्धान का 
ओर कोई माध्यम नहीं। वे नक्षत्रों का, उनमें स्थिर तारकाओं से s निश्चय करने में 
अशक्त हैं। जब हिन्दू एकहरे नक्षत्रों का वर्णन करते हैं तब किन्ही तारकाओं के विषयों में 
3 अरबों से मिलते हैं और किन्ही के विषय में उनका उनसे मतभेद है । सर्वतोभावेन, अरब 
लोग चन्रमा के पथ के निकटःतिकट रहते और, नक्षत्रों का वर्णन करते समय, केवल उन्ही 
स्थिर तारकाओं का उपयोग करते हैं जिनके साथ विशेष समयों में चन्द्रमा की युति होती 


है, या जिनके बिलकुल पड़ोस में से होकर वह लाँघता है। : 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१०० अनबेरूनी-वर्णित भारत 


क्या हिन्दुओं के सत्ताईस नक्षत्र हैं या अट्टाईस 

हिन्दू लोग ठीक-ठीक इसी रीति का अनुसरण नहीं करते, परन्तु एक तारका को 
दूसरी के सम्बन्ध में विविध स्थितियों को अर्थात्‌ एक तारका के दूसरी के सामने, या 
उसके खस्वस्तिक में स्थान को भी गिनते हैं। इसके अतिरिक्त वे गिरते हुए गरुड़ की 
भी नक्षत्रों में गिनती कर लेते हैं ताकि २८ हो जायँ । यही बात है जिसने हमारे ज्योतिषियों 
और हमारी अनवा पुस्तकों के रचयिताओं को भटका दिया है; क्योंकि वे कहते हैं कि 
हिन्दुओं के age नक्षत्र होते हे, परन्तु वे एक को छोड़ देते हैं जो सदैव सूर्य की किरणों 
से ga रहता Š | कदाचित्‌ उन्होंने यह सुना होगा कि जिस नक्षत्र में चन्द्रमा होता हे 
उसको हिन्दू जलता हुआ नक्षत्र; जिसको यह अभी छोड़ आया है उसे आलिंगन के पश्चात्‌ 
छोड़ा हुआ नक्षत्र; और जिसमें यह आगे जायगा उसे धुआँ छोड़ता हुआ नक्षत्र कहते Ç । 
हमारे कुछ मुसलमान लेखक यह समझते रहे हैं कि हिन्दू अल-जुबाना नक्षत्र छोड़ देते हैं 
और इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि चन्द्रमा का पथ तुला राशि के अन्त में और 
वृश्चिक के आरम्भ में जल रहा है। 

यह सब एक ही खोत से लिया गया है अर्थात्‌ उनकी यह सम्मति है कि हिन्दुओं 
के अट्ठाईस नक्षत्र हे, और विशेष अवस्थाओं में वे एक को छोड़ देते Š | परन्तु बात 
uf सर्वथा विपरीत है; उनके सत्ताईस नक्षत्र हे और विशेष अवस्थाओं में वे एक बढ़ा 

d 


ब्रह्मगुप्त से एक वैदिक ऐतिहा 

ब्रह्मगुप्त कहता है कि वेद की पुस्तक में, मेरु पर्वत के निवांसियो से लिया हुआ, 
इस आशय का एक ऐतिह्य है कि वे दो सूर्य, दो चन्द्रमा और चौवन नक्षत्र देखते हैं और 
उनके दिन हमसे दूने Š | तब वह इस सिद्धान्त का इस युक्ति से खण्डन करने का यल 
करता है कि हम धुव की मछली (सारी पुस्तक में ऐसा ही'लिखा है) को दिन में दो बार 
नहीं, वरन्‌ केवल एक ही बार घूमती देखते हैं। मेरी पूछो तो मेरे पास इस सत्येतर वाक्य 
को युक्तिसंगत रूप में सजाने का कोई साधन नहीं। 

किसी तारका या किसी नक्षत्र के निर्दिष्ट अंश का स्थान गिनने की रीति यह $— 
नक्षत्र के किसी निर्दिष्ट अंश का स्थान गिनने की रीति 


इसका अन्तर ०” मेष राशि से कलाओं में लो और उनको ८०० पर भाग दो । 
भागफल उन सब नक्षत्रों को दिखलाता है जो उस नक्षत्र से पूर्ववर्ती Š जिसमें कि प्रस्तुत 
तारा खड़ा हे | 

तब प्रस्तुत नक्षत्र में विशेष स्थान मालूम करना शेष रह जाता है | अब तारका 


या अंश, नक्षत्र के ८०० भागों के अनुसार, सरलतापूर्वक ठीक किया जाता और सामान्य 
भाजक से घटाया जाता है, या अंशों को कलाएँ बना ली जाती हैं, या उनको ६० से गुणा 


और भागफल को ८०० पर भाग दिया जाता है। इस अवस्था में भागफल नक्षत्र के उस 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छप्पनवाँ परिच्छेट १०१ 


भाग को दिखलाता है, जिसको चन्द्रमा, यदि नक्षत्र को — गिना जाय, उस क्षण Š पहले 
से ही लाँघ चुका है। i 

परिसंख्यान की ये रीतियाँ चन्द्रमा, ग्रहों ओर अन्य तारकाओं सबके लिए ठीक 
हें । परन्तु आगे लिखी विधि एकमात्र चन्द्रमा पर ही लागू हे-अवशेष (अर्थात्‌, अपूर्ण 
नक्षत्र के भाग) के ६० से गुणन के गुणनफल को चन्द्रमा की भुक्ति पर भाग दिया जाता 
21 लब्धि प्रकट करती हे कि चान्द्र नक्षत्रगदिन कितना बीत चुका है । 
खण्डखाद्यक से ली हुई नक्षत्रो की तालिका 

स्थिर तारकाओं के विषय में हिन्दुओं का ज्ञान बहुत अल्प हे | मुझे उनमें कभी 
भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो नेत्रदृष्टि से नक्षत्रों के एकहरे तारों को जानता हो 
और जो उंगली के साथ मुझे उनको दिखला सके | मैंने इस विषय की खोज करने ओर 
इसके अधिकांश का सब प्रकार की तुलनाओं से निश्चय करने के लिए पूरा-पूरा यल 
किया है और अपने अनुसन्धान के परिणाम नक्षत्रों के निश्चय पर नामक पुस्तक में लिख 
दिये हैं। इस विषय में उनके सिद्धान्तो में से में केवल उतना ही दूँगा जितना मैं प्रस्तुत 
प्रसंग के लिए उचित समझता š | परन्तु उसके पूर्व में अक्ष और द्राधिमा में नक्षत्रों की 
स्थितियाँ और उनकी संख्याएँ, खण्डखाद्यक के अनुसार, दूँगा। इससे आगे दी हुई तालिका 
में सभी ब्योरों को समझ लेने से इस विषय के अध्ययन में सुविधा हो जायगी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सस eee Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनबेरूनी-वर्णित भारत 


१०२ 


। है 4812 B gelb ye 


| 1४ २91० ५९७३ de Lely 


12 le pip डर k| 
à Bb bhah hile | शोध? 
i | ७-७ 
| | b]Ble 


| | है ४] B. Bank HÈ Bk 


| kp (ताळे Sb) EBE Rr] 
Iblojtna) 2h 1६४४७ pe 


Li UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छप्पनवाँ परिच्छेद 


3 


| । à DÊ ke (Ha EIR) KBE 
| sk) 11002 th [81४0४ ४६ | I है Bee 


Wnt Jie 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 1 ë ४1७६ Ë Helbe 

eb] pb प्याड se $è, bib पर 
dB IB, Bk (2९0 | pile mule 

l š Ekpe B HBlieble 981218 
शोर ५१] 2 Bb Pah १२३६ bphe | ° 
| pile bphe | ° 

| Ehe Ë 11॥॥ ६ से 41० ४ 

$ RIRE pb Ahab 
3b kj 8 bhah 082 | bitte | kinke | 73 

|B Epe 
812 %] 2 bhaB khlle | bitte 1०12५ © 

l 

॥ 2831021218 PREBE bpbhe 9 
o 
° 


bla] 


Maie 
1२ 2 pee 


liie 


अनबेरूनी-वर्णित भारत 


IR hŠ ke (Hm He) ERE 
| WE} Jbin]m2] ih HELENE re 


° lx 
o 
o^ — = 


E= UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


z 
° 
E 
c 
छ 

[9] 
D 
= 
% 
E 
छ 
a 
+ 
0 
— 
pas 
= 
5 
+ 
© 
fe 
3 
o 
gs 
=) 
> 
© 
© 
५७५) 
> 
5 
o 
D 
N 
५-4 
D 
(m) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
छप्पनवाँ परिच्छेद १०५ 


faqdi का अयन-चलन--वराहमिहिर अध्याय चार, श्लोक ७ से अवतरण 

तारकाओं के विषय में हिन्दुओं की कल्पनाएँ भ्रम से रहित नहीं । वे केवल 
क्रियात्मक पर्यवेक्षण ओर गणना में थोडे से निपुण हैं और उन्हें स्थिर तारकाओं की गतियों 
की कुछ समझ नहीं। देखिए वराहमिहिर अपनी पुस्तक संहिता में कहता है--रैवती से 
आरम्भ करके मृगशिरस्‌ तक, छ: नक्षत्रों में पर्यवेक्षण गणना के आगे रहता है, जिससे 
चन्द्रमा उनमें से प्रत्येक में गणना की अपेक्षा नेत्रदृष्टि के अनुसार पहले प्रवेश करता हे । 

“आर्द्रा से आरम्भ करके अनुराधा तक, बारह नक्षत्रों में अयन-चलन आधे नक्षत्र 
के बराबर हे, जिससे पर्यवेक्षण के अनुसार, चाँद नक्षत्र के मध्य में है, परन्तु गणना के 
अनुसार वह नक्षत्र के प्रथम भाग में होता है ।” 

“ज्येष्ठा से आरम्भ करके उत्तरभाद्रपदा तक, नो नक्षत्रों में पर्यवेक्षण गणना से पीछे 
रह जाता है, जिससे चन्द्रमा उनमें से प्रत्येक में पर्यवेक्षण के अनुसार प्रविष्ट होता है, जब, 
गणना के अनुसार, वह अगले में जाने के लिए इसे छोड़ता है।” 


ग्रन्थकार वराहमिहिर के वचन की आलोचना करता है 

तारकाओं के सम्बन्ध में हिन्दुओं की भ्रान्त कल्पनाओं के विषय में मेरी बात की 
पुष्टि, प्रथमोल्लिखित छः नक्षत्रों में से एक अलसरतान-अश्विनी के विषय में वराहमिहिर 
की टिप्पणी से, हो जाती हे, यद्यपि कदाचित्‌ स्वयं हिन्दुओं पर यह बात स्पष्ट नहीं क्योंकि 
वह कहता है कि इसमें पर्यवेक्षण गणना से पहले है। अब अश्विनी के दो तारे, हमारे 
समय में, मेष राशि के दो तिहाई में (अर्थात्‌ १०-२० मेष राशि के बीच) हैं और वराहमिहिर 
का समय हमारे समय से कोई ५२६ वर्ष पूर्व था। इसलिए pe किसी भी सिद्धान्त से 
स्थिर तारकाओं की गति (या विषुवों के अयन-चलन) का परिसंख्यान कीजिए, यह बात 
निश्चित है कि उसके समय में अश्विनी मेष राशि के एक तिहाई से कम में न थे (अर्थात्‌ 
वे १०-१०० मेष राशि से आगे विषुवो अ. में न आये E ies EM 

मान लीजिए कि उसके समय में, जैसा कि खण्डखाधक ह 
सचमुच मेष राशि के इस भाग में या इसके निकट थे। यह पुस्तक सूर्य ओर ic 5 
परिसंख्यान पूर्णतया शुद्ध रूप में देती š | इसलिए हमें यह . pel Se s 
उस समय वह बात ज्ञात न थी जो अब ज्ञात है अर्थात्‌ आठ TB T q im 
प्रतीप गति। इसलिए, इसके समय में, पर्यवेक्षण गणना से आगे EX m 
क्योंकि चन्द्रमा दो तारकाओं के साथ समागम के समय, पहले नक्षत्र = horn. ाई 
आगे ही पार कर चुका था। इसी उपमिति के अनुसार, वराहमिहिर के < 


भी जाँच की जा सकती हे। 


क्रान्तिमण्डल पर प्रत्येक AGA तुल्य स्थान घेरता हं 


आकृतियों अर्थात्‌ तारामण्डल, के अनुसार, वे आप नहीं, 
गा लात खत | हा पर तुल्य स्थान घेरते हैं। ऐसा 


छोरी या बड़ी जगह घेरते हैं, क्योंकि m as यद्यपि सप्तर्षि के विषय मे 
अतीत होता हे(कि.(हिन्हुफे सास 070 Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu ee nade , Trust, Delhi and eGangotri 


१०६ अनबेरूनी-वर्णित भारत 


हम उनकी इससे मिलती-जुलती कल्पनाएँ पहले ही बता चुके हें। क्योंकि ब्रह्मगुप्त 
उत्तरखण्ड-खाद्यक अर्थात्‌ खण्डखाद्यक के संशोधन में कहता है | 


ब्रहागुप्त से अवतरण 

कुछ नक्षत्रों का मान चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति से आधा अधिक है | उसके 
अनुसार उनका मान १९० ४५ ५२” १८” हे। छः नक्षत्र हैं अर्थात्‌ रोहिणी, पुनर्वसु, 
उत्तरफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्रपदा । ये मिलकर ११८° ३५ १३” ४८” का 
स्थान घेरते Š | अगले छ: नक्षत्र छोटे हें | उनमें से प्रत्येक चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति 
से आधा कम घेरता है | उसके अनुसार उनका मान ६° ३५ १७” २६/” 21 ये भरणी, 
आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाति, ज्येष्ठा, शतभिषज हें | वे मिलकर ३९० ३१” ४४” ३६” का 
स्थान घेरते हें । शेष पन्द्रह नक्षत्रों में से, प्रत्येक मध्यम दैनिक गति के बराबर घेरता है | 
इसके अनुसार यह १३० १०” ३४” ५२“ का स्थान Hum है | वे मिलकर १९७० ३८” 
४३” का स्थान dup हैं नक्षत्रों के ये तीन समुदाय मिलकर ३५५० wu! ४१” २४” 
का स्थान घेरते हैं जो कि पूर्ण चक्र ४० १४ १८” ac!” का अवशेष है और यह 
अभिजित अर्थात्‌ 'गिरते हुए गरुड़' का स्थान हे, जो कि छोड़ दिया गया है। मैंने इस 
विषय के निरूपण को नक्षत्रों पर अपने उपर्युक्त विशेष प्रबन्ध में पाठकों के लिए उपादेय 
बनाने का यल किया है। 


वराहमिहिर-संहिता, तीसरा अध्याय १-३, से अवतरण 


bins स्थिर तारों की गति के विषय में हिन्दुओं के ज्ञान का अप्राचुर्य वराहमिहिर की 
i के निम्नलिखित वचन से यथेष्ट रूप से प्रकट हो जाता है--प्राचीनों की पुस्तकों 
में इस बात का उल्लेख है कि कर्कसंक्रान्ति आश्लेषा के मध्य में और मकरसंक्रान्ति धनिष्टा 
के मध्य में हुई थी। ओर यह बात उस समय के लिए शुद्ध है। आजकल कर्कसंक्रान्ति 
कर्क राशि के आरम्भ में और मकरसंक्रान्ति मकर राशि के आरम्भ में होती है। (पृष्ठ 
२४६) यदि किसी को इसमें सन्देह हो और वह मानता हो कि प्राचीनों का कथन सत्य 
, हम जो कुछ कहते हैं वह ठीक नहीं, तो वह ऐसे समय में किसी समतल देश में जाय 
L. कि वह समझता हो कि कर्कसंक्रान्ति निकट Š | वहाँ वह एक चक्र खींचे और उसके 
मध्य में किसी वस्तु को रख दे जो उस समभू के लम्बरूप खड़ी हो। वह इसकी छाया 
के अन्त को किसी चिह से चिहित करे और रेखा को जारी रखे यहाँ तक कि वह पूर्व 
या पश्चिम में चक्र कौ परिधि तक पहुँच जाय। अगले दिन भी वह उसी समय यही 
क्रिया फिर करे और वही पर्यवेक्षण करे) तब जब वह देखे कि छाया का सिरा पहले 
चिह से दक्षिण की ओर को भटक गया है, तो जानना चाहिए की सूर्य उत्तर की ओर को 


चला गया हे ओर अभी अपने अयनान्तबिन्दु पर नहीं पह 
छाया का सिरा उत्तर की ओर को हटता न्दु पर नहीं पहुंचा | परन्तु यदि वह देखे कि 


है, तो वह जानता है कि सूर्य आगे ही दक्षिणतः 

N La sola ही अपनी क्रान्ति से गुज़र चुका हे | यदि मनुष्य 
क्षण को जारी रखे और 

um न उससे क्रान्ति का दिन मालूम करे, तो वह 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छप्पनवाँ परिच्छेद oe 


विषुवों के अयन-चलन का कर्ता 


यह वचन प्रकट करता है कि वराहमिहिर को स्थिर तारों की पूर्व की ओर की 
गति का कुछ ज्ञान न था | वह उनको, नाम की सदृशता से, स्थिर अर्थात्‌ न हिलनेवाले 
तारे समझता हे और अयन को पश्चिम की ओर चलता हुआ दिखलाता Š | इस भावना 
का यह फल हे कि उसने, नक्षत्रों के विषय में, दो बातों को आपस में गड़बड़ कर दिया 
है। इन दो के बीच अब हम, सन्देह को दूर करने और विषय को सूक्ष्म रीति से संशोधित 
रूप में देने के लिए, यथोचित रूप से पहचान कर दिखायेंगे । 

राशियों के क्रम में हम क्रान्तिमण्डल के उस बारहवें अंश से आरम्भ करते हें जो 
दूसरी गति अर्थात्‌ विषुवो के अयन-चलन के अनुसार भूमध्य रेखा और क्रान्तिवृत्त के 
परस्परच्छेद के बिन्दु के उत्तर में है। उस अवस्था में, कर्कसंक्रान्ति सदेव चौथी राशि के 
आरम्भ में और मकरसंक्रान्ति दसवीं राशि के आरम्भ में होती है। नक्षत्रों के क्रम में हम 
क्रान्तिवृत्त के उस सत्ताईसवें अंश से आरम्भ करते हें जिसका सम्बन्ध पहली राशि के 
पहले से है। उस अवस्था में कर्कसंक्रान्ति सदैव सातवें नक्षत्र के तीन-चौथाई पर (अर्थात्‌ 
नक्षत्र के ६००” पर) और मकरसंक्रान्ति इक्कीसवें नक्षत्र के एक-चौथाई पर (अर्थात्‌ नक्षत्र 
के oo! पर) होती है । जब तक संसार हे तब तक यह क्रम इसी प्रकार रहेगा । 

अब, यदि, नक्षत्रों को विशेष राशियों द्वारा चिहित किया जाय और इन राशियों 
के विशेष नामों से पुकारा जाय, तो नक्षत्र राशियों के साथ ved घूमते हे । राशियों के 
तारे और नक्षत्रों के तारे, अतीतकाल में, क्रान्तिमण्डल के अधिक पहले (अर्थात्‌ अधिक 
पश्चिमी) भागों को घेरे रहे Š | उनसे चलकर वे उनमें आ गये हैं जिनको वे इस समय 
घेरे हुए हे और भविष्य में वे क्रान्तिमण्डल के और भी अधिक पूर्वी भागों में चले जायेगे, 
यहाँ तक कि समय पाकर वे सारे क्रान्तिमण्डल में से घूम जायेगे। 

हिन्दुओं के मतानुसार, आश्लेषा नक्षत्र के तारे कर्क के १८ Š हैं। इसलिए, प्राचीन 
ज्योतिषियों द्वारा ग्रहण किये हुए विषुवों के अयनचलन के वेग के अनुसार, वे हमारे समय 
से १८०० वर्ष पूर्व चौथी राशि के ०० में थे, जब कि कर्क s तारामण्डल तीसरी राशि 
में था, जिसमें कि अयन भी था। अयन ने तो अपना स्थान नहीं छोड़ा, परन्तु तारामण्डल 
चले गये हैं और यह बात जो कुछ वराहमिहिर ने मान लिया है उसके ठीक विपरीत 

| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


जि 21 em _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सत्तावनवाँ परिच्छेद 
नक्षत्रों के सौर रश्मियों के नीचे से प्रकट होने पर 
और उन प्रक्रियाओं और अनुष्ठानों पर जो कि 
हिन्दू लोग इन अवसरों पर करते हैं 


दृश्यमान होने के लिए तारे का सूर्य से कितनी दूरी पर होना आवश्यक है 

तारों और बालशशि के सौर उदय के परिसंख्यान के लिए हिन्दू-रीति जैसा कि 
हम समझते हैं, वही हे जो 'सिन्द हिन्द' नाम के पंचाग में वर्णित है। वे लोग सूर्य से 
तारे के अन्तर के अशो को, जो उसके सौर उदय के लिए आवश्यक समझे गये हैं 
कालांशक कहते हैं | गुर्रात-अलज़ीजात के लेखक के मतानुसार, वे ये हें- सुहैल, अलयमानिया, 
अलवाक्रिअ, अलअय्यूक, अलसिमाकान, क़ल्ब-अलअ, करब के लिए १३°; अलबुतैन, 
अलहक़अ, अलनथरा, आश्लेषा, शतभिषज, रेवती के लिए २००; दूसरों के लिए १४°। 

यह बात प्रकट है कि, इस दृष्टि से, तारे तीन समूहों se गये हैं। इनमें से 
पहले में वे तारे जान पड़ते हें जिनको यूनानी लोगों ने पहले और दूसरे परिणाम के तारे 
गिना है, दूसरे समूह में तीसरे और चोथे परिमाण के तारे और तीसरे में पाँचवें और छठवें 
परिमाण के तारे हैं | (पृष्ठ २४७) 

वराहमिहिर को यह वर्गीकरण अपने उत्तर-खण्डखाद्यक में देना चाहिए था, परन्तु 
उसने ऐसा नहीं किया। वह साधारण वाक्यों में अपने आशय को प्रकट करता है और 
केवल इतना कहता है कि सभी नक्षत्रों के सौर उदयों के लिए सूर्य से १४० अन्तर 
आवश्यक Ç| 
विजयनन्दिन्‌ से अवतरण 


विजयनन्दिन्‌ कहता है- | = तारे ऐसे हैं जो सूर्य की किरणों से ढाँपे जाते हैं 
ओर न सूर्य उनकी चमक को WENT है; यथा अलअय्यूक, अलसिमाक, अलरामिह, दो 
गरुड़, धनिष्ठा और उत्तरभाद्रपदा, क्योंकि उनका उतना अधिक उत्तरीय अक्ष हे और क्योंकि 
दृष्टा का) देश भी उतना अधिक अक्ष रखता Š | कारण, अधिक उत्तरीय प्रदेशों में वे 
दोनों एक ही रात के आरम्भ तथा अन्त में दिखाई देते हैं और कभी अन्तर्धान नहीं होते ।” 
अगस्त्य के सौर उदय पर 


आगस्त्य अर्थात्‌ सुहेल के सौर उदय की गणना के लिए f 

ए उनके पास विशेष रीतियाँ 

a वे उसको पहले पहल उस समय देखते हैं जब सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करता है 
र जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाता है तब अगस्त्य उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सत्तावनवाँ परिच्छेद १०९ 


पुलिस कहता है- सूर्य के उच्च स्थान (Apsis) का दूना लो। यदि यह सूर्य के स्फुट 
स्थान के तुल्य हो, तो यह अगस्त्य के सौर अस्त का समय du^ 


सूर्य का उच्च स्थान (Apsis) पुलिस के अनुसार, B राशियाँ हे | इसका दूना 


चित्रा के १०० में जा पड़ता हे, जो कि हस्त नक्षत्र का आरम्भ है। आधा उच्च स्थान 
वृषभ राशि के १०° पर पड़ता है, जो कि रोहिणी नक्षत्र का आरम्भ है। 
उत्तर-खण्डखाद्यक में ब्रह्मगुप्त आगे लिखी बातों का प्रतिपादन करता है- 


ब्रह्मगुप्त से अवतरण 

“सुहेल की स्थिति २७° मृगशिर है, इसका दक्षिणी अक्ष ७१ अंश है। इसके सौर 
उदय के लिए सूर्य से इसके आवश्यक अन्तर के अंश १२ EI 

“मृगव्याध का स्थान २०” मृगशिर हे, इसका दक्षिणी अक्ष ४० अंश है। इसके 
सौर उदय के लिए आवश्यक सूर्य से इसके अन्तर के अंश १३ हैं। यदि आप उनके 
चढ़ने का समय मालूम करना चाहते है, तो सूर्य को तारे के स्थान में कल्पना कीजिए। 
इस विशेष स्थान पर लग्न (Ascendens) को स्थिर कीजिए। जब सूर्य इस लग्न के 
अंश को पहुँचता है, तब तारा पहली बार दृष्टिगोचर होता है। 

“किसी तारे के सौर अस्त का समय मालूम करने के लिए, तारे के अंश में छः 
पूरी राशियाँ जोड़ दो। योगफल में से सूर्य से इसके उस अन्तर के अंश घटा दो जज 
इसके सौर उदय के लिए आवश्यक है ओर अवशेष पर लग्न को स्थिर करो। तब, जब 
सूर्य लग्न के अंशो में प्रवेश करता है, वही समय इसके डूबने का ह। 


विशेष तारों के सौर उदयों पर की जाने वाली प्रक्रियाओं पर 


संहिता नामक पुस्तक उन विशेष यज्ञा और प्रक्रियाओं का उल्लेख करती है जो 


विविध तारों के सौर seat पर की जाती हैं। अब हम उनको Nen mA = 
अनुवाद भी करेंगे जो गेहूँ की अपेक्षा भूसा अधिक ह, क्योंकि हमने हिन्दुओं की पु 


से पूरे-पूरे और ज्यों के त्यो अवतरण देना अपने लिए अपरिहार्य बनाया है। 
वराहमिहिर-संहिता अ. १२ भूमिका और श्लोक १:१८ से अगस्त्य 


और उसके लिए यज्ञ पर अवतरण 

वराहमिहिर कहता है-“जब आरम्भ में सूर्य उदय ह WS 
पर्वत विन्ध्य के उच्च स्थान में आकर ठहरा, तब विन्थ्याचल : : बाधा देने और उसके रथ 
नहीं किया और, मानिता से प्रेरित होकर, वह, De विन्ध्याचल ऊँचा होकर 
को अपने ऊपर से लाँघने से रोकने के लिए, उसकी at ag em तक जा पहुंचा । 
स्वर्ग के पडोस और विद्याधर नामक आध्यात्मिक प्राणियों के निवा RAUM 
अब विद्याधर दोड़कर इस पर आ गये, क्योंकि यह नी पलियाँ इधरूउधर 
गोचर-भूमियाँ मनोहर थीं और वहाँ वे आनन्द से रहने लगे; 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


११० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


घूमती थीं और उनके बच्चे एक दूसर के साथ Wad थ। जब उनकी पुत्रियों के श्वेत 
वसो के साथ पवन लगती थी तब वे लहराते हुए झण्डो के समान उड़ते थे। 
इसकी दरियों में बनैले पशु और सिंह भ्रमर नामक जीवों के समूह के कारण गहरे 
काले देख पड़ते Š | ये जीव उनके साथ चिमट जाते हैं, येकि वे उनके wd के मल 
को, जब वे मैले पंजों के साथ एक दूसरे को मलते हैं, बहुत पसन्द करते हैं। जब वे 
मस्त हाथी पर आक्रमण करते हैं तब वह सिड़ी बन जाता है। (पृष्ठ २४८) बन्दर और 
रीछ विन्ध्य के शृंगो और उसकी ऊँची चोटियां पर चढे हुए देखे जाते हैं; मानो सहज 
ज्ञान से, उन्होंने स्वर्ग की दिशा को ग्रहण किया है। इसके जलाशयों पर तपस्वी लोग 
देखे जाते हैं, जो इसके फलों से ही अपना पोषण करके संतुष्ट हें | विन्ध्य की और असंख्य 
हर्ष-दायक वस्तुएँ हैं। (पृष्ठ २४८) 
अब जब वरुण के पुत्र अगस्त्य (अर्थात्‌ जल के पुत्र, सुहेल) ने विन्ध्य के इन सब 
व्यवहारों को देखा, तब उसने उसकी आकांक्षाओं में उसका साथी बनने के लिए अपने 
आपको सामने किया और उसे तब तक अपने ही स्थान में रहने के लिए कहा जब तक 
कि वह (अगस्त्य) cleat आवे और उस (विन्ध्य) को उस अन्धकार से मुक्त कर दे जो 
कि उस पर हे। 
श्लोक १-तब अगस्त्य समुद्र की ओर मुड़ा और उसके जल को निगल गया, 
यहां तक कि उसका लोप हो गया। वहाँ विन्ध्याचल के निम्न भाग प्रकट हुए। मकर 
“और अन्य जल-जन्तु इससे चिमट रहे थे । उन्होंने पर्वत को खुरच-खुरचकर उसे चीर डाला 
और इसमें खानें खोद दीं, जिनमें रल और मोती थे। 
श्लोक २-उनसे; फिर वृक्षां से-जो यद्यपि यह (जल) मन्द था उत्पन्न हो गये 


= सपों से-जो इसके उपरितल पर चक्करों में आगे और पीछे दौड़ते थे- सागर अलंकृत 
गया। 


श्लोक ३-पर्वत ने, उस हानि के बदले में जो सुहैल ने इसकी की है, वह अलंकार 
पाया s as इसने उपार्जन किया है, जिससे देवताओं ने अपने लिए मुकुट और किरीट 
बनवाये Š | 


श्लोक ४-इसी प्रकार सागर ने, गहराई में उसके जल के डूब जाने के बदले में, 
मछलियों का इसमें इधर-उधर घूमते समय चमकना, इसकी तली पर रत्नों का प्रादुर्भाव 
और इसके अवशिष्ट जल में सांपों और अजगरों का आगे और पीछे दौड़ना पाया है | 
जब मछलियों और शंख तथा मोतियों की सीपियाँ, इसके ऊपर आ जाती हैं, तो आप 


E को तालाब समझेंगे, जिनके पानी का उपरिभाग शरद्‌ 3 
श्वेत कमलों से ढंका हुआ Š | द्‌ और शिशिर की ऋतुओं में 


श्लोक ५- आप इस जल और आकाश में मुशकिल से भेद कर सकते हैं क्योंकि 
जिस प्रकार आकाश तारों से अलंकृत है वैसे ही सागर रलों से है; on वाली 
किरणों के धागो के सदृश अनेक सिरोवाले साँपों से; इसके भीतर के स्फटिक से जो 


चन्रमा के पिण्ड के सदृश हैं और श्वेत कुहरे से 
हैं, विभूषित है। कुहरे से जिसके ऊपर आकाश के बादल उठते 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सत्तावनवाँ परिच्छेद १११ 


श्लोक ६- मैं उसकी प्रशंसा कैसे न करुं जिसने इस महान्‌ कार्य को किया है, 
जिसने देवों को मुकुटों की सुन्दरता दिखलाई है और सागर तथा विन्ध्याचल को उनके 
लिए एक धनागार बनाया है। 

श्लोक ७-वह सुहैल है, जिससे जल पार्थिव मलिनता से रहित होता है, जिसके 
साथ पुण्यात्मा मनुष्य के हृदय की पवित्रता संयुक्त है अर्थात्‌ जो दुरात्माओ के संसर्ग में 
उसको अभिभूत करने वाले मल से रहित है। 

श्लोक ८-जब कभी अगस्त्य उदय होता है और उसके समय में नदियों और 
उपत्यकाओं में जल बढ़ जाता है, तब आप नदियों को-जो कुछ उनके जल के उपरिभाग 
पर है-नाना प्रकार के श्वेत और रक्‍त कमल और काई, वह सब कुछ जो उनमें तैरता है, 
मुर्गाबियाँ और हंस (ये सब)-बलि के रूप में, चन्द्रमा को अर्पण करते देखते हैं, जिस 
प्रकार एक युवती उन (नदियों) में प्रवेश करते समय गुलाब के फूल और उपहार भेंट 
करती है। 

श्लोक ९-दो किनारों पर खड़े लाल हंसों के जोड़ों और मध्य में कभी आगे 
और कभी पीछे तैरते समय गाती हुई मुर्गाबियों की उपमा किसी सुन्दरी के दो ओष्ठों से 
देते हैं, हर्ष से हँसते समय जिसके दाँत दिखाई देते हैं। 

श्लोक १०-और भी, हम, श्वेत कमलों के बीच खडे, कृष्ण कमल और इसकी 
सुगन्थि की महक की लालसा से मधुमक्खियों के उसकी ओर दौड़ने की उपमा सुन्दरी 
की आँख के मण्डल की सफेदी में उसकी पुतली कौ कालिमा के साथ देते हैं जो भोहों 
के बालों से घिरी हुई चोचले और रसीलेपन से घूमती है। 

श्लोक ११-तब, जब आप उन तालाबों को उस समय देखेंगे, जब उन पर चन्द्रमा 
की ज्योत्सना पड़ रही हो, जब शशि उनके धुँधले पानी को प्रकाशित कर रहा हो, जब 
श्वेत कमल-जिसमें मधु मक्खियाँ बन्द थीं- खुल गया हो, तब आप sd एक ऐसी सुन्दरी 
का मुखमण्डल समझेंगे जो सफेद पुतली से काली आँख के साथ देखती है। 

श्लोक १२-जब वर्षाकाल की जलःधाराओं का प्रवाह साँपों, विष और मैल को 
बहाता हुआ इनमें गिरता है, तब उनके ऊपर सुहेल के उदय होने से उनकी अपवित्रता दूर 
EE TA m : सामने सुहैल का. एक पल का चिन्तन उसके 

= मनुष्य के द्वार के सामने सुहेल का र 

Q. a RE हे, इसलिए उसका स्तुति-गान करने वाली जिह्वा को Es 
कितनी अधिक हृदयग्राही होगी, जब कि पाप को दूर करना और दिव्य पुरस्कार m 4 
ही काम हो | (पृष्ठ २४९) सुहैल के उदय होने पर कौन सा याग करना आवश्यक S. ud 
उल्लेख qd ऋषियों ने किया है | इसका बखान करके राजाओं को एक उपहार दुगा 
== वखान को मैं उस (परमेश्वर) पर बलिदान कर WT! अतएव मैं कहता हू- MS 

शलोक १४-उसका उदय उस समय होता है जब सूर्य xe Bug S 
प्रकट होता है और रात्रि का अन्धकार पश्चिम में इकट्ठा हो जाता है। उसके मक 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu अन ताराताल वाताला Trust, Delhi and eGangotri 


TE अलबेरूनी-वर्णित भारत 


के आरम्भ को देखना कठिन Š और न प्रत्येक मनुष्य जो उसकी ओर देखता है इसको 
समझता Š | इसलिए उस समय ज्योतिषी से पूछो कि यह किस दिशा से उदय होता है | 

श्लोक १५, १६-इस दिशा के अभिमुख अर्घ नामक याग करो और, गुलाब तथा 
सुगन्धयुक्त पुष्प जो देश में उत्पन्न होते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास हो उसे पृथ्वी पर बिछा 
दो । सोना, गहने, समुद्र के रल जो कुछ तुम योग्य समझो उन पर रख दो और धूप, 
कुंकुम, चन्दन, कस्तूरी और कर्पूर, एक बैल और एक गाय और अनेक भोजन तथा मिठाइयाँ 
भेंट करो | 

श्लोक १७-विदित हो कि जो मनुष्य पुण्य संकल्प, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के 
साथ निरन्तर सात वर्ष तक यह करता हे, उसका उन वर्षों की समाप्ति पर, यदि वह क्षत्रिय 
है, सारी पृथ्वी और इसको चारों ओर से घेरने वाले सागर पर अधिकार हो जाता है। 

श्लोक १८-यदि वह ब्राह्मण हे तो उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, वह वेद 
को सीख लेता है, सुन्दरी भार्या को प्राप्त करता हे और उससे सुशील सन्तान पाता है। 
यदि वह वैश्य है तो बहुत सी स्थावर सम्पत्ति और यशस्कर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। 
यदि वह शूद्र है तो वह धन को प्राप्त करेगा। वे सब स्वास्थ्य और अनामय, अपकृतियों 
का बन्द हो जाना ओर फल की सिद्धि प्राप्त करते हैं ।” 

सुहैल के उपायन के विषय में वराहमिहिर का कथन यही है। इसी पुस्तक में वह 
रोहिणी के विषय में भी नियम देता है- 
रोहिणी पर वराहमिहिर संहिता अध्याय २४ एलोक १-३७ 

“गर्ग, वसिष्ठ, काश्यप और पराशर ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरु पर्वत स्वर्ण 
के तख्तों का बना हुआ Š | उनमें से दो वृक्ष उगे हैं, जिन पर संख्यातीत मीठी सुगन्थि 
वाले पुष्प और मुकुल हैं। मधुमक्खियाँ कर्णसुखद भिनभिनाहट के साथ उनको घेर रही 
हैं और देवों की अप्सराएँ उल्लासजनक स्वर-संयोगों के साथ मधुर बाजों और अक्षय 
आनन्द के साथ, आगे-पीछे फिर रही हैं | यह पर्वत स्वर्ग के ्रीडावन, नन्दन वन के मैदान 
में है। ऐसा ही वे di Š | एक समय बृहस्पति वहाँ था, तब नारद ऋषि ने उससे रोहिणी 
के पूर्वचिहों के विषय में पूछा, जिस पर बृहस्पति ने उसको उनकी व्याख्या करके समझाई | 
H यहाँ, जहाँ तक आवश्यक है, उनका बखान करूँगा। 
श्लोक ४- आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में मनुष्य पर्यवेक्षण करे कि रोहिणी 
में पहुँचता है। वह नगर के उत्तर या पूर्व में एक उच्च स्थान $21 a m राजा 
के प्रासादों का अधिष्ठाता ब्राह्मण अवश्य जाय | वह वहाँ अग्नि प्रज्वलित करे और उसके 
गिर्द विविध तारों और नक्षत्रों का चित्र खींचे | वह वहाँ उनमें से प्रत्येक के लिए जो कुछ 
आवश्यक है उसका पाठ करे और प्रत्येक को गुलाब के फूलों, जो और तेल मे से उसका 
भाग दे और इन वस्तुओं को अग्नि में डालकर प्रत्येक ग्रह को लि बनावे : अग्नि 
के गिर्द चारों ओर यथासम्भव बहुत से रल और मधुरतम जल Ae हें ओर 
जो भी अन्य वस्तुएँ फल, बूटियाँ, वृक्षों की टहनियाँ और पेड़ों की जड़ें उस समय पास 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सत्तावनवाँ परिच्छेद ११३ 


हों, रखी हों। फिर, वह वहाँ घास बिछावे जो उसके रात्रि-चतुर्थाशों के लिए एक दरांती 
के साथ काटी गई हो। तब वह भिन्न-भिन्न प्रकार के बीज और अनाज ले, उनको जल 
के साथ धोवे, उनके मध्य में सोना रखे और उनको एक लोटे में डाल दे। वह उसे एक 
विशेष दिशा की ओर रखे ओर होम करे अर्थात्‌ जो और तेल आग में डाले और साथ 
ही वेद के विशेष मन्त्र पढ़े जो भिन्न-भिन्न दिशाओं से लगाव रखते हैं, यथा वरुण-मन्त्र, 
वायव मन्त्र और सोम-मन्त्र | (पृष्ठ २५०) वह एक दण्ड अर्थात्‌ एक लम्बा और ऊंचा 
भाला, खड़ा करता है, जिसकी चोटी से दो बद्धियाँ लटका करती हैं, एक तो भाले के 
बराबर लम्बी होती है ओर दूसरी उससे तिगुनी। उसे यह सब काम चन्द्रमा के रोहिणी 
में पहुँचने के पूर्व ही कर लेना चाहिए, इसलिए कि जब वह (चाँद) उसमें पहुँचे, वह पवन 
के चलने के समयों और साथ ही उसकी दिशाओं का निश्चय करने के लिए तैयार हो। 
उसे इसका पता भाले की बद्धयों के द्वारा होता हे । 
श्लोक १०-यदि उस दिन पवन चार दिशाओं के मध्य में से चलती है, तो इसे 
शुभ समझा जाता है; यदि वह उनके बीच में कौ दिशाओं से चलती है, तो यह अशुभ 
समझी जाती है। यदि पवन एक ही दिशा में स्थिर, प्रबल और अपरिवर्तित रहती है, तो 
यह भी शुभ ही समझा जाता है। इसके चलने का समय दिन के आठ भागों से मापा 
जाता है और प्रत्येक आठवाँ भाग एक मास के आधे के अनुरूप समझा जाता d 
श्लोक ११-जब चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र को छोड़े, तुम एक विशेष दिशा में रखे 
हुए बीजों को देखो। उनमें से जिसमें अंकुर फूटा हुआ है वह उस वर्ष प्रचुरता से उगेगा। 
श्लोक १२-जब चन्द्रमा रोहिणी के निकट पहुँचे, तो तुम्हें ध्यान से देखते रहना 
चाहिए। यदि आकाश निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का क्षोभ नहीं; w पवन पवित्र š 
और कोई विनाशक संक्षोभ उत्पन्न नहीं करती; यदि पशुओं और पक्षियों के स्वरसंयोग 
रम्य हैं, तो यह शुभ समझा जाता है। अब हम Web पर विचार करेंगे। š 
श्लोक १३, १४-यदि वे उपत्यका (बल ?) की शाखाओं के सदृश लहराते हे 
और उनमें से बिजली की कोंधे आँख के सामने प्रकट होती हैं; यदि वे इस प्रकार खुलते 
हैं जिस प्रकार श्वेत कमल खिलता है; यदि बिजली सूर्य m की किरणों के सदृश मेघ को 
घेरती है; यदि बादल का रंग किंशुक का, या मधुमक्खियों का, या कुंकुम का है; 
श्लोक १५-१९-यदि आकाश मेघों से आच्छादित है और उनमें से स्वर्ण के सदृश 
बिजली stat है; यदि इब््रधनुप अपने गोल रूप को सायंकाल के we m 
लालिमा के सदृश किसी वस्तु से और दुलहिन के वसो के रंगों के सदृश रेता हे E 
हुआ दिखलाता है; यदि मेघनाद मोर के, या उस पक्षी के चीत्कार के सदृश होता 


बरसते हुए मेंह के सिवा और कहीं से पानी नहीं पी सकता, जो तब हर्ष से उसी प्रकार 


चिल्लाता है, जिस प्रकार मेंढक परिपूर्ण जलाशयों में प्रसन्नता के कारण प्रचण्डता से टर्राता 


i भागों में आग धधक 
; छोटे-छोटे पेड़ों के जंगल में, जिसके विविध भा 
pu P a के प्रकोप के समान कोपायमान देखो; यदि बादल हाथियो के 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu meret Delhland eGangoti. , Trust, Delhi and eGangotri 


११४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अंगों के समान हिलते हैं, यदि वे मोतियों, शंखों, हिम और वरन्‌ चन्द्रमा को किरणों की 
चमक के सदृश चमकते हैं, मानो चन्द्रमा ने मेघों को दीप्ति और आभा उधार दे दी हो। 

श्लोक २०-यह सब अधिक वर्षा और प्रचुर वृद्धि द्वारा सुख को दिखलाता है । 

श्लोक २५-जिस समय ब्राह्मण पानी के लोटों के मध्य में बेठा हो, तो तारों का 
गिरना, बिजली का कौंधना, मेघ का गर्जन, आकाश में लाल चमक, आंधी, भूकम्प, ओलां 
का बरसना और वन-पशुओं का चिल्लाना, ये सब बातें अशुभ समझी जाती हँ । 

श्लोक २६- यदि उत्तर दिशा में, लोटे में अपने आप, या fox से, या टपकने से 
जल कम हो जाय, तो श्रावण मास में वर्षा नहीं होगी। यदि qá दिशा में, लोटे में जल 
कम हो जाय, तो भाद्रपद में कोई वर्षा नहीं होगी। यदि दक्षिण दिशा में यह लोटे में 
कम हो जाय, तो आश्वयुज में कोई वर्षा न होगी; और यदि पश्चिम दिशा में लोटे में 
जल घट जाय, तो कार्तिक में कोई वृष्टि न होगी aie लोटों में पानी न घटे, तो ग्रीष्म-वृष्टि 
पूर्ण रूप से होगी । 

श्लोक २७-लोटों से वे भिन्न-भिन्न वर्णों के विषय में पूर्वचिह भी निकलते | 
उत्तरी लोटे का लगाव ब्राह्मण से, पूर्वी का क्षत्रिय से, दक्षिणी का वैश्य से और पश्चिमी 
का शूद्र से है। यदि लोगों के नाम और विशेष अवस्थाएँ लोटों पर खोदकर लिखी हों, 
तो उनके साथ जो भी घटना घटे-यदि, उदाहरणार्थ, वे टूट जायें या उनमें पानी घट 


जाय-तो यह उन लोगों या अवस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली किसी बात का पूर्वचिह् 
समझा जाता हे |” 


स्वाती और श्रवण पर संहिता अध्याय २५, एलोक १ 


“स्वाती ओर श्रवण नक्षत्रो से सम्बन्थ रखने वाले नियम वैसे ही हें जैसे कि 
रोहिणी के ë | जब तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हो, जब चन्द्रमा दो आषाढा नक्षत्रों 
अर्थात्‌ पूर्व-अषाढ़ा या उत्तर-अषाढा, में से किसी एक में हो, तो जैसे तुमने रोहिणी के 
लिए एक स्थान चुना था वैसे ही एक स्थान चुनो और सोने का एक तराजू लो। यही 
सबसे उत्तम है। यदि यह चाँदी का है, तो मध्यम है। यदि यह चाँदी का नहीं, तो इसे 
खेर नामक लकड़ी का, जो खदिस्वृक्ष (अर्थात्‌ acacia catechu) प्रतीत होता है, या ऐसे 
बाण के सिरे का जिसके साथ आगे ही एक मनुष्य मारा जा चुका है, बनाओ। इसकी 
डण्डी की लम्बाई के लिए छोटा से छोटा मान वितस्ति Š | यह जितनी अधिक लम्बी हो, 
उतना ही अच्छा हे, जितनी यह छोटी होगी, उतनी ही यह कम अनुकूल है। 


ë! ल RSS m x डोरियों गती हैं, जिनमें से प्रत्येक १० कला लम्बी होती 
$ ६ कला के परिमाण वस्न के होते हैं दाह 
रोने Sans) पटुवे के वस्न के होते हें । इसके दो 
; श्लोक ७, ८-इससे प्रत्येक चीज़ की-कुंवों के पानी, wad के पानी, नदियों के 
पानी, हाथी के दांतों, घोड़ों के EE स्वर्ण-मुद्राओ, जिन पर राजाओं के नाम लिखे हुए 
हों और दूसरी धातु के टुकडों, जिन पर दूसरे लोगों के नाम या पशुओं, वर्षों, fel 
दिशाओं या देशों के नाम बोले गये हैं-समान मात्राएँ तोलो। ' | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सत्तावनवाँ परिच्छेद ११५ 

श्लोक १-तोलते समय पूर्व की ओर मुड़ो, बाट दायें पलडे में और जो वस्तु 
तोलनी हैं वे बायें पलड़े H रखो । उनके ऊपर मन्त्र पढ़ो और तुला से कहो- 

श्लोक २- तू शूद्र Š | तू देव है और देव की पली है। तू ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती 
है, तू यथार्थ और सत्य का प्रकाश करती Š । तू शुद्धता की आत्मा से भी अधिक शुद्ध 
हे। 

श्लोक ३- तू सूर्य ओर ग्रहों के सदृश हे जो पूर्व से पश्चिम को एक ही मार्ग 
पर घूमते हैं । 

श्लोक ४-तेरे द्वारा संसार की व्यवस्था सीधी रहती है और सभी देवों और 
ब्राह्मणों का सत्य ओर यथार्थता तुझमें संयुक्त है । 

श्लोक ५-तू ब्रह्मा की पुत्री है; और कश्यप तेरे घर का एक पुरुष है ।' 

श्लोक १-तोलने की यह क्रिया सायंकाल होनी चाहिए। तब वस्तुओं को अलग 
रख दो ओर दूसरे दिन सबेरे उन्हें फिर तोलो। जिस वस्तु का भार बढ गया हे वह उस 
वर्ष में पनपेगी और बढ़ेगी; जो घट गई है वह बुरी होगी और पीछे जायगी । 

परन्तु तोलने का यह काम केवल अषाढ़ा में ही नहीं, वरन्‌ रोहिणी ओर स्वाती 
में भी करना चाहिए। 

श्लोक ११-यदि diz का वर्ष है और तोलने की क्रिया संयोग से अधिक मास 
में होती है, तो उस वर्ष में तोलने का काम दुबारा किया जाता हे। 

श्लोक १२-यदि पूर्वलक्षण अभिन्न हे, तो जिस बात की दे भविष्यवाणी करते 
हें बही होगा। यदि वे अभिन्न नहीं थे, तो रोहिणी के पूर्व लक्षणों का अवलोकन करो, 
क्योंकि इसका प्राधान्य है ।” 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अट्ठाबनवाँ परिच्छेद 
सागर में जुआर-भाटा कैसे आता हे 


मत्स्यपुराण से अवतरण 

इस कारण के विषय में कि सागर का जल सदा ऐसा ही जैसा कि यह हे क्यों 

रहता है, हम मत्स्यपुराण से निम्नलिखत वचन देते हैं-“आरम्भ में सोलह पर्वत थे। उनके 

पंख थे और वे उड़कर आकाश में ऊँचा उठ सकते थे। परन्तु राजा इन्द्र की किरणों ने 

उनके पंखों को जला दिया, जिससे वे पंखहीन होकर सागर के आस-पास कहीं गिर पड़े । 

उनमें से चार-चार दिडनिर्णय यन्त्र के प्रत्येक बिन्दु में गिरे--पूर्व में, ऋषभ, बलाहक, चक्र, 

मैनाक; उत्तर में, चन्द्र, कंक, द्रोण, qur; पश्चिम में, वक्र, ay, नारद, पर्वत; दक्षिण में, जीमूत, 

द्रविण, मैनाक, महाशैल (2) पूर्वी पर्वतों के तीसरे और चोथे के बीच संवर्तक अग्नि है, 

| जो सागर के जल को पौती है यदि यह न हो तो सागर भर जाय, क्योंकि नदियाँ सदैव 
इसमें गिरती रहती हें । 


राजा ओर्व की कथा | 


“यह अग्नि उनके ओर्व नामक एक राजा की आग हे । उसे राज्य अपने पिता से । 
दाय में मिला था। उसका पिता भ्रूणावस्था में ही मार डाला गया था। जब और्व का 
जन्म हुआ और बड़ा होकर उसने अपने पिता का इतिहास सुना, तब वह देवों से क्रुद्ध 
हो गया और उनको मारने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली; क्योंकि, यद्यपि संसार | 
उनका पूजन करता था और यद्यपि उनका संसार से समीप का संसर्ग था, तो भी उन्होंने | 


संसार की संरक्षकता का परित्याग किया था । इस पर देवों ने उसके सामने दीनता स्वीकार 
की ओर उसे मनाने का यल किया, यहाँ तक कि उसने क्रोध छोड़ दिया। तब वह उनसे 
बोला-- परन्तु मैं अपनी क्रोधाग्नि को क्या करूँ?” और उन्होंने उसे इसको समुद्र में फंक | 
देने का परामर्श दिया। यह वही आग है जो समुद्र के पानी को सुखाती है। (पृष्ठ २५२) 

दूसरे लोग कहते हैं--नदियों का जल समुद्र को इसलिए नहीं बढ़ाता, क्योंकि राजा इद्र | 
मेघ के रूप में सागर को ऊपर उठाता और वर्षा के रूप में नीचे भेजता है ।' 


चद्धमा में मनुष्य 


मत्स्यपुराण फिर कहता है--“चन्द्रमा का कृष्ण अंश, जो शशलक्ष अर्थात्‌ ख़रगोश 


का आकार कहलाता है, चन्द्रमा के प्रकाश से उसके पिण्ड पर प्रतिबिम्बित उपर्युक्त सोलह 
पर्वतों के रूप की प्रतिच्छाया है |” À 


विष्णु-धर्म कहता है-“चन्द्रमा शशलक्ष इसलिए कहलाता है, क्योंकि उसके पिण्ड 
का गोला जलमय है, जो मुकुर के सदृश पृथ्वी का आकार प्रतिबिम्बित करता है । पृथ्वी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SE __ D» 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अट्टावनवां परिच्छेद ११७ 


E RA रूपों के पर्वत और वृक्ष Š जो शश के आकार के रूप में चन्द्रमा में 
प्रतिबिम्बित होते ë | यह मृगलांछन अर्थात्‌ मृग का रूप भी, कहलाता है; क्योंकि कुछ 
लोग चन्द्रमा के मुख पर काले भाग को तुलना मृग के आकार से करते हें ।” 
चन्द्रमा के कोढ़ की कथा 

नक्षत्रों को वे प्रजापति की पुत्रियाँ बताते हे, जिनके साथ कि चन्द्रमा का विवाह 
हुआ है। वह रोहिणी पर विशेष प्रेम रखता था और उसे दूसरों से अच्छा समझता था। 
अब उसकी बहनों ने, मत्सरता के वशीभूत होकर, चन्द्रमा की शिकायत अपने पिता प्रजापति 
से की। प्रजापति ने उनमें शान्ति बनाये रखने का यल किया और चन्द्रमा को उपदेश 
किया, परन्तु उसे सफलता न हुई | तब उसने चन्द्रमा को शाप दिया (कृमिभुक्त), जिसके 
फल से उसके मुख पर कोढ़ हो गया। अब चद्धमा ने अपने किये पर पश्चाताप किया, 
और खिद्यमान होकर प्रजापति के पास आया। प्रजापति ने उससे कहा--मैं एक ही बात 
कहता हूँ और इसको मेटा नहीं जा सकता, परन्तु में तेरी लज्जा को प्रत्येक मास में आधे 
समय के लिए ढक दिया करूँगा।”इस पर चन्द्रमा ने प्रजापति से कहा-- परन्तु अतीत 
के पाप का चिह्न मुझ पर से कैसे uber जायगा ?” प्रजापति ने उत्तर दिया-- अपनी पूजा 
के लिए महादेव के लिंग की मूर्ति की स्थापना करने से।” चन्द्रमा ने ऐसा ही किया। 
जो लिंग उसने स्थापित किया वह सोमनाथ था, क्योंकि सोम का अर्थ चन्द्रमा और नाश 
का अर्थ स्वामी है, जिससे सारे शब्द का अर्थ चद्धमा का स्वामी होता है। इस मूर्त्ति को 
राजा महमूद ने-परमात्मा उस पर दया रखे- सन्‌ ४१६ हिजरी में नष्ट कर दिया था। 
उसने आज्ञा दी कि मूर्ति का उपरिभाग तोड़ डाला जाय और अवशेष को, उसके सभी 
सुनहले आच्छादनों और भूषणों, रत्नों और गुलकारी वाले परिधानों समेत, उठाकर उसके 
निवास स्थान गजनी में ले जाया जाय। इसका कुछ अंश चक्रस्वामिन्‌ नामक कासे की 
मूर्ति सहित, जो कि थानेशर से लाई गई थी, नगर के घुड़दौड के चक्कर में फेंक दिया 
गया Š | सोमनाथ की मूर्त्तिं का एक दूसरा esl ग़ज़नी की अन द्वार के आगे 
पड़ा हे, जिस पर लोग मैल और गीलापन दूर करने के लिए अपने पैरों को मलते हें। 


न मैंने इनके विषय में था सुनी 
लिग मूत्रेद्धिय की मूर्ति है। मैने इनके विषय यह क 

क d ius उसकी स्त्री सहित देखा तो उसे महादेव पर सन्देह हो 
गया और उसने शाप दिया कि वह लिंगहीन हो जाय। तत्काल उसकी मूत्रेन्द्रिय yen 
और ऐसा हो गया मानो पोंछ डाली हो। परन्तु dem ऋषि की स्थिति ps T 
जिसमें वह महादेव की निर्दोषता के fagi को प्रतिष्ठित और आवश्यक प्रमा z 
निश्चित कर सकता था जो सते a a दूर लले गया 
और बह उससे बोला--मैं तेरे खोये हुए अंग की मूर्ति को gm के + 
विषय बनाकर तेरा बदला चुका Sm | वे उसके द्वार परमेश्वर का मार्ग पा 


समीप आयेंगे।” 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


११८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


वराहमिहिर के अनुसार लिंग की रचना बृहत्संहिता अ. ५८ श्लो. ५३ 

लिंग की बनावट के विषय में वराहमिहिर कहता है--“इसके लिए एक निर्दोष 
पत्थर चुनकर उसमें से उतना लम्बा ले लो जितना कि तुम मूर्ति को बनाने की इच्छा 
रखते हो। इसको तीन भागों में बाँटो। इसका सबसे निचिला भाग चतुर्भुज है, मानों यह 
एक घन या चतुर्भुज स्तम्भ हो | बीच का भाग अष्टकोण हे, जिसका पृष्ठतल चार चतुष्कोण 
स्तम्भो में विभक्त है | ऊपर का तीसरा भाग गोल हे, इस प्रकार गोल किया हुआ हे कि 
वह पुरुष की मूत्रेन्द्रिय की गुलथी के सदृश है । 

श्लोक ५४-मूर्त्ति को स्थापित करने के लिए, चतुर्भुज तृतीयाँश को भूमि के भीतर 
रख दो और अष्टकोण तृतीयॉश के लिए एक ढक्कन बनाओ, जो कि पिण्ड कहलाता हे | 
यह बाहर से चतुर्भुज ik साथ ही ऐसा होता है कि भूमि के भीतर के चतुर्भुज तृतीयाँश 
पर भी ठीक आ जाता है । परन्तु भीतर को ओर का अष्टकोण आकार उस मध्यवर्ती 
तृतीयाँश पर ठीक आने के लिए है जो भूमि से बाहर निकला रहता ë | गोलमोल तृतीयाँश 
ही अकेला बिना ढक्कन के होता है।” (पृष्ठ २५३) वह और कहता है-- 

श्लोक ५५--“यदि तुम गोल भाग को बहुत छोटा या बहुत पतला बनाओगे, तो 
इससे देश की हानि होगी ओर जिन प्रदेशों के अधिवासियों ने इसे बनाया था उन पर 
विपत्ति आयगी। यदि यह भूमि में पर्याप्त रूप से गहरा न जाय, या बहुत थोड़ा भूमि से 
बाहर रहे, तो इससे लोग बीमार पड़ जाते ë | जब यह बन रहा हो और इसे मेख से ठोका 
जाय, तो शासक और उसका परिवार नष्ट हो जायगा। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को 
ले जाते हुए इसे चोट लगे ओर चोट का उस पर चिह्न रह जाय, तो शिल्पी नष्ट हो जायगा 
और उस देश में विनाश और व्याधियाँ फैलेंगी ।' (अध्याय ६० श्लोक ६) 


सोमनाथ की मूर्ति की पूजा 


सिन्ध देश के दक्षिण-पश्चिम में यह मूर्ति हिन्दुओं की पूजा के लिए नियत मन्दिरों 
में बहुधा मिलती है, परन्तु सोमनाथ इन स्थानों में सबसे प्रसिद्ध था। प्रतिदिन वहाँ गंगा 
जल का एक लोटा ओर काशमीर से फूलों की एक टोकरी आती थी | लोगों का विश्वास 
था कि सोमनाथ का लिंग लोगों की प्रत्येक बद्धमूल व्याधि को शान्त और प्रत्येक हताश 
ओर असाध्य रोग को चंगा कर देता है। 


सोमनाथ विशेष रूप से इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया हे इसका कारण यह है कि 
यह मल्लाहों का बन्द्र स्थान और उन SU के लिए ठहरने की जगह थी जो sis 
देशान्तर्गत सुफ़ाला ओर चीन के बीच आगे और पीछे जाया करते थे | 


जुआर-भाटा के कारण के विषय में लोगों का विश्वास 


E: अब भारतीय महासागर में जुआर ओर भाटा के विषय में, जिनमें से भाटा भर्ण 
(2) और जुआर बुहर (2) कहलाता है, हमारा कथन यह है कि. सामान्य Eni ओं के 
मतानुसार, महासागर में बड़वानल नाम की एक आग हे, जो सदैव धधकती रहती है | इस 
आग के साँस खींचने और वायु के कारण इसके ऊपर को उड़ने से Gane होता है ओर 


आग के साँस बाहर निकालने और वायु के कारण इसके ऊपर को उडना बन्द हो जाने 
से भाटा होता है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


त नभम...” = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अट्टावनवाँ परिच्छेद ११९ 


हिन्दुओं से यह सुनने के अनन्तर कि समुद्र मे एक ऐसा राक्षस है जिसके 
श्वासोच्छवास से जुआर भाटा होता है, मानी इसी प्रकार के एक विश्वास पर पहुँचा है। 

Sume हिन्दू जुआर-भाटे के दैनिक रूप का निश्चय चन्द्रमा के उद्य और अस्त 
होने से ओर मासिक रूपों का चन्द्रमा के बढ़ने ओर घटने से करते हे; परन्तु दोनों प्राकृतिक 
घटनाओं का भौतिक कारण वे नहीं जानते । 


सोमनाथ की पवित्रता का मूल 


Raus से ही सोमनाथ का यह नाम (अर्थात्‌ चन्द्रमा का स्वामी) हुआ है; 
क्योंकि ep का पत्थर (या लिंग) पहले पहल सागर-तट पर, Su अती नदी के मुहाने 
से तीन से कुछ कम मील पर पश्चिम को बारोई के सुवर्ण-दुर्ग के मे; जो वासुदेव 
के लिए निवास स्थान के रूप में प्रकट हुआ था, उस स्थान से बहुत दूर नहीं जहाँ वासुदेव 
और उनका परिवार मारा गया था और जहाँ वे जलाये गये थे- स्थापित किया गया था | 
प्रत्येक बार जब चन्द्रमा उदय ओर अस्त होता है, सागर का जल उमड़कर प्रस्तुत स्थान 
को ढक लेता है। फिर, जब चन्द्रमा मध्याह और मध्यरात्रि के याम्योत्तर वृत्त पर पहुंचता 
है, तब भाटा के कारण पानी पीछे हट जाता हे ओर वह स्थान पुनः व्यक्त हो जाता है। 
इस प्रकार चन्द्रमा सतत रूप से मूर्ति की सेवा और स्नान में लगा रहता था। इसलिए 
वह स्थान चन्द्रमा के लिए पवित्र समझा जाता था। वह दुर्ग, जिसमें वह प्रतिमा ओर 


उसके खज़ाने थे, प्राचीन नहीं था परन्तु केवल कोई एक सो वर्ष पहले बनाया गया था। 


विष्णुपुराण से अवतरण । , 

विष्णु पुराण कहता है-“जुआर के पानी की अधिकतम ऊँचाई १५०० कला है | 
यह कथन कुछ अतिमात्र प्रतीत होता है; क्योंकि यदि लहरें ओर I की मध्यम ऊंचाई 
साठ और सत्तर गज़ के बीच तक उठती, तो किनारों और खाड़ियों में जितनी कि कभी 
देखी गई है उससे बहुत अधिक बाढ़ आती | फिर भी यह सर्वथा p असम्भव नहीं, क्योंकि 
यह प्रकृति के किसी नियम के कारण अपने आप में असाध्य नहीं | 


से आविभूत हुआ 
कि जिस दुर्ग का अभी उल्लेख हुआ 13 वह सागर 
š, सागर के उस विशेष भाग के लिए विस्मयजनक 5 aa | E 
लंकाद्वीप Q पुलिनों में निकलकर, š š 
Mn e काल तक इस अवस्था में रहते ह | 


à हें. am भाग हैं, वे अब नहीं 
तब वे मानो बुढ़ापे से जीर्ण हो जाते हैं; -न्यारे भाग घुल UE E E 


रहते और जल में अन्तर्धान हो जाते हैं मानो पिघल गये हों EE 

छोड देते हैं जाता है और नवयुवक और ताज़ा द्वीप पर जा 
me 3 सागर SES ECE a हे। वे अपने नारियल के पेड अपने साथ ले 

š में aum हैं और उस पर रहते हैं। 
pus ae का सुनहला कहलाना केवल एक zr आती 
परन्तु सम्भवतः इस पदार्थ को मूलार्थतः ही लेना होगा, क्योंकि as pis Si 
देश (सुवर्ण द्वीप) कहलाते हैं | कारण यह है कि यदि तुम xi बरा 

को भी धोवो तो तुम्हें बहुत सा सुवर्ण तलछट के रूप 


Roe pm 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ment De ane Gang जित by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उनसठवाँ परिच्छेद 


सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों पर 


fex ज्योतिषियों को यह बात पूर्ण रूप से ज्ञात हे कि पृथ्वी की छाया से 
चन्द्र-प्हण ओर चन्द्र की छाया से सूर्य-प्रहण होता है | इस पर उन्होंने ज्योतिष के गुटको 
और दूसरे ग्रन्थों में अपने परिसंख्यानों की नींव रखी है । 
संहिता में वराहमिहिर कहता है-- 
वराहमिहिर संहिता, अध्याय ५ से अवतरण 
श्लोक १--कुछ विद्वानों का मत है कि शिर राहु देत्यों का था और उसकी माता 
सिंहिका थी। जब देवताओं ने सागर से अमृत बाहर निकाला, तब उन्होंने विष्णु से कहा 
कि इसे हममें बॉट दीजिए। जब उसने बाँटा, तब राहु भी, जो आकार में देवताओं से 
मिलता-जुलता था, आ गया; और उनमें आकर मिल गया। जब विष्णु ने उसे अमृत का 
भाग दिया तब वह लेकर पी गया। परन्तु विष्णु ने उसे ताड़ लिया कि वह कौन है । 
उसने अपना गोल चक्र उसे मारा और उसका सिर काट डाला। परन्तु उसके मुख में अमृत 
होने के कारण राहु जीता रहा, किन्तु शरीर मर गया, क्योंकि इसको अमृत का भाग नहीं 
मिला था और अमृत की शक्ति अभी इसमे नहीं फैली थी। तब राहु ने विनीत भाव से 
कहा-- किस अपराध के लिए यह किया गया है?” इस पर उसको ऊपर आकाश में 
भेजकर और वहाँ का अधिवासी बनाकर, उसका बदला चुकाया गया। 
श्लोक २--दूसरे कहते हैं कि सूर्य और चन्द्र के सदृश सिर (राहु) की देह है, 
परन्तु यह काली और अंधेरी है, इसलिए आकाश में देखी नहीं जा सकती। आदि-पिता, 
बह्या ने, आज्ञा दी कि वह ग्रहण के समय के सिवा और कभी आकाश में प्रकट न हो। 
श्लोक ३-दूसरे कहते हैं कि उसका सिर साँप के सिर के समान और पूँछ साँप i 
की पूंछ के समान है, परन्तु दूसरे कहते Š कि काले रंग के सिवा, जो कि दिखाई देता 
हे, उसका और कोई शरीर नहीं |” 
इन असंगत बातों को सुना चुकने के पश्चात्‌ वराहमिहिर कहता है-- 
श्लोक ४--यदि शिर का शरीर होता, तो वह तात्कालिक संसर्ग से कार्य करता, 
परन्तु हम देखते हैं कि वह दूर से ग्रहण लगाता है, जब उसके और चन्द्रमा के बीच छः 
राशियों का अन्तर होता है। इसके अतिरिक्त उसकी गति न बढ़ती है और न घटती है, 
इसलिए हम उसके शरीर के चान्द्र ग्रहण के स्थान पर पहुँचने से ग्रहण के होने की कल्पना ; 
नहीं कर सकते | à 
श्लोक ५-और यदि कोई मनुष्य ऐसे मत को मानता Š , तो वह हमें बताये कि 
शिर के भ्रमणों के चक्रों की किसलिए गणना की गई हे ओर इस बात के फल-स्वरूप 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
I—————————— कब gl SS c ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उनसठवाँ परिच्छेद २२२ 

कि उसका भ्रमण नियम-पूर्वक हे उनके ठीक होने से क्या लाभ है? यदि शिर की कल्पना 
शिर और पूँछवाले साप को की गई हे, तो यह छः राशियों से अधिक या कम अन्तर से 
क्यों ग्रहण नहीं लगाता ? 

श्लोक ६--उसका शरीर वहाँ शिर और पूँछ के बीच वर्तमान है; दोनों शरीर के 
द्वारा sae लटक रहे हें। फिर भी यह न तो सूर्य को, न चन्द्रमा को और न नक्षत्रों के 
स्थिर तारों को ग्रहण लगाता हे; वहाँ तक तभी ग्रहण होता है जब दो शिर एक दूसरे के 
विरुद्ध हों । 

श्लोक ७--यदिं शेषोक्त अवस्था हो और चन्द्रमा उन दो में से एक के द्वारा 
ग्रहण लगा हुआ चढ़े, तो सूर्य, दूसरे से ग्रहण लगने के कारण, अवश्यमेव अस्त हो जायगा | 
इसी प्रकार यदि चन्द्रमा ग्रहण लगा हुआ अस्त हो जाय, तो सूर्य-ग्रहण लगा हुआ उदय 
होगा। और इस प्रकार की कोई भी घटना कभी नहीं होती | (पृष्ठ २५५) 

श्लोक ८-जैसा कि ईश्वरीय सहायता से सम्पन विद्वानों ने उल्लेख किया है, 
ATE चन्द्रमा का पृथ्वी की छाया में प्रवेश करना है ओर सूर्य का ग्रहण इस बात 
में है कि चन्द्रमा सूर्य को ढँकता और हमसे छिपाता है। इसलिए चाद्ध-प्रहण पश्चिम से 
और सौर ग्रहण पूर्व से कभी नहीं घूमेगा । 

श्लोक ९--पृथ्वी से एक लम्बी छाया दूर तक फेलती है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि वृक्ष की छाया। e. 

श्लोक १०--सूर्य से अपने अन्तर की सातवीं राशि म ठहर हर चन्द्रमा का जब 
केवल थोडा सा अक्ष हो, और यदि यह उत्तर या दक्षिण में बहुत दूर न खड़ा हा, BS B 
अवस्था मे चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता हे और इससे उसे ग्रहण लग जाता 
Š | पहला संसर्ग पूर्व के पार्श्व पर होता है | za < 

श्लोक ११- जब सूर्य के निकट चन्द्रमा पश्चिम से पहुँचता है, तब वह सूर्य 
ढक लेता Š जैसे बादल के टुकड़े ने उसे ढक लिया हो। आच्छादन क xem 2 २0 


SUE E को आच्छादित करता हे वह बड़ा हे इसलिए 
श्लोक १२- क्योकि जो चन्द्रमा की आच्छादित Au 

जब इसके आधे को ग्रहण लग जाता है तब इसका प्रकाश घट ana 

सूर्य को आच्छादित करता है वह बड़ा नहीं है, इसलिए ग्रहण के र 

होती हैं। 


श्लोक १३--सिर (राह) के स्वरूप का 


नहीं पुस्तकों में सहमत °” 
मही । इस विषय पर पिन अपनी Um : उनको समझता है, वर्णन करने के पश्चात्‌ 


दोनों ग्रहणों का स्वरूप, जैसा कि वह उत om ति 
pen S LSS pr T n prias समय आवश्यक स्नान 
ufa शिर प्रकट न हो ओर ग्रहण  ' 


नहीं करेंगे' ICC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
I 
| 
त 


Digitized by Sarayu —— (M Deam eaa et Trust, Delhi and eGangotri 


१२२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


वराहमिहिर कहता है- 

श्लोक १४--“इसका कारण यह है कि काटा जा चुकने के पश्चात्‌ शिर ने अपने 
को विनीत बनाया, और ब्रह्मा से उस नैवेद्य का एक भाग प्राप्त किया जो ब्राह्मण ग्रहण 
के समय अग्नि की भेंट करते हैं। 

श्लोक १५--इसलिए वह अपने भाग की तलाश में ग्रहण के स्थान के निकट 
है। इसीलिए उस समय लोग उसका बहुत बार उल्लेख करते और उसे ग्रहण का कारण 
समझते हैं, यद्यपि उसका इसके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं; क्योंकि ग्रहण का सारा निर्भर 
चन्द्रमा की कक्षा की एकरूपता और च्युति पर हे ।” 


वराहमिहिर की प्रशंसा 

वराहमिहिर ने, पूर्व उद्धृत वचनों में, पहले ही अपने को हमारे सामने एक ऐसा 
मनुष्य प्रकट किया है जो संसार का आकार यथार्थतः जानता है। अब उसके ये पिछले 
शब्द विलक्षण और विस्मयजनक हें | किन्तु, कभी-कभी वह ब्राह्मणों का पक्ष लेता हुआ 
प्रतीत होता है। वह ब्राह्मणों में से था और उनसे अपने को अलग नहीं कर सकता था। 
फिर भी वह दोष देने के योग्य नहीं, क्योंकि, सर्वतोभावेन, उसका पैर सत्य के आधार पर 
दृढ़ खड़ा है और वह स्पष्ट रूप से सत्य कह देता है। उदाहरणार्थ, संधि के विषय में 
उसके कथन की तुलना कीजिए, जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है। 


ब्रह्मगुप्त में सरलता के अभाव पर आक्षेप 


परमेश्वर करे कि सभी प्रतिपन्न मनुष्य उसके उदाहरण का अनुकरण करें। परन्तु, 
उदाहरणार्थ, ब्रह्मगुप्त को देखिए | वह निश्चय ही उनके ज्योतिषियो में सबसे अधिक ख्यात 
है। वह उन ब्राह्मणों में से एक था जो पुराणों में पढ़ते हैं कि सूर्य चन्द्रमा की अपेक्षा 
नीचे है और इस कारण जिनको एक शिर (अर्थात्‌ राहु को मानने) का प्रयोजन होता है 
जो सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए उसे काटे, अतएव वह सचाई से बचता है और छल 
का समर्थन करता है। यदि उसने, उनसे तीव्र घृणा के कारण, समर्थन नहीं किया--और 
इसकी हम किसी प्रकार असम्भव नहीं समझते--तो उसका कथन ऐसा है मानो उसने उन 
पर केवल हँसी करने के लिए, या किसी मानसिक विभ्रम के वशीभूत होकर उस मनुष्य 
के सदृश कहा हो जिसकी संज्ञा को मृत्यु उससे छीनने वाली है। प्रस्तुत शब्द उसके 
बहासिद्धान्त के प्रथम परिच्छेद में पाये जाते हैं--“कुछ लोगों का विचार है कि ग्रहण का 
कारण शिर नहीं । परन्तु यह एक मूढ़ विचार है, क्योंकि वास्तव में यही ग्रहण लगाता है 
और संसार के सभी अधिवासी कहते हैं कि ग्रहण लगाने वाला शिर ही है। (पृष्ठ २५६) 
वेद, जो ब्रह्मा के मुख से भगवद्वाणी है, कहता है कि शिर ग्रहण लगाता है इसी प्रकार 
मनु-अणीत स्मृति और बया के पुत्र गर्ग-रचित संहिता कहती Š | इसके विपरीत, वराहमिहिर, 
श्रीशेण, आर्यभट्ट और विष्णुचन्द्र का भत है कि ग्रहण का कारण शिर नहीं, चन्द्रमा और 
पृथ्वी की छाया Š | यह मत सबके (सभी मनुष्यों के) सर्वथा प्रतिकूल और जिस मत का 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


KM 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उनसठवां परिच्छेट १२३ 


अभी उल्लेख हुआ है उसके विरुद्ध द्वेष से है। क्योंकि यदि शिर ग्रहण नहीं लगाता तो 
वे सब व्यवहार, जो ग्रहण के समय बाह्मण लोग करते हैं, यथा उनका अपने शरीर पर 
गरम तेल मलना और निर्दिष्ट पूजन के अन्य कर्म, मायामय ठहरेंगे और उनके फल से 
स्वर्गीय आनन्द प्राप्त न होगा। यदि मनुष्य इन बातों को मायामय बताता है, तो वह 
सामान्यतः स्वीकृत मत के बाहर ठहरता है, और इस बात की आज्ञा नहीं। मनु अपनी 
स्मृति में कहता है--जब शिर सूर्य या चन्द्र को ग्रहण में रखता है, तब पृथ्वी पर सब 
पानी पवित्र हो जाते हैं, ऐसे पवित्र जैसे कि गंगाजल ।' वेद कहता है--शिए देत्यों की 
पुत्रियों की एक स्री का, जो सैनकाअ (सिंहिका 2) कहलाती है, पुत्र है। इसलिए लोग 
भक्ति के प्रसिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करते हैं ओर इसलिए उन लेखकों को सर्वसाधारण 
का विरोध करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वेद, स्मृति और संहिता में है वह 
सत्य है।” 

यदि, इस सम्बन्ध में, ब्रह्मगुप्त उनमें से एक है जिनके विषय में परमेश्वर कहता 
है (कुरान सूरा २७ श्लोक १४), “उन्होंने दुर्जनता और दर्प से हमारे fadi से इन्कार कर 
दिया है, यद्यपि उनके हृदय उनको स्पष्ट रूप से जानते हैं” तो हम उसके साथ वादानुवाद 
न करेंगे, परन्तु उसके कान में इतना ही धीरे से कह देंगे; यदि अवस्थाओं के अधीन होकर 
लोगों को धर्म-शास्त्रो का विरोध करना छोड़ देना चाहिए (जैसा कि तुम्हारी अवस्था प्रतीत 
होती है), तो फिर लोगों को तुम धर्मात्मा बनने का आदेश क्यों देते हो, यदि तुम स्वंय 
ऐसा बनना भूल जाते हो? तब ऐसे शब्द बोलने के पश्चात्‌, तुम क्यों चन्द्रमा के सूर्य 
को ग्रहण लगाने की व्याख्या करने के लिए चन्द्रमा के व्यास की गणना और पृथ्वी को 
छाया के चन्द्रमा को ग्रहण लगाने की व्याख्या करने के लिए पृथ्वी की छाया के व्यास 
की गणना करने लगते हो? क्यों तुम उन नास्तिकों के सिद्धान्त के साथ E. सहमत होकर 
दोनों ग्रहणों का परिसंख्यान करते हो और उनके विचारों के अनुसार नहीँ x जिनके 
साथ सहमत होना तुम उचित समझते हो? यदि हण लगने पर ब्राह्मणों को पूजा का 
कोई तो ग्रहण इन बातों की केवल तिथि है, उनका 
कोई कर्म अथवा कुछ करने का आदेश है, तो ग्रहण इ 


कारण नहीं । इस प्रकार, सूर्य के प्रकाश और उसके परिभ्रमण के विशेष समय पर, हम 


मुसलमानों के लिए कुछ प्रार्थनाओं का पढ़ना अनिवार्य है और कुछ के पढ़ने का निषेध 


है। ये बातें उन क्रियाओं के लिए केवल कालगणना-सम्बन्धी तिथियाँ हैं, इससे बढ़कर 

कुछ नहीं, क्योंकि हमारी की) पूजा के साथ सूर्य का कुछ भी सम्बन्ध नहीं। 
: ब्रह्मगुप्त कहता है- सर्वसाधारण का विचार है।” यदि उसका ड्ससे अभिप्राय 
वासयोग्य जगत्‌ के के साकल्य से है, तो हम इतना ही कह us R 
वह यथार्थ अनुसन्धान से या ऐतिहासिक ऐतिद्य द्वारा उनकी S AJ RET 
में बहत कम समर्थ होगा। क्योकि स्वयं भारतवर्ष, सारे वासयोग्य ज VA gen 
एक छोटी-सी वस्तु है और उन लोगों की संख्या जिनका, धर्म और E: 
š मतभेदू है, उनकी संख्या से अधिक है जो उनके साथ एकमत हे । 


0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


I SS 


Digitized by Sarayu स्स त टात Trust, Delhi and eGangotri 


१२४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


ब्रहागुप्त के लिए संभाव्य बहाने `: १ 

या यदि ब्रह्मगुप्त का तात्पर्य हिन्दुओं के सर्वसाधारण से है, तो हम इस बात में 
सहमत हैं कि उनमें अशिक्षितों की संख्या शिक्षितों से बहुत अधिक है; परन्तु हम यह भी 
बताते हैं कि हमारे ईश्वरीय ज्ञान की सभी धर्म-स्मृतियों में अशिक्षित समूह को अज्ञानी, 
सदैव शंका करने वाले और कृतघ्न होने का दोष दिया गया है। 

मुझसे पूछो तो मेरा मन तो यही कहता है कि जिस बात ने ब्रह्मगुप्त से उपर्युक्त 
शब्द (जिनमें अन्तरात्मा के विरुद्ध पाप मिला हुआ है) कहलाये वह, सुकरात के सदृश, 
कोई विपज्जनक मृत्यु थी, जो उसके ज्ञान की प्रचुरता और बुद्धि की कुशाग्रता के रहते 
भी और जो, यद्यपि वह उस समय बिलकुल युवा था, उसके शिर पर आ पड़ती। क्योंकि 
उसने ब्रह्मसिद्धान्त केवल तीस ही वर्ष की अवस्था में लिखा था। (पृष्ठ २५७) यदि वास्तव 
में यही उसका बहाना है, तो हम इसे स्वीकार करते हैं और इसके साथ इस विषय को 
छोड़ देते Š | अब उपर्युक्त लोगों (हिन्दू-धर्म-पण्डितों) को लीजिए, जिनसे तुम्हें ध्यान रखना 
चाहिए कि तुम्हारा मतभेद न होने पाये। वे चन्द्रमा के सूर्य को ग्रहण लगाने के विषय 
में, ज्योतिष के सिद्धान्त को समझने में, कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे, अपने पुराणों 
में, चन्द्रमा को सूर्य के ऊपर रखते हैं और जो ऊपर है वह उसको जो उससे नीचे है उन 
लोगों की दृष्टि में, जो उन दोनों से नीचे हैं, ढक नहीं सकता। इसलिए उनको एक ऐसी 
सत्ता का प्रयोजन हुआ जो चन्द्रमा और सूर्य को उसी प्रकार निगल जाती है जिस प्रकार 
कि मछली चारा निगल जाती है और जो उनको उन रूपों में प्रकट करती है जिनमें कि 
उनके व्यवहित भाग वास्तव में प्रकट होते हें । परन्तु, प्रत्येक जाति में अज्ञानी लोग होते 
हैं और नेता स्वयं उनसे भी अधिक अज्ञानी होते हैं, जो (जैसा कि कुरान, सुरा. २९, श्लोक 
१२, कहता है) “अपने बोझ और उनके अतिरिक्त दूसरे बोझ उठाते हें” ओर जो समझते 
हैं कि वे उनके मन के प्रकाश को बढ़ा सकते हें सच्ची बात तो यह हे कि गुरु भी वैसे 
ही अज्ञानी हैं जेसे कि शिष्य । 


वराहमिहिर-संहिता अध्याय ५, श्लोक १०, १६, ६३ के अवतरण 

यह बात बड़ी ही विलक्षण हे जो वराहमिहिर कुछ प्राचीन लेखकों के विषय में 
सुनाता है, जिन (लेखकों) पर हमें कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए यदि हम उनका विरोध नहीं 
करना चाहते, जैसा कि, वे चान्द्र दिनों की आठवीं को एक चिपटी तलीवाले बड़े बासन 
में थोड़े से पानी में उतना ही तेल मिलाकर डालने से ग्रहण के लगने की भविष्य-वाणी 
करने की चेष्टा करते थे। तब वे उन स्थानों की परीक्षा करते थे जहाँ तेल संयुक्त और 
बिखरा हुआ होता था। संयुक्त भाग को वे ग्रहण के आरम्भ का भविष्य-सूचन और बिखरे 
हुए भाग को इसके अन्त का भविष्य-सूचन समझते थे। 

फिर, वराहमिहिर कहता है कि कोई व्यक्ति यह समझा करता था कि ग्रहों का 
संयोग ग्रहण का कारण (श्लोक १६) है, जब कि दूसरे लोग अशुभ प्राकृतिक घटनाओं से, 
जैसा कि तारों का गिरना, पूछल तारे, परिवेश, अन्धकार, झंझावात, भूमि पर ऊँचे स्थान से 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उनसठवाँ परिच्छेद १२५ 

टूटकर नीचे गिरना और भूकम्प से, ग्रहण के लगने का भविष्यदज्ञान प्राप्त करने का यल 
करते थे। ऐसे ही वह कहता है “ये बातें सदैव ग्रहण के साथ समकालीन नहीं होतीं और 
न वे इसका कारण हें; अशुभ घटना का स्वरूप ही एक ऐसी चीज़ है जो ग्रहण और इन 
व्यापारों में साझे की है । युक्तिसंगत व्याख्या ऐसी असंगतियों से सर्वथा भिन्न है ।” 

वही मनुष्य, जो अपने देश-बन्धुओं के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानता है, जो 
मटरों को लोबिये के साथ, मोतियों की लीद के साथ मिला देना पसन्द करते हैं, अपने 
शब्दों के लिए कोई प्रमाण दिये बिना, कहता है (शलोक ६३) --यदि ग्रहण के समय 
प्रचण्ड वायु चलती है, तो अगला ग्रहण छ: मास के पश्चात्‌ होगा। यदि कोई तारा टूट 
पडता है, तो अगला ग्रहण बारह मास के पश्चात्‌ होगा। यदि पवन में धूल उड़ रही Q 
तो यह अठारह मास के पश्चात्‌ होगा यदि भूकम्प होता है, तो यह चौबीस मास के 
पश्चात्‌ होगा । यदि पवन गहरी है तो यह तीस मास के पश्चात्‌ होगा। यदि ओले गिरते 
हैं तो यह छत्तीस मास के पश्चात्‌ होगा।” 

ऐसी बातों के लिए मौन ही उचित उत्तर है। 
ग्रहणो के रंगों पर 

Š इस बात का उल्लेख करने से नहीं चूकूँगा कि जिन भिन्न-भिन्न प्रकार के 
प्रहणों का वर्णन अलख्वारिज्मी के पंचांग में है, यद्यपि वे यथार्थतः दिखलाये गये हैं, परन्तु 
वे वास्तविक पर्यवेक्षण के परिणामों से नहीं मिलते। हिन्दुओं का एक वैसा ही मत अधिक 
ठीक Š जैसा कि. यदि ग्रहण चन्द्रमा के पिण्ड को आधे से कम आच्छादित करता है तो 

पा धर का है; यदि यह उसके अर्धभाग को पूर्णरूप से ढक देता है तो 
इस ग्रहण का रंग धूए का हैं; यदि यह AS: am 
यह कोयले का सा काला है; यदि चन्द्रमा का पिण्ड थे से अधिक आच्छादित d 
है तो ग्रहण का वर्ण काले और लाल के बीच होता है; और अन्ततः यदि यह चन्द्रमा 


सारे पिण्ड को ढक देता है तो यह पीला-भूरा होता हें। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 
i 


—— nr 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


साठवाँ परिच्छेद 
पर्वन्‌ पर 


पर्वन्‌ परिभाषा की व्याख्या (वराहमिहिर-संहिता अध्याय ५ श्लोक १९-२३) 

वे अन्तर जिनके बीच प्रहण हो सकता हे और उनके चन्द्रपरिवर्तनकालो की संख्या 
अलमजस्त के छठे अध्याय में पर्याप्त रूप से वर्णित है। (पृष्ठ २५८) हिन्दू लोग समय 
की उस अवधि को, जिसके आदि और अन्त में चान्द ग्रहण होते हैं पर्वन्‌ कहते हैं। इस 
विषय पर आगे लिखी जानकारी संहिता से ली गई है । इसका रचयिता, वराहमिहिर, कहता 
है-“प्रत्येक छः मास का एक पर्वन्‌ होता है, जिसमें कि प्रण लग सकता हे | ये ग्रहण 
सात का एक काल-चक्र बनाते हैं। इनमें से प्रत्येक का एक विशेष अधिष्ठाता और निमित्त 
होता है, जैसा कि तालिका में दिखलाया गया है-- 


। पर्वनों की १ 
| 


| संख्या 

| पर्वनों के उत्तर का रक्षक 
| अधिष्ठाता 

| उनके 


ब्रह्म शशिन्‌, अर्थात्‌ | राजा इन्द्र 
चन्द्रमा । कुबेर 


ब्राह्मणों के लिए| वही जो पहले| राजाओं का एक] प्रचुरता और धन 
अनुकूल; णशु पर्वन्‌ में है, परन्तु| दूसरे से अपराग| होता है; धनाढ्य 
पनप रहे हें,फसलें| इसमें वर्षा स्वल् हो जाता है| लोग अपनी 


ओर सार्वत्रिक रोगी il 
कुशल-क्षेम ओर 
अनामय है | 


| निमित्त 


संख्या घट रही हे | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
साठवा परिच्छेद १२७ 


खण्डखाद्यक से पर्वन्‌ के परिसंख्यान के नियम 


जिस पर्वन्‌ में तुम दैवयोग से हो उसका परिसंख्यान, खण्डखाद्यक के अनुसार यह 
है--“इस पंचांग के अनुसार गिने हुए अहर्गण को दो स्थानों में लिखो। एक को ५० से 
गुणा करो और गुणनफल को १२९६ पर भाग दो और यदि अपूर्णाक आधे से कम न 
हो तो उसे एक पूरा गिन लो। भजनफल में १०६३ बढ़ाओ। इस संख्या को दूसरे स्थान 
में लिखी हुई संख्या में जोड़ दो, और योगफल को १८० पर भाग दो। भजनफल के 
पूर्णाक पूर्ण पर्वनों की संख्या हैं। इसको ७ पर भाग दो ओर जो ७ से कम अवशेष 
प्राप्त होता है उसका अर्थ पहले पर्वन्‌ से अर्थात्‌ ब्रह्मा के पर्वन्‌ से निर्दिष्ट पर्वन्‌ का अन्तर 
है। परन्तु भाग देने से १८० से कम जो अवशेष तुम्हें प्राप्त होता है वह जिस पर्वन्‌ में 
तुम हो उसका अतीतांश है। (पृष्ठ २५९) तुम इसे १८० में से घटाते हो। यदि अवशेष 
१५ से कम है, तो एक चन्द्र-प्रहण सम्भव या आवश्यक है; यदि अवशेष उससे बडा है 
तो यह असम्भव है । इसलिए तुम सदैव वैसी ही रीति से उस काल का परिसंख्यान करो 
जो उस निर्दिष्ट पर्वन्‌ से पहले बीत चुका है जिसमें कि तुम दैवयोग से हो।' 

उस पुस्तक के एक दूसरे वचन में हम आगे लिखा नियम पाते हैं-- कल्प अहर्गण 
अर्थात्‌ एक कल्प के दिनों का अतीतांश लो। उसमें से ९६०३१ घटाओ और अवशेष 
को दो भिन्न-भिन्न स्थानो में लिखो। निचली संख्या में से ८४ घटाओ उस राशि 
को ५६१ पर भाग दो। भजनफल को ऊपर की संख्या म से घटाओ और अवशेष को 
१७३ पर भाग दो। भजनफल को ER दो, परन्तु अवशेष को ७ पर भाग दो । भजनफल, 
ब्रह्मादि से आरम्भ करके, पर्वन्‌ देता है U 

ये दो रीतियाँ एक दूसरे से मिलती नहीं । हमें यह शंका है कि दूसरे वचन में 
से या तो कोई बात गिर पड़ी है या प्रतिलिपि करनेवालों ने बदल दी है। 


वराहमिहिर-संहिता अध्याय ५ श्लोक २३ ख से अवतरण 
: पर्वनों के ज्योतिष-सम्बन्धी पूर्वलक्षणों के विषय में वराहमिहिर जो ae RUD 

वह उसकी गम्भीर विद्वत्ता के उपयुक्त नहीं | वह कहता है यदि m न्‌ 2 

ग्रहण न हो, किन्तु दूसरे कालचक्र में एक हो, तो वर्षा नहीं होगी, भूख और मृत्यु बहु 


नहीं की, तो हम इतना ही कह सकते 
होगी !” में अनुवादक ने भारी भूल नहीं की, = mm 
š 1 EC ऐसे cH के पूर्ववर्ती प्रत्येक पर्वन्‌ पर लागू होता है जिसमें कोई ग्रहण 


होता है। 


वराहमिहिर-संहिता अध्याय ३, श्लोक ६ विचित्र है--“गणना से जो 
२४) और भी अधिक 
TEN हुए समय लगता हे, 
ee Peetu m pt प होगा। (श्लोक २५) प di ‘a 
अंश "x ral की पुस्तकों में पाया है और इस स्थल SAS as 


0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


है। यदि मनुष्य को यथार्थ रूप में गणना करना आता है, तो उसकी गणनाओं में उसके 
साथ यह बात कभी न होगी कि ग्रहण बहुत पहले अथवा बहुत पीछे आ जाय। यदि 
पर्वन के बाहर सूर्य को ग्रहण लग जाता है और वह काला हो जाता है, तो तुम्हें जानना 
चाहिए की त्वष्ट नामक देवता ने उसे ग्रहण लगाया है।” 

जो कुछ वह एक दूसरे वचन में कहता है वह भी इसी के सदृश है- “यदि मकर 
राशि में प्रवेश करने से पूर्व, सूर्य उत्तर की ओर मुड़ जाय, तो दक्षिण ओर पश्चिम का 
ध्वंस होगा। यदि कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश के पूर्व वह दक्षिण की ओर मुड़ जाय, तो 
पूर्व और उत्तर का नाश होगा। यदि सूर्य का मुड़ना उसके इन दो राशियों के पहले अंशों 
में प्रवेश के साथ ही साथ, या इसके पीछे होता है, तो चारों दिशाओं में सुख सामान्य | 
होगा और उनमें आनन्द बढ़ेगा।” । 

ऐसे वाक्य, यदि समझे जाय, क्योंकि वे समझे जाने के लिए प्रतीत होते हैं, तो 
कान को वे एक पागल मनुष्य के बकवाद के सदृश जान पडते हें । परन्तु कदाचित्‌ उनके 
पीछे कोई गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, जिनको हम नहीं जानते | 

इसके पश्चात्‌ हमें समय के स्वामियो (कालाधिपतियों) का वर्णन करते रहना चाहिए, 
क्योंकि इन दो का स्वरूप कालचक्र का सा है और ऐसी बातें कहनी चाहिएँ जो उनके 
साथ सम्बन्ध रखती हें | 


| 
| 
| 
| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकसठवाँ परिच्छेद 
धर्म तथा नक्षत्र-विद्या दोनों की दृष्टि से काल के 
भिन्न-भिन्न मानों के अधिष्ठाताओं पर और 
तत्सम्बन्धी विषयों पर 


काल के किन भिन्न-भिन्न मानों के अधिष्ठाता हैं और किनके नहीं 

संस्थिति, या व्यापक समय, उसकी आयु होने से केवल स्रष्टा पर ही लागू होता है 
और आदि और अन्त से उसका निश्चय नहीं हो सकता । वास्तव में यह उसका नित्यत्व 
$13 इसको बहुधा आत्मा अर्थात्‌ पुरुष कहते Š । परन्तु साधारण समय गति द्वारा निर्णेय 
$1 इसके जुदा-जुदा अंश स्रष्टा के सिवा दूसरे प्राणियों पर, और पुरुष के सिवा दूसरे 
प्राकृतिक चमत्कारों पर लागू होते हें | इस प्रकार कल्प का उपयोग सदा ब्रह्मा के सम्बन्ध 
में होता है, क्योंकि यह उसका दिन और रात हे और उसकी आयु इससे निश्चित होती है । 

प्रत्येक मन्वन्तर का एक विशेष अधिष्ठाता है, जिसे मनु कहते हैं | मनु का वर्णन 
विशेष गुणों से किया जाता है, जिसका उल्लेख किसी पूर्ववर्ती परिच्छेद में पहले ही हो 
चुका है। इसके विपरीत, मैंने चतुर्युगों अथवा युगों के अधिष्ठाताओं के विषय में कभी 
कुछ नहीं सुना। 

वराहमिहिर अपने वृहज्जातकम्‌ में कहता है-- 

“अब्द अर्थात्‌ वर्ष का सम्बन्ध शनि से, अयन अर्थात्‌ आधे वर्ष, का सूर्य से; ऋतु 
अर्थात्‌ वर्ष के छठवें भाग का बुध से; मास का बृहस्पति से; पक्ष अर्थात्‌ आधे मास का 
शुक्र से; दिन का मंगल से, मुहूर्त का चन्द्रमा से है।” Me 

उसी पुस्तक में वह वर्ष के छठवें भागों का लक्षण इस प्रकार करता हे 
से आरम्भ होने वाला, पहला शनि का; दूसरा शुक्र का; तीसरा मंगल का; चौथा चन्द्रमा 
का; पाँचवाँ बुध का; छठवाँ बृहस्पति का है !” a 

हम आगे ही, पहले परिच्छेदों में, TÄ, El अर्धचान्र दिनों, मास के शुक्ल 
और कृष्ण पक्षों में एकहरे दिनों, ग्रहणो के पर्वनों ओर एकहरे मन्वन्तरों के अधिष्ठाताओं 
का वर्णन कर चुके हैं। उसी प्रकार का जो कुछ और है वह हम इस स्थान में देंगे। 


खण्डखाद्यक के अनुसार वर्षाधिपति का परिसंख्यान 

वर्ष के अधिष्ठाता के परिसंख्यान में, हिन्दू लोग पाश्चात्य जातियों से भिन्न रीति 
का उपयोग करते हें। पाश्चात्य जातियाँ, कुछ विख्यात नियमों के अनुसार, वर्ष की 
जन्मपत्रिका लग्नराशि के अनुसार, इसको गिनती है। वर्ष का अधिपति तथा मास का 
अधिपति नियत समय में पुनः लौटकर आने वाले काल के विशेष भागों के अधीश हैं 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee. a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१३० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


और एक विशेष गणना से घंटों के अधिपतियो और दिनों के अधिपतियों से निकाले जाते 
हें। 

यदि तुम वर्ष का अधिपति मालूम करना चाहते हो, तो प्रस्तुत तिथि के दिनों की 
संख्या का खण्डखाद्यक के नियमों के अनुसार परिसंख्यान करो। इस पुस्तक का उनमें 
सबसे अधिक व्यापक उपयोग होता है। दिनों की उस संख्या में से २२०१ घटाओ और 
अवशेष को ३६० पर भाग दो। भजनफल को ३ से गुणा करो, ओर गुणनफल में सदा 
३ बढ़ा दो। योगफल को ७ पर भाग दो। अवशेष को, जो ७ से कम संख्या है, रविवार 
से आरम्भ करके, सप्ताह के दिनों पर गिनो। उस दिन का अधिपति, जिस पर तुम पहुँचे 
हो, साथ ही वर्ष का अधिपति भी है। भाग देने से जो अवशेष प्राप्त होते हैं वे उसके 
शासन के वे दिन हें जो आगे ही बीत चुके हें। ये और उसके शासन के वे दिन जो 
अभी नहीं बीते, मिलकर ३६० की संख्या देते PI 

चाहे हम इस प्रकार गिनें जैसा कि हमने अभी बताया, चाहे दिनों की उस संख्या 
में, जिसका उल्लेख अभी हुआ हे, घटाने के स्थान में, ३१९ बढ़ा दें, बात एक ही है। 


मास का अधिपति मालूम करने की विधि 


यदि तुम मास का अधिपति मालूम करना चाहते हो, तो प्रस्तुत तिथि के दिनों की 
संख्या में से ७१ घटाओ और अवशेष को ३० पर भाग दो। भजनफल को दुगना करके 
उसमें १ जोड़ दो। योगफल को ७ पर भाग दो और जो शेष बचे उसे, रविवार से आरम्भ 
करके, सप्ताह के दिनों पर गिनो। दिन का अधिपति जिस पर तुम पहुँचते हो साथ ही 
मास का अधिपति भी हे। भजन से जो अवशेष तुम्हें प्राप्त होता है, वह उसके शासन 
का वह भाग हे जो पहले ही बीत चुका है। यह और उसके शासन का वह भाग जो 
अभी व्यतीत नहीं हुआ, मिलकर ३० दिन की संख्या देते हैं। चाहे तुम उस प्रकार गिनो 
जिस प्रकार हमने अभी बताया हे, चाहे तिथि के दिनों में, उनमें से घटाने के स्थान में, 
is ‘a दो और फिर जो जोड़ हो उसके दुगने में १ के स्थान में २ बढ़ा दो, बात एक 

| 

यहाँ दिन के अधिपति की बात करना व्यर्थ हे, क्योंकि तुम इसे तिथि के दिनों 
की संख्या को ७ पर भाग देने से प्राप्त करते हो; या घंटे के अधिपति की बात करना 
निरर्थक हे, क्योंकि तुम इसे विवर्तमान गोले को १५ पर भाग देने से पाते हो। परन्तु, 
जो लोग वक्रहोरा का उपयोग करते हैं वे सूर्य के अंश और लग्नराशि (Acendens) के 
अंश के बीच के अन्तर को १५ पर भाग देते हें। यह अन्तर समान अंशों द्वारा मापा 
जाता हे। 
महादेव का अवतरण 


महादेव को पुस्तक, खूधव कहती है--“दिन और रात के तीसरों में से प्रत्येक का 
एक अधिपति है। दिनरात के प्रथम तृतीयाँश या अधिपति ब्रह्मा है, दूसरे का विष्णु और 


तीसरे का रुद्र हे।” (पृष्ठ २६१) यह विभाग तीन सनातन शक्तियों (सत्व, रजस्‌, तमस्‌) 
के क्रम पर अवलम्बित हे | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Oe n a "LL 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकसठवाँ परिच्छेद १३१ 


ग्रहों के सम्बन्ध में नाग 

हिन्दुओं कौ एक ओर भी रीति है, जैसा कि, वर्ष के अधिपति के साथ-साथ नागों 
में से एक का उल्लेख करना। उस ग्रह के अनुसार जिसके सम्बन्ध में इन नागों का 
उपयोग किया जाता है, इनके विशेष नाम होते हैं। हमने उनको इस तालिका में मिला 
दिया है-- 


नागों की तालिका 


वर्ष का अधिपति उन नागों के नाम जो वर्ष के अधिपति के साथ रहते हैं i 
दो भिन्न-भिन्न रूपों में दिये गये 


सुकु (? वासुकि), नन्द 
पुष्कर चित्रांगद 
पिण्डारक, भर्म (?), तक्षक 


चब्रहस्त (?), कर्कोट 
एलापत्र, 

कर्कोटक, 

चक्षभद्र (2) 


विष्णु-धर्म के अनुसार ग्रहों के अधिपति 

हिन्दू लोग ग्रहों की सूर्य के साथ जोडते हैं क्योंकि वे सूर्य पर आश्रित हैं ओर 
स्थिर तारों को चे चन्द्रमा के साथ जोडते हैं क्योंकि उसके नक्षत्रों के तारों का सम्बन्ध 
उनके साथ है। यह बात हिन्दू और मुसलिम गणकों को मालूम है कि ग्रह राशियों पर 
शासन करते हैं इसलिए वे विशेष दिव्य सत्ताओं को E के अधिपति मान लेते ह॥ छै 
दिव्य wer, विष्णु धर्म से ली हुई, आगे की तालिका में दिखाई गई हे 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu ce Trust, Delhi and eGangotri 


१३२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


| makqw | और दो पात I । अधिपति 
qá अग्नि 
| चन्द्र व्यान (?) 
, मंगल कल्माष (2) 
बुध विष्णु 
बृहस्पति शुक्र 


नक्षत्रों के अधिपति 
वही पुस्तक ग्रहों की तरह नक्षत्रों के साथ भी विशेष अधिपति आरोपित करती 
हे। वे अधिपति इस तालिका में हें- (पृष्ठ २६२) 


उनके अधिपति 
अग्नि 
केश्वर 
इन्दु, अर्थात्‌ चाँद 
स्द्र 
अदिति 
गुरु, अर्थात्‌ बृहस्पति 
आश्लेषा सर्पास्‌ 
m पितरस्‌ 
पूर्वफल्गुनी भग 
उत्तरफल्गुनी अर्यमन्‌ 
हस्त सवितृ, अर्थात्‌ सविता 
चित्रा aE 
स्वाती 
विशाखा 


अनुराधा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


———— ——— — d— ——— — À— ——— eee S S S S S S S UU 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकसठवा परिच्छेद १३३ 
उनके अधिपति 
ज्येष्ठा शुक्र 
मूल निरृति 
पूवाषाढ़ा आपस्‌ 
उत्तराषाढा विश्वे (देवास) 
अभिजित ब्रह्म 
श्रवण विष्णु 
धनिष्ठा वसवस्‌ 
शतभिषज वरुण 
पूर्वभाद्रपदा (अज एकपाद) 
उत्तरभाद्रपदा fedem 
रेवती TH 
अश्विनी अश्विन्‌ (2) 
भरणी यम। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


I——————— — á— HáÉÓÉÓÉÓÉ — eaae S S S S S UU 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बासठवाँ परिच्छेद 
साठ वर्षो के संवत्सर पर जिसे 'षष्ट्यब्द' भी कहते हैं 


संवत्सर और पष्ट्यब्द परिभाषा की व्याख्या 

संवतसर शब्द, जिसका अर्थ वर्ष है, सूर्य और बृहस्पति के परिभ्रमणों के आधार 
पर बनाये हुए वर्षों के चक्रों के लिए एक वैज्ञानिक परिभाषा है | इसमें बृहस्पति के सौर 
लग्न को आरम्भ गिना जाता है | संवत्सर साठ वर्ष में घूमता है ओर इसलिए इसे षष्ट्यब्द 
अर्थात्‌ साठ वर्ष कहते है । (पृष्ठ २६३) . 
वर्ष का प्रधान वह मास होता हे जिसमें बृहस्पति के 
सूर्यलोक सम्बन्धी लग्न की घटना होती हे 
॥ हम पहले ही कह Ei हैं कि नक्षत्रों के नाम, मासों के नामों से, समूहों में विभक्त 
हैं, प्रत्येक मास का नक्षत्रों E अनुरूप समूह में एक-एक समनामधारी है | इस विषय को 
सरल बनाने के लिए, हमने इन बातों को एक तालिका में दिखला दिया ë | उस नक्षत्र 
को जानकर EI हस्पति का सोर लग्न होता हे और इस नक्षत्र को गतत क्त तालिका 
में dew तुम बाई ओर उस मास का नाम पाते हो जो प्रस्तुत वर्ष पर शासन 
करता है। तुम वर्ष को मास के सम्बन्ध में लाते हो और कहते हो, उदाहरणार्थ, चैत्र का 
वर्ष, वैशाख का वर्ष, इत्यादि । इन वर्षा में से प्रत्येक के लिए फलितज्योतिष-सम्बन्धी नियम 
मोजूद हें | ये उनके साहित्य में विख्यात हें | 
बृहस्पति के सोर लग्न का नक्षत्र केसे मालूम किया जाता हे? 
वराहमिहिर-संहिता, अध्याय ८ श्लोक २०, २९ का अवतरण 

जिस नक्षत्र में बृहस्पति का सोर लग्न होता है उसके परिसंख्यान के लिए वराहमिहिर 
अपनी संहिता में यह नियम देता है 

'शककाल लो, उसको ११ से गुणा करो और गुणनफल में ४ का गुणा करो। 
चाहे आप यह करें, या चाहे शककाल में ही ४४ का गुणो कर दें गृणन-फल में ८५८९ 
बढ़ा दो ओर जोड़ को ३७५० पर भाग दो। भजनफल वर्षो, मासां, दिनों आदि को 
दिखलाता है। 

“उनको शककाल में जोड़ दो और योगफल को ६० पर भाग दो। भजनफल बडे 
साठ वर्षों के युगों, SENE पूर्ण षष्ट्यब्दो को दिखलाता है, जो आवश्यक न होने के कारण, 
छोड़ दिये जाते él Sun को ५ पर भाग दो और भजनफल छोटे ui पंचवर्षीय युगों 
को दिखलायगा। जो Fd शेष रह जाता हे वह, एक युग से कम होने के कारण, संवत्सर 
अर्थात्‌ वर्ष कहलाता Š | 

श्लोक २२- शेषोक्त संख्या को दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर लिखो। एक को ९ 
से गुणा करो और गुणनफल में दूसरे स्थान की संख्या का -'- बढ़ा दो। योगफल में से 


चतुर्थांश ले लो। यह संख्या Es नक्षत्रों को ओर इसके अपूर्णाक ण आने वाले 
अगले प्रचलित नक्षत्र के भाग 3 दिखलाते हैं। धनिष्ठा से bp यह 
संख्या गिन डालो। जिस नक्षत्र प्र तुम पहुंचते हो वह, वह नक्षत्र है जिसमें बुहस्पति का 
X Su होता है ।“इससे तुम, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका हे, वर्षो का मास जान 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


mJ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बासठवाँ परिच्छे 


१३५ 


== 


_ HD क Siapa EH Sie) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१३६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


We के अन्तर्गत छोटे कालचक्र 

बडे युग धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ और माघ मास के आरम्भ में बृहस्पति के सौर 
लग्न के साथ आरम्भ होते Š | छोटे युगों का बड़े युगों के भीतर एक विशेष क्रम है। 
वे समूहों में बंटे हुए हैं। इन समूहों में वर्षा की विशेष संख्याएँ सम्मिलत हैं और इनमें 
से प्रत्येक का एक विशेष अधपति है। यह विभाग पृष्ठ १३७ की तालिका में दिखलाया 
गया है। 

यदि qui मालूम है कि बड़े युग में प्रस्तुत वर्ष की कोन सी संख्या है और तुम 
उस संख्या को तालिका के उपरिभाग में वर्षों की संख्याओं में ge लेते हो, तो तुम इसके 
नीचे, अनुरूप स्तम्भों में, वर्ष का नाम और इसके अधिपति का नाम पाओगे। 


संवत्सर के एकहरे वर्षा के नाम 

फिर, साठ वर्षों में से प्रत्येक एकहरे वर्ष का अपना एक नाम हे और युगों के 
भी ऐसे नाम हें जो उनके अधिपतियों के नाम हें | ये सब नाम आगे लिखी तालिका में 
दिखलाये गये हैं। 

इस तालिका का उपयोग भी पूर्ववर्ती तालिका के सदृश ही करना चाहिए, क्योंकि 
तुम (साठ वर्षों के) सारे कालचक्र के प्रत्येक वर्ष का नाम उसकी अनुरूप संख्या के नीचे 
पाते हो। एकहरे नामों के अर्था और उनके पूर्व लक्षणों की व्याख्या करना एक बहुत 
लम्बा काम हे | यह सब संहिता नाम की पुस्तक में मिलता है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बासठवाँ परिच्छेद १३७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेख्नो -र्वार्णत भारत 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बासठवाँ परिच्छेद १३९ 


यह है रीति जो उनकी पुस्तकों में षष्ट्यब्द के वर्षों का निश्चय करने के लिए 
लिखी हुई है । परन्तु, मैंने ऐसे भी हिन्दू देखे हैं जो विक्रमादित्य के संवत्‌ में से ३ घटाते 
और अवशेष को ६० पर भाग देते हैं। अवशेष को वे महायुग के आरम्भ से गिन लेते 
3) यह रीति किसी काम की नहीं। अच्छा, चाहे तुम उक्त रीति से गिनो, या शककाल 
में १२ बढ़ाओ, बात एक ही है। 


कनौज के लोगों का संवत्सर 

मुझे कनोज देश के कुछ लोग मिले हे, जिन्होंने मुझे बताया है कि d संवत्सरों के 
चक्र में १२४८ वर्ष मानते हैं, बारह संवत्सरों में से प्रत्येक एकहरे संवत्सर में १०४ वर्ष हें | 
इस कथन के अनुसार हमें शककाल में से ५८४ घटाने चाहिएँ और अवशेष के साथ आगे 
दी हुई तालिका की तुलना करनी चाहिए। अनुरूप स्तम्भ में तुम देखते हो कि प्रस्तुत वर्ष 
किस संवत्सर में आता है और संवत्सर के कितने वर्ष आगे बीत चुके हं 


जब संवत्सरों के इन कल्पित नामों में मैंने जातियों, वृक्षों और पर्वतों के नाम सुने 
तो मुझे अपने संवाददाताओं पर सन्देह हुआ; विशेषतः इसलिए कि d cu 
(मदारियो के सदृश?) तन्त्रमन्त्र और प्रतारणा करता आ; और रंगी हुई दाढी अप gan 
करने वाले को मिथ्यावादी सिद्ध करती है | मैने उनमें से एक-एक की बड़ी सावधानता-पूः 


परीक्षा की | मैंने उनसे वही प्रश्न भिल-भिन समयों पर, se a as पूर्वापर में 
पूछे | परन्तु देखिए, मुझे कैसे भिल-भिल उत्तर मिले | परमात्मा सर्वज्ञ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized cc Q Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तिरसठवाँ परिच्छेद 


विशेषतः ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखने वाली बातों और 
जीवन में उनके कर्त्तव्य-कर्मों पर 


ब्राह्मण के जीवन का प्रथम आश्रम 
ब्राह्मण का जीवन, सात वर्ष की आयु के पश्चात्‌ चार आश्रमों में विभक्त हे। 
पहला भाग आठवें वर्ष के साथ आरम्भ होता है, जब कि ब्राह्मण उसे शिक्षा देने, उसको 
उसके कर्त्तव्य-कर्म सिखलाने, उन पर दृढ़ रहने और यावज्जीवन उनको धारण करने की 
ताकीद करने आते हैं। तब वे उसकी कमर के गिर्द एक कटिबन्ध बांधते और उसे 
यज्ञोपवीतों का एक जोड़ा अर्थात्‌ नो एकहरे तारों को इकट्ठा बटकर बनाई हुई एक सुद्धढ़ 
रस्सी और एक तीसरा यज्ञोपवीत, जो कपड़े का बना हुआ एकहरा होता है, देते हैं। यह 
बायें कन्धे से दायें कूले तक जाता है। फिर, उसे धारण करने के लिए एक दण्ड और 
दर्भ नामक विशेष घास की एक अंगूठी ct) दी जाती है, जिसको वह दायें हाथ की 
अनामिका उंगली में पहनता है। यह छाप अंगूठी-पवित्र भी कहलाती है। दायें हाथ की 
अनामिका उंगली में इस छल्ले को पहनने से उनका उद्देश्य यह होता है कि यह उन 
सबके लिए, जो उस हाथ से दान प्राप्त करें, शुभ शकुन और सुखदायक हो | इस अंगूठी 
को पहनने की कर्त्तव्यता उतनी कठिन नहीं जितनी कि यज्ञोपवीत धारण करने की है, 
क्योंकि यज्ञोपवीत से उसे अपने को किसी भी अवस्था में अलग नहीं करना होता | यदि 
खाते समय या किसी प्राकृतिक हाजत को पूरा करते समय वह इसे उतार देता है, तो वह 
एक ऐसा पाप करता है जो प्रायश्चित्त के किसी कर्म, उपवास या दान के सिवा धुल नहीं 
सकता | (पष्ठ २६८) 
ब्राह्मण के जीवन की यह पहली अवस्था उसकी आयु के पच्चीसवें वर्ष तक, या 
विष्णुपुराण के अनुसार, उसके अड़तालीसवें वर्ष तक रहती Š | उसका कर्तव्य ब्रह्मचर्य का 
पालन, भूमि को अपना बिछोना बनाना, वेद और उसके भाष्य का, तथा बहा-विद्या और 
धर्म शास्त्र का अध्ययन आरम्भ करना Š | यह सब उसको एक गुरु पढाता है जिसकी 
वह दिन-रात सेवा करता है। वह दिन में तीन बार स्नान और दिन के आदि और अन्त 
में अग्नि में होम करता है। होम के पश्चात्‌ वह अपने गुरु का पूजन करता है | वह एक 
दिन उपवास करता और एक दिन उसे तोडता है, परन्तु उसे मांस-भक्षण की कभी आज्ञा 
नहीं। वह गुरु-गृह में ही निवास करता है। वह केवल भिक्षा लाने के लिए ही यहाँ से 
अनुपस्थित होता है और दिन में एक बार, दोपहर को या साँझ को, पाँच से अधिक घरों 
से नहीं मांगता। जो कुछ भिक्षा उसे मिलती है वह उसको गुरु के सामने रख देता है 
ताकि वह जो कुछ चाहे उसमें से ले ले। तब गुरु उसे अवशेष को खाने की आज्ञा देता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तिरसठवाँ परिच्छेद १४१ 
है। इस प्रकार शिष्य अपने गुरु के बचे-खुचे भोजन से अपना पोषण करता है। इसके 
अतिरिक्त, वह अग्नि के लिए समिधा, दो प्रकार के वृक्षों -पलाश और दर्भ-की लकड़ी, 
हवन करने के लिए, लाता है; क्योंकि हिन्दू लोग अग्नि का बहुत पूजन करते और उसको 
फूल चढाते हैं। दूसरी सब जातियों की भी ऐसी ही अवस्था है। वे सदा यही समझती 
थीं कि देवता द्वार बलि तभी स्वीकृत होती है जब उस पर आग उतरती है और कोई 
भी दूसरा पूजन- न प्रतिमा-पूजन, न तारकाओं न गठओं, न गधों और न मूर्तियों का 
पूजन--उनको इससे हटाने में समर्थ नहीं हुआ | इसलिए बश्शार इनन बुर्द कहता है--' क्योंकि 
यहाँ आग है, इसलिए इसका पूजन होता है ।” 


ब्राह्मण के जीवन की दूसरी अवस्था 


उनके जीवन की दूसरी अवस्था पच्चीसवें वर्ष से आरम्भ होकर पचासवें तक, या, 
विष्णुपुराण के अनुसार, सत्तरवें वर्ष तक है। गुरु उसे विवाह करने की आज्ञा देता है। 
वह विवाह करके, एक, परिवार की स्थापना और वंशजों की इच्छा करता है, परन्तु वह 
मास में एक ही बार =l के रजस्वला हो चुकने के पश्चात्‌ उससे सम्भोग करता ç | उसे 
बारह वर्ष से बडी आयु की at के साथ विवाह करने की आज्ञा नहीं। वह अपनी 
आजीविका या तो उस दक्षिणा से करता है जो उसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को पढ़ाने से 
प्राप्त होती है, वेतन के तौर पर नहीं वरन्‌ उपहार के रूप में, या उन उपहारों से जो वह 
किसी ऐसे व्यक्ति से पाता है जिसके लिए कि वह होम करता है, या राजाओं I di 
से भिक्षा माँगकर, परन्तु शर्त यह है कि वह हठपूर्वक न माँगे और देने वाले में कोई 
अनिच्छुकता न हो। उन लोगों के घरों में सदा एक ब्राह्मण रहता है, जो वहाँ धर्म के 
कृत्य और पुण्यशीलता के काम कराता हे । वह पुरोहित कहलाता हे । अन्ततः m ` 
पर निर्वाह करता है जो वह पृथ्वी पर या वृक्षों से एकत्र करता है। वह कपड न 
सुपारियो के व्यापार में अपने भाग्य की परीक्षा कर सकता है, परन्तु अच्छा यही ह 
बह आप व्यापार न करे और एक वैश्य उसके लिए व्यापार करे, क्योंकि oo वा क 
धोखा देने और झूठ बोलने के कारण, जो इसके साथ मिले हुए है, e । PR 
की आज्ञा उसे केवल घोर आवयकता को अवस्था में ही है, जब उस d T 
का और कोई साधन न हो । दूसरे वणों के सदृश, ब्राह्मण के लिए ae oe 
की सेवा करना अनिवार्य नहीं | फिर, उसे निरन्तर गठओं ओर घोड़ों में, पशु 


में, या अधिक सूद से धन कमाने में लौन रहने की आशा नहीं! उसे कला पढ़ता 
अपवित्र हे, यहाँ तक कि यदि यह उसके शरीर से लग जाय, : निर्दिष्ट पवित्र udi 
है। अन्तत: उसे सदा अग्नि के सामने ढोल बजावा और इसके लिए 


का पाठ करना चाहिए। (पृष्ठ २६९) 


तीसरी अवस्था 
ब्राह्मण के जीवन की तीसरी अवस्था पचासवें वर्ष से oe ee 
विष्णुपुराण के अनुसार, wad वर्ष तक है। वह ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता S, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— RTE IST TE q m Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


को छोड देता है और इसको तथा अपनी भार्या को अपनी सन्तान के सिपुर्द कर देता है, 
यदि उसकी =ñ वानप्रस्थाश्रम में उसके साथ रहना पसन्द नहीं करती । वह बस्ती से बाहर 
रहता Š और वही जीवन फिर व्यतीत करता है जो उसने पहले आश्रम में किया था। वह 
छत के नीचे शरण नहीं लेता और न वृक्ष की छाल के सिवा और कोई वस्न पहनता हे, 
वह भी केवल उतनी जो उसके कटिभाग को ढंकने के लिए पर्याप्त हो। वह पृथ्वी पर 
बिना बिछौने के सोता है, और केवल फल, वनस्पतियाँ और मूल खाकर अपना पोषण 
करता है। वह बालों को बढ़ा लेता है और तेल की मालिश नहीं करता । 


चौथा आश्रम 

चौथा आश्रम जीवन के अन्त तक जाता है | वह गेरुवे वस्न पहनता और हाथ में 
एक छड़ी रखता है | वह सदा ध्यान में मग्न रहता है; वह मन को मित्रता और शत्रुता से 
रहित कर देता और काम, क्रोध और लालसा का उन्मूलन कर डालता है। वह किसी के 
साथ बात बिलकुल नहीं करता । स्वर्गीय पुरस्कार की प्राप्ति के उद्देश्य से जब वह किसी 
विशेष पुण्यस्थान की यात्रा करता है, तब मार्ग में वह गांव में एक दिन से अधिक, या 
नगर में पाँच दिन से अधिक नहीं ठहरता। यदि उसे कोई कुछ देता है, तो वह उसमें से 
अगले दिन के लिए शेष कुछ नहीं रखता। मुक्ति-मार्ग की चिन्ता करने और उस मोक्ष 
तक पहुंचने के सिवा, जहाँ से इस संसार में फिर लोटना नहीं होता, उसका और कोई 
काम नहीं। 
ब्राह्मणों के सामान्य धर्म 

ब्राह्मण के सारे जीवन में इसका सामान्य धर्म पुण्यशीलता के काम, दान देना और 
दान लेना है। क्योंकि जो कुछ ब्राह्मण देते हैं वह पितरों के पास लौट जाता है (वास्तव 
में पितरों के लिए लाभ है)। उसे अनवरत रूप से पढ़ना, यज्ञ करना, उस आग की रक्षा 
करना जिसको वह सुलगाता है, उस पर नैवेद्य चढ़ाना, उसकी पूजा करना और बुझने से 
इसे बचाना चाहिए, ताकि वह मृत्यु के पश्चात्‌ इससे जलाया जाय । इसे होम कहते di 

प्रति दिन वह तीन बार अवश्य स्नान करे; उदयकाल की सन्धि में अर्थात्‌ सबेरे 
तड़के, अस्तकाल की सन्धि में अर्थात्‌ गोधूलि समय और इन दोनों के बीच मध्याह में । 
पहला स्नान निद्रा के कारण है, क्योंकि शरीर के छिद्र इस काल में शिथिल हो गये हें । 
स्नान नैमित्तिक मल से शुद्धि और भगवत्‌-प्रार्थना के लिए तैयारी Š | 

उनकी प्रार्थना मे स्तुति, कीर्तन ओर अपनी विशेष रीति के अनुसार प्रणिपात होता 
हे अर्थात्‌ वे अपने दोनों अंगूठों पर साष्टांग प्रणाम करते हैं, जब कि हाथों की दोनों 
हथेलियाँ जुड़ी हुई होती हें और वे अपने मुख सूर्य की ओर फेरते Š | कारण सूर्य, दक्षिण 
के सिवा और चाहे वह कहीं भी हो, उनका किबला है । क्योंकि वे दक्षिणाभिमुख होकर 


पुण्यशीलता का कोई भी काम नहीं करते; जब वे किसी बुरी और अशुभ बात में लगे 
हों तभी वे दक्षिणाभिमुख होते हैं। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
तिरसठवाँ परिच्छेद १४३ 

जिस समय सूर्य याम्योत्तरवृत्त (मध्याह) से झुक जाता है वह समय स्वर्गीय पुरस्कार 
प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त है । इसलिए इस समय ब्राह्मण को अवश्य शुद्ध होना 
चाहिए | 

सायंकाल रात के खाने और प्रार्थना का समय Š । ब्राह्मण स्नान किये बिना ही 
रात का भोजन और प्रार्थना कर सकता हे | इसलिए यह बात स्पष्ट है कि तीसरे स्नान 
के विषय में नियम उतना कड़ा नहीं जितना कि पहले ओर दूसरे स्नानों के सम्बन्ध में 
है। 

रात्रि-स्नान ब्राह्मण के लिए केवल ग्रहणों के समयो में ही आवश्यक है, ताकि वह 
उस अवसर के लिए निर्दिष्ट नियमों और यज्ञों को करने के लिए तैयार हो। 

ब्राह्मण जब तक जीता है, दिन में केवल दो ही बार, मध्याह और प्रदोष को, खाता 
है; और जब वह भोजन करने लगता है, तब पहले वह उतना भोजन जितना कि एक-दो 
मनुष्यों के लिए पर्याप्त हो, भिक्षा के रूप में, अलग रख लेता है, विशेषतः उन अपरिचित 
ब्राह्मणों के लिए जो सायंकाल कुछ माँगने के लिए अचानक आ निकलें | उनके प्रतिपालन 
की उपेक्षा करना भारी पाप Š | (पृष्ठ २७०) फिर, वह कुछ गउओं, पक्षियों और अग्नि 
के लिए अलग रख लेता है | जो शेष बचता है उस पर मन्त्र पढ़कर वह PL खाता 
Š | उसकी थाली में जो कुछ बचा रहता है उसे वह अपने घर के बाहर रख देता है और 
फिर उसके निकट नहीं जाता, क्योंकि अब वह उसके लिए ग्राह्य नहीं रहा। यह संयोगवश 
पास से लाँघने वाले उस प्राणी के लिए निरूपित है जिसको इसकी आवश्यकता हो, चाहे 
वह मनुष्य हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, या कुछ और हो। 

ब्राह्मण के पास पानी के लिए पात्र अवश्य होना चाहिए। यदि कोई दूसरा उसका 
उपयोग कर ले, तो इसे तोड़ दिया जाता है। यही बात उसके खाने के Fi पर p 
होती है | मैने ऐसे ब्राह्मण देखे हैं जो अपने सम्बन्थियो डो अपने साथ एक ही थाली 
खाने देते थे, परन्तु उनमें से बहुत से इसे पसन्द नहीं करते | 

उसे उत्तर में सिन्धु नदी और दक्षिण में चर्मण्वती नदी के . 
होता है। उसे इन सीमान्त में से किसी एक को पार करके तुको या कण में महासागर 
प्रवेश करने की आज्ञा नहीं | इसके अतिरिक्त, उसके लिए पूर्व ओर 1y र 
के बीचो बीच रहना आवश्यक है | लोग कहते Š कि उसको ऐसे देश में रह 


नहीं जिसमें वह घास नहीं उगती जिसको ae सारे e. E A 
a नहीं उस 
काले बालों वाले मृग नहीं चरते। यह है। यदि वह उनके पार चला जाता है तो वह 


के अन्दर है जिनका अभी उल्लेख हुआ 
पाप करता है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


tent Dai i by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


ऐसे देश में जहाँ घर में वह सारे का सारा स्थान जो इसलिए बनाया जाता है 
कि उस पर बैठकर लोग भोजन करें चिकना मिट्टी से लीपा नहीं जाता, जहाँ लोग, इसके 
विपरीत, प्रत्येक भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक स्थान पर जल डालकर और इसे 
गउओं के गोबर के साथ लीपकर अलग-अलग खाना खाने की जगह तैयार करते हैं, वहाँ 
बाह्मण के खाना खाने की जगह का आकार वर्ग होना चाहिए। जिन लोगों में ऐसी खाना 
खाने की जगहें तैयार करने की रीति है वे इस रीति का कारण यह देते हैं--खाने का 
स्थान भोजन करने से मैला हो जाता है। यदि खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो 
स्थान को धो और लीप दिया जाता है ताकि यह पुनः पवित्र हो जाय। अब, यदि, मैले 
स्थान को एक अलग चिह द्वारा जुदा नहीं किया गया, तो आप दूसरे स्थानों को भी जूठा 
ही मान लेंगे, क्योंकि वे एक दूसरे के सदृश हैं और उनकी आपस में पहचान नहीं हो 
सकती | 

धर्म-शास्त्र में उनके लिए पाँच वस्तुओं का निषेध है-- प्याज़, लहसुन, एक प्रकार 
का कहू, गाजरों कौ तरह के एक पेड़ की जड़ जो कि क्रंचन (?) कहलाता है और एक 
और तरकारी जो उनके पोखरों के गिर्द, जिन्हें नाली कहते हैं, उगती है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चौंसठवाँ परिच्छेद 


उन अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों पर जो ब्राह्मणों 
को छोड़कर अन्य जातियाँ अपने जीवन-काल में 
करती हैं 


अकेले वर्णों के कर्तव्य 

क्षत्रिय वेद को पढ़ता और सीखता है, परन्तु इसे पढ़ाता नहीं । वह आग मे नैवेद्य 
चढ़ाता है और पुराणों के नियमों के अनुसार आचरण करता है। जिन स्थानों में, जेसा कि 
हम उल्लेख कर चुके हैं, भोजन करने के लिए चौका बनाया जाता है, वहाँ वह इस चौके 
को नुकीला बनाता Š | वह प्रजा पर शासन करता और उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वह 
इस काम के लिए उत्पन्न किया गया है। वह तिहरे यज्ञोपवीत की एक रस्सी से और सूत 
की एकहरी एक दूसरी रस्सी से अपने को लपेटता Š | यह काम तब किया जाता है जब 
उसकी आयु का बारहवाँ वर्ष समाप्त हो चुकता Š । 

वैश्य का यह धर्म है कि वह कृषि करे और भूमि को जोते, पशु पाले और 
ब्राह्मणों की आवश्यकताओं कों निवृत्त करे। उसे केवल एकहरा यज्ञोपवीत धारण करने 
की आज्ञा है जो कि दो तारों का बना होता है । 

शूद्र ब्राह्मण के नौकर के सदृश है, जो उसके काम-काज कौ देख-भाल और उसकी 
सेवा करता है। यदि, परले दर्जे का निर्धन होने पर भी, वह यज्ञोपवीत के बिना नहीं रहना 
चाहता, तो वह केवल सन का यज्ञोपवीत पहन लेता है। प्रत्येक ऐसा काम जो ब्राह्मण का 
विशेषाधिकार समझा जाता है जैसाकि ईश्‍वस्प्रार्थना करना, वेद-पाठ और होम, उसके लिए 
यहाँ तक निषिद्ध है कि जब, उदाहरणार्थ, यह प्रमाणित हो जाय कि शूद्र या वैश्य ने वेद 
का उच्चारण किया है, तब ब्राह्मण लोग राजा के सम्मुख उस पर दोष लगाते हैं और राजा 
उसकी जीभ काट == की आज्ञा दे देता है। परन्तु, भगवान्‌ का चिन्तन, धर्मशीलता के 
काम और दान देने का उसके लिए निषेध नहीं। 

जो मनुष्य कोई ऐसा व्यवसाय करने लगता 
अधिकार नहीं, जैसा कि, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण का वाणिज्य 
वह एक ऐसा पाप या अपराध करता है,जिसे वे चोरी के 


हिन्दुओं के ऐतिह्यों में से एक यह i— 


राजा राम, चाण्डाल और ब्राह्मण की कथा 
राजा रामचद्धजी के समय में मानवी आयु बहत लम्बी, सदा सुनिश्चित और 


T सामने 
सुविख्यात लम्बाई की, होती थी । यहा तक कि कभी कोई बच्चा अपने पिता केसा 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हे जिसके करने का उसके वर्ण को 
,या शूद्र का कृषि करना तो वह 
अपराध से कुछ ही कम समझते है | 


rrr 


T SS occa u Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


न मरता था। किन्तु, तब एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण का पुत्र पिता के जीवनकाल 
में ही मर गया । अब ब्राह्मण बच्चे को राजा के द्वार पर लाकर कहने लगा--यह नई 
बात तेरे समय में केवल इसी कारण से हुई है, कि देश की अवस्था में कोई वस्तु विगलित 
है और एक वज़ीर तेरे राज्य में कोई उपद्रव को बात करता है।” तब राम इसका कारण 
मालूम करने लगा और अन्ततः लोगों ने उसे एक चाण्डाल दिखलाया जो भगवतूपूजा और 
आत्म-पीड़ा में अत्यन्त परिश्रम कर रहा था। राजा सवार होकर उसके पास गया। उसने 
देखा कि वह गंगा के किनारे, नीचे को सिर किये, किसी चीज़ पर लटक रहा है। राजा 
ने अपना धनुष झुकाया और बाण मारकर उसकी अंतड़ियाँ चीर डाली | तब वह बोला-- यह 
लो! मैं तुझे एक ऐसे कर्म के लिए मारता हूँ, जिसके करने का तुझे अधिकार नहीं U जब 
राजा लौटकर घर पहुँचा तब उसने ब्राह्मण के पुत्र को, जो उसके दरवाजे के सामने रखा 
हुआ था, जीता पाया। 

चाण्डाल के सिवा शेष सब लोग, जहाँ तक वे हिन्दू नहीं, म्लेच्छ अर्थात्‌ अपवित्र 
कहलाते हैं, वे सब जो मनुष्यों को मारते और पशुओं का वध करते और गउओं का मांस 
खाते हैं। 


सब चीज़ों के बराबर होने के विषय में दार्शनिक मत 

इन सब चीज़ों का मूल वर्णों या श्रेणियों का भेद है। एक जन-समुदाय दूसरों को 
मूर्ख समझता है। इस बात को अलग रखकर, सब मनुष्य एक दूसरे के बराबर हें, जैसा 
कि वासुदेव उस मनुष्य के विषय में कहता है जो मोक्ष का इच्छुक है--ज्ञानी पुरुष के 
विचार में ब्राह्मण ओर चाण्डाल, मित्र और शत्रु, विश्वासपात्र और कपटी, ऐसे ही, साप 
और छछूँदर (Weasel) एक बराबर हें | यदि बुद्धिमान्‌ की दृष्टि में सब बराबर हैं, तो 
अज्ञानी को वे एक दूसरे से अलग और भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है ।” 

वासुदेव अर्जुन को कहता है-“यदि संसार की सभ्यता वह है जो कि अभिप्रेत 
हे और यदि इसका अधिकार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि बुराई को दबाने 
के लिए हम युद्ध नहीं करते, तो हम जो विज्ञ हें हमारा कर्त्तव्य हे कि कर्म करें और युद्ध 
करें जो चीज़ हमारे भीतर न्यून है उसका अन्त करने के लिए नहीं, किन्तु इसलिए कि यह 
जो कुछ अस्वस्थ है उसको निरामय करने और विनाशक wed को निर्वासित करने के 
लिए आवश्यक हे । तब, जिस प्रकार बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार 
अज्ञानी लोग, कर्मों का वास्तविक आशय और तात्पर्य जाने बिना, कर्म करने में हमारा 
अनुकरण करते हैं | क्योंकि उनकी प्रकृति को बौद्धिक रीतियों से विरक्ति है और वे काम 
ओर क्रोध के प्रभावों के अनुसार कर्म करने के लिए अपनी इन्द्रियों पर केवल बल का 
प्रयोग करते हैं ।“इन wan, ज्ञानवान्‌ और शिक्षित मनुष्य उसके बिलकुल विपरीत है U 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पैंसठवाँ परिच्छेद 
यज्ञों पर 


अश्वमेध 

वेद के अधिकांश में यज्ञों का वर्णन हे और वह प्रत्येक यज्ञ का वर्णन करता Š | 
यज्ञ विस्तार में भिन्न-भिन्न हें, यहाँ तक कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको उनके राजाओं 
में से सबसे बडा ही कर सकता है। ऐसा, उदाहरणार्थ, अश्वमेध Š | एक घोड़ी देश में 
चरने के लिए खुली छोड़ दी जाती है और कोई मनुष्य उसे नहीं रोकता। सिपाही उसके 
पीछे जाते हें, उसे हाँकते हैं और उसके आगे उच्च स्वर से कहते हें-“यह (घोड़ी) जगत्‌ 
का राजा है। जो इसे नहीं मानता, वह सामने आवे।” (पृष्ठ २७२) ब्राह्मण उसके पीछे 
चलते हैं और जहाँ-जहाँ वह लीद करती है वहाँ वे होम करते हें। इस प्रकार जब वह 
संसार के सभी भागों में से घूम चुकती है तब वह ब्राह्मणों पर और उस पर जिसकी कि 
वह सम्पत्ति है अनुरक्त हो जाती है। 

फिर, यज्ञ संस्थिति की दृष्टि से भिन्नभिन्न हैं, जिससे उनमें से विशेष यज्ञों को 
केवल वही कर सकता हे जिसका जीवन बहुत लम्बा हो; और ऐसे लम्बे जीवन इस हमारे 
युग में अब नहीं होते। इसलिए उनमें से बहुत से उठा दिये गये हें और केवल थोड़े से 
ही रह गये हैं और आजकल किये जाते है । 


सामान्य यज्ञ पर 

हिन्दुओं के मतानुसार, अग्नि सब कुछ खा लेती है। इसलिए, यदि कोई अपवित्र 
. वस्तु-जैसा कि जल--इसके साथ मिला दी जाय, तो यह अपवित्र हो जाती-हे। इसलिए 
वे आग और पानी के विषय में, यदि वे अहिन्दुओं के हाथों में हों, बहुत ही सूक्ष्माचारनिष्ठ 
हे, क्योंकि ये वस्तुएँ उनके स्पर्श से अपवित्र हो जाती हैं। 

अग्नि अपने भाग के लिए जो कुछ खाती है वह देवों के पास लौट जाता हे, 
क्योंकि अग्नि उनके मुखों से निकलती है। ब्राह्मण जो चीज़ें खाने के लिए अग्नि की 
भेंट करते हैं वे तैल और भिन्नभिन्न eL जौ और चावल हें जिनको वे s: 
में फेकते हैं। फिर, यदि वे अपने लिए यज्ञ कर रहे हों तो वे वेद के निर्दिष्ट मन्त्रों का 
पाठ करते Š | परन्तु यदि वे किसी दूसरे के नाम पर बलि दें, तो वे कुछ नहीं पढ़ते। 


विष्णु-धर्म नामक पुस्तक से अग्नि के कोढ़ी होने की कथा 

विष्णुधर्म आगे लिखे ऐतिह्य का उल्लेख करता $— us समय की बात हे कि 
दैत्य-जाति का हिरण्याक्ष नामक एक शक्तिशाली और वीर मनुष्य एक विस्तृत देश पर 
राज्य करता था। उसके दकीष (?) नाम की एक पुत्री थी, जो सदा पूजा में लगी रहती 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— stram a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४८ अलबेरूनी-वर्णित भारत | 


और उपवास तथा संयम द्वारा अपनी जाँच करती रहती थी । इससे पुरस्कार के रूप में 
उसने स्वर्ग में एक स्थान उपार्जित किया था। उसका महादेव के साथ विवाह हुआ था | 
जब महादेव उसके साथ एकांत में हुए और देवों की रीति के अनुसार उसका साथ किया 
अर्थात्‌ बहुत लम्बा मैथुन और वीर्य को बहुत धीरे-धीरे डालना, तब अग्नि को इसका पता 
लग गया और उसे शंका हुई कि कहीं दोनों अपने सदृश एक अग्नि उत्पन्न कर लें। 
इसलिए उसने उनको अपवित्र और नष्ट करने का निश्चय किया। 

जब महादेव ने अग्नि को देखा, तो क्रोध की प्रचण्डता से उसका मस्तक स्वेद से | 
भर गया, यहाँ तक कि उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर पडा । पृथ्वी उसे पी गई और 
इसका फल यह हुआ कि उसके गर्भ में मंगल अर्थात्‌ स्कन्द, या देवों की सेना का नायक 
उत्पन्न हो गया । 

नाश करने वाले रुद्र ने महादेव के वीर्य का एक बिन्दु पकड लिया और लेकर 
फेंक दिया। वह पृथ्वी के भीतरी भाग में बिखर गया और सब परमाणु-सदृश पदार्थों (2) 
को दिखलाता है। 

परन्तु अग्नि को कोढ़ हो गया और वह इतना लज्जित हुआ और घबराया कि 
वह डुबकी मारकर पाताल, अर्थात्‌ सबसे निचली पृथ्वी में चला गया। अब, क्योंकि देवों 
के पास आग न रही, वे इसे ढूँढने निकले | 

पहले, मेंढकों ने उनको आग दिखाई | आग ने, देवों को देखकर, अपना स्थान 
छोड़ दिया और अपने को अश्वत्थ. वृक्ष में छिपा लिया। उसने साथ ही मेंढकों को शाप 
दिया कि उनकी घिनोनी टरटर होगी और वे शेष सबके लिए गर्ह्य होंगे। 

फिर, तोतों ने आग के छिपने का स्थान देवों को बता दिया। इस पर आग ने 
उन्हें शाप दिया, कि उनकी जीभें उलट-पुलट मुड़ेंगी और उनकी जड़ वहाँ होगी जहाँ 
उनकी नोक होनी चाहिए। परन्तु देव उनसे बोले--यदि तुम्हारी जीभ उलट-पुलट मुड़ 
जायगी, तो तुम मनुष्यों के आवासों में बोलोगे और स्वादिष्ट पदार्थ खाओगे। 

आग अश्वत्थ वृक्ष से दौड़कर शमी वृक्ष में चली गई। इस पर हाथी ने देवों [ 

को संकेत से उसके छिपने का स्थान बता दिया। अब इसने हाथी को शाप दिया कि | 
उसकी जीभ उलट-पुलट हो जाय । परन्तु तब देव उससे बोले--“यदि तुम्हारी जिह्व 
उलट-पुलट हो जायगी, तो तुम खाद्य द्रव्यों में मनुष्य के साझी होंगे और उसकी बोली 
को समझोगे ।” 

अन्ततः वे आग के पास जा पहुंचे, परन्तु आग ने उसके साथ रहने से इनकार 
कर दिया क्योंकि वह कोढ़ी थी। अब देवों ने आग को नीरोग और कोढ से मुक्त कर 
दिया | देवगण बड़े सम्मान के साथ आग को अपने साथ लिवा लाये और उसे, मनुष्यं - 


से उन भागों को लेकर जो वे देवों की भेंट करें उन तक पहुँचाने के लिए, अपने d 
मानवों के बीच मध्यस्थ बनाया | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छियासठवाँ परिच्छेद 
पवित्र स्थानों के दर्शनों और तीर्थयात्रा पर 


हिन्दुओं के लिए यात्राएँ आवश्यक ही नहीं, अनुमत ओर श्लाघ्य हैं | एक मनुष्य 
किसी पवित्र प्रदेश को, किसी बहुत ही पूज्य मूर्ति को या किसी पवित्र नदी को जाने के 
लिए चल पड़ता हे वह उनमें पूजा करता हे, मूर्ति की पूजा करता है, उसको भेंट चढ़ाता 
है, स्तुति और प्रार्थना करता है, उपवास करता हे और ब्राह्मणों, पुरोहितों और दूसरों को 
दान देता Š | (पृष्ठ २७३) वह अपना सिर और दाढ़ी मुंडा देता है और घर को लौट 
आता है। 

बहुत पूज्य पवित्र सरोवर मेरु के fre ठण्डे wddi में है। उनके विषय में आगे 
लिखी जानकारी वायु और मत्स्य दोनों पुराणों में मिलती है 
मत्स्य और वायु-पुराणों से पवित्र सरोवरों के सम्बन्ध में एक अवतरण 

“मेरु के पैर पर अर्हत (2) एक बहुत बड़ा सरोवर है, जो चन्द्रमा के सदृश चमकता 
हुआ बताया जाता Š | इसमें से जम्बा (? e) नदी निकलती है, जो बहुत शुद्ध और 
शुद्धतम स्वर्ण पर से बहती है। 

“श्वेत पर्वत के निकट उत्तरमानस सरोवर है और इसके गिर्द बारह और सरोवर 
है, जिनमें से प्रत्येक एक झील के सदृश है । वहाँ से दो नदियाँ, साण्डी (?) और मद्ध्यन्दा 
(2), निकलती हैं, जो बहती हुई किम्पुरुष को जाती हैं। 

“नील पर्वत के समीप कमलो से अलंकृत प य व द (पितन्द 2) सरोवर है। 

“निषध पर्वत के समीप विष्णुपद सरोवर है, जहाँ से सरस्वती अर्थात्‌ सरसुती, नदी 
आती Š | इसके अतिरिक्त, गन्धर्वी नदी वहाँ से आती है। 3 

“केलास पर्वत में, समुद्र के समान विशाल, मन्द नाम का सरोवर है, जहाँ से 
मन्दाकिनी नदी आती है। 

“कैलास के उत्तस्पूर्व में चन्द्रपर्वत है और उसके पैर पर आचूद C) सरोवर हे, 
जहाँ से आचूद नदी आती है। 

“कैलास के दक्षिण-पूर्व में लोहित पर्वत है और उसके पैर पर लोहित नाम का 
एक सरोवर। वहाँ से लोहित नदी आती है। : 

“केलास के दक्षिण में सरयुशती (2) पर्वत है और इसके पैर पर मानस सरोवर 

T आती है। 
d 6t में, हिम से सदा आच्छादित, अरुण पर्वत है, जिस पर चढ़ा 
नहीं जा सकता। उसके पैर पर शैलोदा सरोवर है, जहाँ से शैलोदा नदी आती है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


.  —a— i 


arent Delhi and eGangoti ५ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१५० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


“केलास के उत्तर में गौर (2) पर्वत है; और इसके पेर पर च-न-द-सर (?) 
अर्थात्‌ सुवर्ण की रेतवाला सरोवर हे। इस सरोवर के निकट राजा भगीरथ ने तपस्या की 
थी। 
भगीरथ की कथा 

“उसकी कथा यों है--हिन्दुओं के सगर नाम के एक राजा के ६०००० पुत्र थे, 
जो सबके सब दुरात्मा और नीच थे। एक बार उनका एक घोडा खो गया वे तत्काल 
उसे ढूँढने लगे और ढूँढ़ते समय वे सतत रूप से इधर उधर इतनी प्रचण्डता से दौडे कि 
उसके फल से पृथ्वी quee टूट गया। उन्होने पृथ्वी के अभ्यंतर में घोड़े को एक 
मनुष्य के सामने खड़ा पाया। वह मनुष्य भीतर को घुसी हुई आँखों के साथ नीचे की 
ओर देख रहा था। जब वे उसके निकट पहुँचे तब उसने उन पर एक ऐसी दृष्टि डाली 
कि उसके फल से वे वहीं जल गये और अपने दुष्कर्मों के कारण नरक में चले गये। 

“पृथ्वी का बैठा हुआ भाग समुद्र, एक महासागर, बन गया । उस राजा के वंशजों 
में से भगीरथ नाम का एक राजा, अपने पूर्वजों का इतिहास सुनकर, बड़ा प्रभावित हुआ। 
वह उपर्युक्त सरोवर पर गया, जिसकी तली परिष्कृत स्वर्ण था और वहाँ ठहरकर दिन को 
उपवास तथा रातों को पूजा करने लगा। अन्ततः महादेव ने उससे पूछा कि क्या चाहते 
हो; इस पर उसने उत्तर दिया, “में गंगा नदी चाहता हूँ, जो स्वर्ग में बहती है, क्योंकि में 
जानता हूँ कि जिसके ऊपर से इसका पानी बहता है उसके सब पाप क्षमा कर दिये जाते 
हैं।” (पृष्ठ २७४) महादेव ने उसकी कामना स्वीकार कर cH | किन्तु, मन्दाकिनी गंगा का 
पात्र थी और गंगा बड़ी गर्विता थी, क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी उसके सामने खड़ा नहीं 
हो सका STI अब महादेव ने गंगा को लेकर अपने सिर पर रख लिया। जब गंगा वहाँ 
से बाहर न जा सकी, तो वह बड़े क्रोध से भयंकर कोलाहल करने लगी। किन्तु, महादेव 
उसे दृढ़ता-पूर्वक थामे रहे, जिससे किसी व्यक्ति के लिए उसमें डुबकी लगाना सम्भव न 
था। तब उसने गंगा का भाग लेकर भगीरथ को दे दिया और इस राजा ने इसकी सात 
शाखाओं में से मध्यवर्ती को अपने पूर्वजों की अस्थियों पर से बहाया, जिससे वे दण्ड 
से छूट गये | इसलिए हिन्दू लोग अपने मृतकों की जली हुई हड्डियाँ गंगा में डालते हैं। 
n is राजा के अर्थात्‌ भगीरथ के, नाम से जो उसे मर्त्यलोक में लाया था, पुकारी 
जाने लगी ।” 


पवित्र सरोवरों की रचना पर 


£ P आगे ही इस सम्बन्ध में हिन्दू ऐतिह्य उद्धृत कर चुके हैं कि द्वीपों में ऐसी 
नदियाँ हैं जो गंगा के समान पवित्र हैं। प्रत्येक ऐसे स्थान में, जिसके साथ कोई विशेष 
पवित्रता लगाई जाती है, हिन्दू स्नान के लिए सरोवर बनाते Š | इसमें उन्होंने शिल्प की 
पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, यहाँ तक कि हमारे लोग (मुसलिम) जब उनको देखते हैं, तो 
उन पर आश्चर्य करते हें और उनके समान कोई चीज़ बनाना तो दूर की बात रही, वे 
उनका वर्णन तक नहीं कर सकते। वे उनको बृहत्‌ डील के बड़े-बड़े पत्थरों का d 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
छियासठवाँ परिच्छेद १५१ 


हैं। ये पत्थर, बहुत से पर्ता के सदृश पेड़ियों (या चौंतरों) के रूप में, तीखी ओर सुदृढ़ 
लोहशृंखलाओं द्वारा, एक दूसरे के साथ जोड़े हुए होते हैं; और ये what मनुष्य के कद 
से भी अधिक ऊँचाई तक, तालाब के चारों ओर जाते हैं। वे दो चोंतरों के बीच पत्थरों 
के बहिर्भाग पर कँगूरों के सदृश ऊपर को उठती हुई सीढ़ियाँ बनाते हैं । इस प्रकार पहली 
पैडियाँ या चौंतरे (तालाब के गिर्दागिर्द जाने वाली) सड़कों के सदृश हैं और कँगूरे (ऊपर 
और नीचे जाने वाली) पैड़ियाँ Š | यदि कभी बहुत से लोग तालाब के नीचे उतरते और 
बहुत से ऊपर चढ़ते हैं, तो वे एक दूसरे से मिलते नहीं और सड़क कभी भीड़ से बन्द 
नहीं हो जाती, क्योंकि चोंतरे बहुत से होते हैं और ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति उस चौंतरे 
को छोड़कर जिस पर कि उतरने वाले लोग जाते हैं सदा किसी दूसरे चौंतरे की ओर 
मुड़कर एक ओर को हो सकता है। इस व्यवस्था से कष्टदायक भीड़ नहीं होने पाती । 


एकहरे पवित्र तालों पर 

मुलतान में एक ताल है जिसमें हिन्दू, यदि उन्हें रोका न जाय, स्नान करके पूजन 
करते हैं। 

वराहमिहिर की संहिता कहती है कि तानेशर में एक ताल है जिसके जल में स्नान 
करने के लिए हिन्दू दूर-दूर से आते हैं। इस रीति के कारण के विषय में वे यों कहते 
Sew के समय दूसरे सब पवित्र तालों का पानी इस विशेष ताल में आता है । इसलिए, 
यदि मनुष्य इसमें स्नान करता है, तो यह ऐसी ही बात हो जाती है मानो उसने उन सब 
में से प्रत्येक में स्वान कर लिया। तब वराहमिहिर फिर कहता है--“लोग कहते हैं कि 
यदि सूर्य और चन्द्र के ग्रहण का कारण सिर (उच्च स्थान) न होता, तो दूसरे ताल इस 
ताल के पास न आते U 


स्पष्ट भूतों की असमता और देश-भक्ति के मूल पर शौनक से एक ऐतिहा i 

जलाशय पवित्रता के लिए विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं कि या तो 
वहाँ कोई महत्त्वपूर्ण घटना घटी है, या धर्म-मन्थ š कोई ऐसा वचन या ऐतिह्य है जो 
उनके साथ सम्बन्थ रखता Š | हम शौनक के कहे हुए शब्द आगे ही उद्धृत कर चुके है । 
ये शुक्र ने उसको ब्रह्मा के प्रमाण पर सुनाये थे। ये मूलत: ब्रह्मा को सम्बोधन करके कहे 
गये थे। इस पाठ में राजा बलि का और जो कुछ वह उस OT तक करेगा जब कि 
नारायण उसको डुबाकर पाताल में भेज देगा उसका भी उल्लेख है l उसी पुस्तक में आगे 
लिखा वचन मिलता है--'मैं उसको केवल इसी प्रयोजन से करता हूँ कि मनुष्यों से समता, 
जिसका अनुभव वह करना चाहता है, नष्ट हो जायगी, जीवन की अवस्थाओं में मनुष्य 
भिन्न-भिन्न होंगे और इस भिन्नता को संसार की व्यवस्था का आधार बनाया जायगा; फिर, 
लोग उसके पूजन से मुड़कर मेरा पूजन और मुझ में विश्वास करेंगे। Fs m की 
पारस्परिक सहायता पहले से यह मान लेती है कि उनके बीच एक विशेष भेद है, ps 
फल से एक को दूसरे का प्रयोजन है | (पृष्ठ २७०) उसी सिद्धान्त के अनुसार, परमेश्वर 


ने जगत्‌ को अपने में अनेक भिलताएँ रखने वाला बनाया है। इस प्रकार एकहरे देश 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by SE E Trust, Delhi and eGangotri 


१५२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


एक दूसरे से भिन्न हैं, एक ठण्डा है, तो दूसरा गरम; एक की भूमि, जल ओर वायु अच्छी 
Š तो दूसरे की भूमि कडवी-नमकीन, पानी गन्दा और दुर्गन्धयुक्त और वायु अस्वास्थ्यकर | 
इस प्रकार की अभी और भी भिनताएँ हैं; कुछ अवस्थाओं में सब प्रकार के लाभ असंख्य 
और दूसरी में अल्प होते हैं। कुछ भागों में विशेष अवधि के पश्चात्‌ बार-बार लौट आने 
वाले भौतिक विनिपात होते हैं; दूसरों में उनको कोई जानता भी नहीं a सब बातें सभ्य 
जनता को उन स्थानों को सावधानता-पूर्वक चुनने के लिए प्रेरित करती हैं जहाँ वे नगर 
बनाना चाहते हें । 

“जो चीज़ जनता से ये बातें कराती है वह रीति ओर लोकाचार है । किन्तु, धार्मिक 
आज्ञाएँ लोकाचारों और रीतियों से बहुत अधिक शक्तिशालिनी हें और मनुष्य की प्रकृति 
को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। लोकाचारों ओर रीतियों के आधारों का अन्वेषण 
और निरूपण किया जाता हे और उसके अनुसार वे या तो रख लिये जाते हैं या त्याग 
दिये जाते हें | परन्तु धार्मिक आज्ञाओं के आधारों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है। 
उनकी पूछताछ नहीं को जाती । अधिकांश लोग केवल निष्ठा से ही उन पर दृढ़ रहते हैं। 
वे उन पर तर्क-वितर्क नहीं करते, जिस प्रकार किसी अनुत्यादक प्रदेश के अधिवासी उस 
पर तर्क नहीं करते, क्योंकि वे उसमें उत्पन्न हुए हैं और उनको और किसी चीज का ज्ञान 
नहीं, क्योंकि वे उस देश पर, उसे अपनी पितृभूमि समझकर, प्रेम करते हैं और उसको 
छोड़ना उन्हें कठिन जान पड़ता है | अब, यदि, भौतिक भिन्नताओं के अतिरिक्त, राजनियम 
और धर्म में भी देश एक दूसरे से भिन्न हें तो उन लोगों के हृदयों में, जो उनमें रहते हैं, 
इसके प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि इसका उन्मूलन कभी नहीं हो सकता |” 


संश्रय के रूप में बनारस पर 


हिन्दुओं के कुछ स्थान ऐसे हैं जो उनके राजनियम और धर्म से सम्बद्ध कारणों 
से पूजित हैं, उदाहरणार्थ, बनारस (वाराणसी)। क्योंकि उनके तपस्वी वहाँ जाते और सदा 
के लिए वहीं ठहर जाते हैं, जिस प्रकार काअबा के रहने वाले सदा मक्के में ठहरे रहते 
हैं। वे अपने जीवनों की समाप्ति तक वहाँ रहना चाहते हैं, ताकि मृत्यु के पश्चात्‌ उनका 
पुरस्कार इसके कारण अच्छा हो जाय। वे कहते हैं कि घातक अपने अपराध के लिए 
उत्तरदाता ठहराया ओर अपनी दुष्कृति के लिए दण्डित किया जाता है, सिवा उस अवस्था 
के जब कि वह बनारस के नगर में प्रवेश करता है, जहाँ कि वह क्षमा प्राप्त करता है। 
इस संश्रय की पवित्रता के विषय में वे आगे लिखी कथा सुनाते है-- 


“ब्रह्मा आकार में चारःसिरवाला था। अब उसमें और शंकर में अर्थात्‌ महादेव 
में, कुछ झगड़ा हो गया, और इसके पश्चात्‌ जो युद्ध हुआ उसका परिणाम यह हुआ. कि 
ब्रह्मा का एक सिर कट गया। उस समय यह रिवाज था कि विजयी निहत शत्रु के सिर 
को अपने हाथ में लेकर मृतक के लिए अवमान के कर्म और अपनी वीरता के चिह्न के 
रूप में उसे हाथ से नीचे लटका देता था। फिर, मुँह में एक लगाम डाली गई | इस प्रकार 
ब्रह्मा का सिर महादेव के हाथ से अवमानित हुआ | महादेव जहाँ जाता और जो कुछ भी 
करता सदा सिर को अपने साथ रखता। नगरों में प्रवेश करते समय उसने एक बार भी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
छियासठवाँ परिच्छेद १५३ 


कभी उसको अपने से अलग नहीं किया, यहाँ तक कि अन्त को वह बनारस में आया। 
बनारस में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सिर उसके हाथ से गिरकर अन्तर्धान हो गया U 


पूकर, तानेशर, माहूर, काशमीर और मुलतान के पवित्र सरोवरों पर 

इसी प्रकार का स्थान पूकर हैं, जिसकी कथा यह है-ब्रह्मा वहाँ एक बार यज्ञ 
कर रहा था, जब कि आग में से एक सूअर निकला। इसलिए वे वहाँ उसकी मूर्ति को 
सूअर की मूर्ति की सी दिखलाते हैं। नगर के बाहर, तीन स्थानों में, उन्होंने तालाब बना 
रखें हैं जो बडे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, और पूजा के स्थान हैं। 

इस प्रकार का एक दूसरा स्थान तानेशर है, जो कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ कुरु की भूमि भी 
कहलाता Š | कुरु एक किसान और धर्मपरायण, पुण्यात्मा मनुष्य था। वह दिव्य शक्ति 
से लोकोत्तर कर्म करता था। इसलिए देश उसके नाम पर कहलाता और उसके कारण 
पूजा जाता था। इसके अतिरिक्त, तानेशर भारत और दुष्टों के विनाश के युद्धो में वासुदेव 
के विक्रमों का रंगमंच Š | इसी कारण से लोग वहाँ जाते हैं। 

माहूर भी, ब्राह्मणों से भरा हुआ, एक पवित्र स्थान है । (पृष्ठ २७६) इसका सम्मान 
इसलिए होता है कि वहाँ पड़ौस में नन्दगोल नामक स्थान में वासुदेव का जन्म और 
पालन-पोषण हुआ था। 

आजकल हिन्दू काशमीर की भी यात्रा करते हैं | अन्ततः, जब तक मुलतान की 
मूर्ति-मन्दिर नष्ट नहीं किया गया था à वहाँ जाया करते थे | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कि 


Digitized by SS Q Trust, Delhi and eGangotri 


सड़सठवाँ परिच्छेद 


दान पर और इस बात पर कि मनुष्य को अपनी 
कमाई कैसे व्यय करना चाहिए 


प्रति दिन जितना भी सम्भव हो दान देना उनके लिए आवश्यक ठहराया गया 
$1 वे रुपये को एक वर्ष, वरन्‌ एक मास भी पुराना नहीं होने देते, क्योंकि यह अज्ञात 
भविष्य पर एक हुण्डी होगी, जिसके विषय में मनुष्य नहीं जानता कि वह उस (भविष्य) 
तक पहुँचेगा या नहीं | 

जो कुछ वह फसलों से या पशुओं से कमाता है उसके विषय में वह सबसे पहले 
देश के शासक को वह कर देने के लिए बाध्य है जो कृषि-भूमि या गोचारण भूमि के 
साथ लगा रहता है। फिर, वह उसको आय का छठवाँ भाग उस रक्षा का स्वीकार करते 
हुए देता है जो वह अपनी प्रजा, उनकी सम्पत्ति और उनके परिवारों की करता है। यही 
कर्तव्यता साधारण जनता के सिर पर भी हे, परन्तु वे अपनी सम्पत्ति के विषय में घोषणाएँ 
करते हुए सदा झूठ बोलते और छल करते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापारी लोग भी उसी 
कारण से राजस्व देते Š | केवल ब्राह्मण ही इन सब करों से मुक्त हैं | 


Š करों को निकाल देने के बाद बच रहने वाले आय के शेषांश को किस प्रकार 
काम में लाना चाहिए, इस विषय में भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ हैं। कुछ लोग उसका नवा 
भाग दान के लिए नियत करते हें | क्‍योंकि वे इसको तीन भागों में बॉटते हैं। उनमें से 
एक भाग हृदय को चिन्ता से बचाये रखने के लिए संचित रखा जाता हे । दूसरा भाग 
लाभ की प्राप्ति के लिए व्यापार में लगाया जाता हे और तीसरे भाग का तृतीयांश (अर्थात्‌, 
सारे का नवाँ भाग) दान में व्यय किया जाता है, जब कि दो दूसरे तृतीयांश उसी नियम 
के अनुसार व्यय किये जाते हैं। 


दूसरे लोग इस आय को चार भागों में बाँटते Š | एक चौथाई सामान्य व्ययो के 
लिए नियत्‌ किया जाता है, दूसरा चोथाई उदार मन के उदात्त कार्या के लिए, तीसरा दान 
के लिए और चौथा संचय में रखने के लिए, अर्थात्‌ इसका उतना भाग जो तीन वर्षों के 
लिए सामान्य खर्चा से अधिक न हो । यदि वह चतुर्थांश जो संचित रखा जायगा इस 
परिमाण से बढ़ता हो, तो केवल इसी परिमाण को संचित रखा जाता है ओर शेष को दान 
में व्यय कर दिया जाता है | 


अर्थप्रयोग या प्रति सँकडा शुल्क लेने का निषेध है। ऐसा करने से मनुष्य को 
जो पाप होता हे वह उस परिमाण के अनुरूप होता है जिससे कि शतोत्तर परिमाण मूल 
धन से अधिक बढ़ गये हैं। केवल शूद्र को ही प्रतिशतक लेने की आज्ञा है, (और वह 


भी तब तक) जब तक उसका लाभ मूलधन के पचासवें नहीं de 
वह दो प्रति सैंकड़ा से अधिक न ले)। भाग से अधिक नहीं होता (अर्थात्‌ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अड़सठवाँ परिच्छेद 
भरक्ष्याभक्ष्य ओर पेयापेय पदार्थो पर 


आदि में प्रायः वध करने का उनके लिए निषेध था, जैसा कि ईसाइयों और 
मनीचियों के लिए है | परन्तु, लोगों में मांस की चाह है और वे इसके विपरीत प्रत्येक 
आज्ञा को सदा एक ओर फेंक देते हैं। इसलिए अत्रोल्लिखित नियम विशेष रूप से केवल 
बाह्मणों पर ही लागू होता है, क्योंकि वे धर्म के रक्षक हैं और धर्म उनको लालसाओं के 
सामने झुकने का निषेध करता है। यही नियम ईसाई पुरोहितवर्ग के उन सदस्यों पर लागू 
होता है जो पद में बिशपों से ऊपर हैं, यथा मेट्रोपॉलीटन, उदार और कुलपति; निचले 
पदों पर, जैसे कि प्रसबाईटर (पुरोहित) और Stat (कलीसिया के सांसारिक काम का 
प्रबन्धकर्ता), यह लागू नहीं होता, सिवा उस अवस्था के जब कि मनुष्य जिसके पास इनमें 
से कोई पद हे वह साथ ही मंक (यति) भी हो। 


TAA TAA की सूची 

क्योंकि अवस्था ऐसी है, इसलिए जन्तुओ को गला दबाकर मारने की आज्ञा हे, 
परन्तु केवल विशेष-विशेष जन्तुओ को ही, दूसरों को छोड़ दिया गया है। ऐसे जन्तुओं 
का मांस, जिनके मारने की आज्ञा है, उस अवस्था में निषिद्ध है जब उनकी मृत्यु अकस्मात्‌ 
हो जाय। जिन जन्तुओं को मारने की आज्ञा है वे ये हें-भेड़ें, बकरियां, हिरण, शश, गेंडे 
(गन्ध), भैसे, मछलियाँ, जल और स्थल-पश्षी, जैसा कि चिड़िया, पंडुकियाँ, तीतर, मोर और 
दूसरे ऐसे जन्तु जो मनुष्य के लिए वीभत्स और fea नहीं। जिनका निषेध है वे ये 
हैं--गठएँ, घोड़े, खच्चर, गधे, उँट, हाथी, पालतू कुक्कुट, तोते, बुलबुलें, सब प्रकार के अण्डे 
और मदिरा। मदिरा की शुद्र को आज्ञ 3 | वह उसे पी सकता है, परन्तु इसे बेचने का 
उसे मजाल नहीं, क्योंकि उसे मांस बेचने कौ आज्ञा नही । 


गो-मांस का निषेध क्यों किया गया था E i$ wan ee 
हिन्दू हें कि भारत के के समय में गो-मांस- 

और कै सा a a जिनका गो-वध भाग था । परन्तु, उस समय A 
मनुष्यो की निर्बलता के कारण इसका निषेध कर दिया गया था, क्योंकि š a दुर्बल 
थे कि अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते थे, जैसा कि वेद भी, si ae 
था, बाद को, मनुष्यों के लिए इसका अध्ययन सुगम करने के उद्देश्य <a B 
विभक्त कर दिया गया था। परन्तु यह कल्पना बहुत कम उपपादित ve ies T 

के मांस का निषेध हलका करने वाला या कम कड़ा उपाय नहीं, वरन्‌ इस परीत, वह 


पहले नियम की अपेक्षा अधिक कठिन और अधिक 81 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a cen and eGangoti NE by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१५६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


दूसरे हिन्दुओं ने मुझे बताया कि ब्राह्मण गो-मांस-भक्षण से दुख पाया करते थे | 
क्योंकि उनका देश गरम है, शरीरों के भीतरी भाग ove हे, इसलिए नैसर्गिक उष्णता उनमें 
मन्द हो जाती है और पाचन-शक्ति इतनी निर्बल है कि भोजन के पश्चात्‌ पान के पत्ते 
खाकर और सुपारी चबाकर उन्हें उसको तेज़ करना आवश्यक है। गरम पान शरीर के 
ताप को भड़काता है, पान के पत्ते के ऊपर का चूना प्रत्येक गीली वस्तु को सुखा देता हे 
और सुपारी दाँतों, मसूड़ों और आमाशय पर संकोचनशील औषध के रूप में क्रिया करती 
है। ऐसी अवस्था होने से ही उन्होंने गो-मांस के खाने का निषेध कर दिया, क्‍योंकि यह 
सारतः मोटा और ठण्डा होता है। 

में, अपनी ओर से, अनिश्‍चित हूँ ओर दो भिन्न-भिन्न मतों के बीच इस रीति की 
उत्पत्ति के विषय में सन्देह करता हूँ। 

t + (हस्तलेख में दीमक चाट गई) + + 

आर्थिक हेतु के विषय में, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गौ बह जन्तु 
Š जो यत्रा में मनुष्य का बोझ उठाकर, कृषि में हल चलाने और बोने के कामों में, गृहस्थी 
में दूध और उससे बनने वाली चीज़ों से मनुष्य की सेवा करता है। इसके अतिरिक्त, 
मनुष्य इसके गोबर का ओर शीत-काल में इसके श्वास का भी उपयोग करता है । इसलिए 
गो-मांस खाने का निषेध किया गया था; जैसा कि जब लोगों ने अलहज्जाज के पास 
शिकायत की कि बाबल अधिकाधिक उजाड़ होता जा रहा हे तो उसने भी गोमांस-भक्षण 
का निषेध कर दिया था। 


दार्शनिक दृष्टि से सब वस्तुएँ समान हैं 

š मुझे बताया गया है कि आगे लिखा वचन किसी भारतीय पुस्तक से हे-“सब 
वस्तुएँ एक हें, चाहे cum आज्ञा हो या निषेध, वे बराबर हैं | उनका भेद केवल दुर्बलता 
और शक्ति में ë | भेडिये में भेड़ को चीरने की शक्ति है; इसलिए भेड़ भेड़िये का आहार 
है क्योंकि भेड़ भेड़िये का विरोध नहीं कर सकती और उसका अहेर है ।” मैंने हिन्दू-पुस्तकों 
में इसी आशय के वचन पाये Š | परन्तु, ऐसी बुद्धि समझदार मनुष्य को केवल ज्ञान से 
ही आती है, जब इसमें उसकी गति इतनी हो जाती है कि बाह्मण और चण्डाल उसके 
लिए एक समान होते Š | यदि वह इस अवस्था को पहुँच चुका है, तो दूसरी सब चीज़ें 
भी, जहाँ तक वह उससे परहेज करता है, उसके लिए बराबर हैं। उसके लिए एक ही बात 
हे, चाहे उन सबकी उसके लिए आज्ञा है, क्योंकि वह उनके बिना निर्वाह कर सकता है, 
" चाहे उनका उसके लिए निषेध है, क्योंकि उसको उनकी चाह नहीं। परन्तु, उन लोगों 
के लिए जो, अविद्या के जुए में जकडे होने से, इन वस्तुओं की आवश्यकता रखते है, 


कुछ चीज़ों की आज्ञा है और कुछ का निषेध और इससे दोनों रं में 
दीवार खड़ी की गई है। इससे दोनों प्रकार की वस्तुओं में एक 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ku u aaa i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उनहत्तरवाँ परिच्छेद 


विवाह, ferdi के मासिक धर्म, भ्रूण और 
प्रसवावस्था पर 


विवाह की आवश्यकता 


किसी भी जाति का अस्तित्व नियमित विवाहित जीवन के बिना नहीं रह सकता, 
क्योंकि यह उन मनोविकारों के तुमुल को रोकता है जिनसे संस्कृत मन घृणा करता हे 
और यह उन सब कारणों को दूर करता है जो जन्तु में उस संकोच को भड़काते हैं जिसका 
परिणाम सदा अपकार होता है। जोड़ों में जन्तुओं के जीवन का विचार करने से, जोड़े का 
एक सदस्य दूसरे की किस प्रकार सहायता करता है और उसी वर्ग के दूसरे जन्तुओं की 
कामुकता उनसे किस प्रकार अलग रखी जाती है, आप विवाह को एक आवश्यक संस्था 
विघोषित किये बिना नहीं रह सकते; परन्तु मनुष्य के लिए अव्यवस्थित संभोग या वेश्यापन 
एक लज्जाजनक क्रिया है, जो उन जन्तुओ के विकास की स्थिति को भी नहीं पहुँचती जो 
प्रत्येक दूसरी दृष्टि से मनुष्य से बहुत नीचे हैं। (पृष्ठ २७८) 


विवाह का नियम 

प्रत्येक जाति के यहाँ और विशेषतः उन जातियों के यहाँ, जो ईश्वस्मूलक धर्म्म 
और नियम रखने का दावा करती हैं, विवाह की विशेष रौतियाँ होती हैं। हिन्दू बहुत छोटी 
आयु में विवाह करते हैं; इसलिए माता-पिता अपने पुत्रों के लिए विवाह की व्यवस्था करते 
हैं। उस अवसर पर ब्राह्मण यज्ञों के अनुष्ठान करते हैं और उनको तथा दूसरों P दान 
मिलता है । विवाहोत्सव के उपकरण आगे लाये जाते € | उनमें कोई उपायन नहीं ठहराया 
जाता | पुरुष भार्या को केवल एक उपहार, जैसा वह उचित समझे और एक विवाह-उपायन 
अग्रिम देता है, जिसको वापस माँगने का उसे कोई अधिकार नहीं, परन्तु जी चाहे तो 
अपनी इच्छा से उसे वापस दे सकती है। पति-पली का वियोग puo मृत्यु द्वारा ही हो 
सकता है, क्योंकि उनमें विवाह-सम्बन्धभेद (तलाक) की प्रथा नहीं है। 


T लेने की आज्ञा 

से चार तक खियाँ कर सकता है। उसे चार से अधिक < 
नहीं; . faat में से कोई एक मर जाय, तो वह धर्म्य संख्या को पूर्ण 
उसको इससे आगे न जाना चाहिए। 


करने के लिए एक दूसरी ले सकता है। किन्तु उस 


विधवा F 
से विवाह नहीं कर 

कारण खरी का पति न रहे, तो वह दूसरे पुरुष 
सकती। = um में से एक चुननी पड़ती हैर्‍यया तो वह यावज्जीवन विधवा 


रहे या अपने को जला डाले; और पिछली 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


घटना को ही अच्छा समझा जाता है, क्योंकि 


 —FrFsss 


जनत तता 0011 ३ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१५८ अलबख्नी-वर्णित भारत 


विधवा के रूप में वह जब तक जीती है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। राजाओं 
की भार्याओं के विषय में, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो, उनके यहाँ अपने को जला देने 
की रीति है, जिससे वे यह चाहते हैं कि उनमें से कोई स्री देवात्‌ कोई ऐसी बात न कर 
सके जो विश्रुत पति के अनुपयुक्त हो । इसमें अपवाद वे केवल प्रौढ अवस्था की या 
बच्चों वाली स्त्रियों को ही बनाते हैं; क्योंकि पुत्र अपनी माता का ज़िम्मेदार रक्षक हे । 


विवाह की निषिद्ध दशाएँ 

उनके विवाह के नियमानुसार एक संबंधी की अपेक्षा एक अपरिचित से विवाह 
करना अच्छा Š | पति के विषय में स्री का सम्बन्ध जितना दूर का हो उतना ही अच्छा 
है। अपनी वंशज, जेसा कि पोती या परपोती और अपनी पूर्वज, जेसा कि माता, दादी, 
या परदादी, दोनों प्रकार की प्रत्यक्ष संबंधिनी स्त्रियों के साथ विवाह का सर्वथा निषेध हे | 
सपिण्ड संबंधियों के साथ भी, जैसा कि बहिन, भतीजी, मौसी या फूफी और उनकी पुत्रियाँ, 
विवाह का निषेध है, सिवा उस दशा के जब कि संबंधियों का जोड़ा, जो आपस में विवाह 
करना चाहता है, पाँच क्रमागत पीढ़ियों द्वारा एक दूसरे से दूर हो चुका हो। उस अवस्था 
में निषेध हटा दिया जाता है, परन्तु इतना होने पर भी, ऐसा विवाह उनमें पसन्द नहीं किया 
जाता | 


भार्याओं की संख्या 
कुछ हिन्दुओं का विचार है कि भार्याओं की संख्या वर्ण पर अवलम्बित है; इसके 
अनुसार, ब्राह्मण चार, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो fei और शूद्र एक स्री ले सकता है। एक 
वर्ण का पुरुष अपने वर्ण की या अपने से निचले वर्ण या वणों की स्री से विवाह कर 
m! है; परन्तु किसी मनुष्य को अपने से ऊँचे वर्ण की स्री से विवाह करने की आज्ञा 
नहीं । 
_ बच्चा माता के वर्ण का होता है, न कि पिता के वर्ण का । इस प्रकार, उदाहरणार्थ, 
यदि ब्राह्मण की स्री ब्राह्मण है, तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण है; यदि वह शुद्र है तो उसका 


बच्चा भी शूदर है | परन्तु हमारे समय में, ब्राह्मण लोग, यद्यपि उनको आज्ञा है, अपने वर्ण 
की स्री के सिवा दूसरी ef से विवाह नहीं करते | 


Wala की संस्थिति 

Ga की जो लम्बी से लम्बी मुद्दत देखी गई है वह सोलह दिन है, परन्तु 
वास्तव में वह केवल पहले चार दिन रहता है और तब पति को अपनी पली के साथ 
संभोग करने, वरन घर में उसके समीप आने की भी आज्ञा नहीं होती, क्योंकि इस काल 
il वह अपवित्र होती ë | चार दिन बीत जाने के पश्चात्‌ स्नान करने पर वह पुन: शुद्ध 
होती है और चाहे रक्‍त अभी सर्वथा अन्तर्धान न हुआ हो, पति उसके साथ संभोग कर 


सकता है; क्योंकि यह रक्त रजःखाव का रक्त नही, वरन्‌ वही सास्द्रव्य समझा जाता है 
जिसके कि भ्रूण बनते हें | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— आ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उनहत्तरवाँ परिच्छेद १५९ 


गर्भ और प्रसव पर 


(ब्राह्मण का) यह कर्तव्य हे कि यदि वह सन्तान की प्राप्ति के लिए भार्या के साथ 
संभोग करना चाहता है, तो वह गर्भाधान नामक यज्ञ करे; परन्तु वह इसे नहीं करता, क्योंकि 
इसमें स्री की उपस्थिति का प्रयोजन है, और इसलिए उसे इसको करते लज्जा होती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि वह इस संस्कार को स्थगित करके, इसके अगले संस्कार 
सीमन्तोन्नयन, के साथ मिला देता है, जो गर्भ के चौथे मास में होता है। (पृष्ठ २७९) 
जब भार्या बच्चा जन चुकती है तब जन्म और उस समय के बीच जब माँ बच्चे का 
पोषण आरम्भ करती है एक तीसरा यज्ञ किया जाता है। यह जात-कर्मन्‌ कहलाता है। 

प्रसूति के दिनों के बीत जाने के पश्चात्‌ बच्चे का नाम रखा जाता है। नाम रखने 
के अवसर पर यज्ञ नाम कर्मन्‌ कहलाता € । 

जब तक स्त्री प्रसूतावस्था में होती है, वह किसी बर्तन का स्पर्श नहीं करती और 
उसके घर में कुछ नहीं खाया जाता, न वहाँ ब्राह्मण आग जलाता है। ये दिन ब्राह्मण के 
लिए आठ, क्षत्रिय के लिए बारह, वैश्य के लिए पन्द्रह और शूद्र के लिए तीस हैं। नीच 
जातियों के लोगों के लिए, जिनकी गिनती किसी वर्ण में नहीं होती, कोई अवधि निश्चित 
नहीं | 

बच्चे को स्तन से दूध पिलाने का लम्बे से लम्बा समय तीन वर्ष है, परन्तु इस 
विषय में कोई नियम नहीं है। बच्चे के बालों के पहली बार काटे जाने के अवसर का 
यज्ञ तीसरे वर्ष में किया जाता है, कानों का छेदन सातवें और आठवें वर्ष में होता है । 


वेश्यावृत्ति के कारणों पर 

वेश्यापन के विषय में लोगों का विचार है कि इसकी उनके लिए आज्ञा है। इस 
प्रकार, जब काबुल को मुसलमानों ने विजय किया और काबुल के इस्पाहबाद ने इसलाम 
धर्म ग्रहण किया, तो उसने यह शर्त की कि उसे गोमांस खाने और अस्वाभाविक मैथुन 
करने के लिए विवश न किया जायगा (जिससे सिद्ध E है SN. उसे दोनों बातों से एक 
सी घृणा थी) वास्तव में, जैसा लोग समझते हैं बात ' , परन्तु यों है कि वेश्यावृत्ति 
को दण्डित करने में हिन्दू उतनी कडाई से काम d लेते। परन्तु इसमें दोष राजा का हे 
जाति का नहीं। यदि ऐसा न हो, तो कोई भौ ब्राह्मण T पुरोहित अपने मूर्ति-मन्दिरों में 
उन स्त्रियों को सहन न करे, जो गाती, नाचती और क्रीडा करती हे । राजा लोग उनको, 
केवल आर्थिक कारणों से, अपने नगरौं के लिए आकर्षण और अपनी प्रजा के लिए प्रमोद 
का प्रलोभन बनाते हैं। वे इस व्यापार से, अर्थदण्ड और राजस्व दोनों के रूप में, T आय 
प्राप्त P उससे वे का व्ययों को पूणा कना चाहते हैं जो उनके कोष को सेना पर 


व्यय करने पडते हँ | 
अजुदुद्दोला काम करता था। इसके अतिरिक्त उसका 


एक ud E AUR अपे अविवाहित सैनिकों की कामुकता से अपनी प्रजा 


को रक्षा करना | 
yawns 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EO hhh st 


TS Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सत्तरवाँ परिच्छेद 
व्यबहार-पदों पर 


विधि 

न्यायाधीश वादी से अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध एक ऐसी प्रसिद्ध लिपि में लिखा 
हुआ निदर्शन-पत्र माँगता है जो इस प्रकार के लेखों के लिए उपयुक्त समझा जाता है 
और निदर्शन-पत्र में उसकी प्रार्थना की यथार्थता का सुप्रतिपादित प्रमाण चाहता है। यदि 
कोई लिखित निदर्शन-पत्र न हो तो लिखित टीप के बिना ही साक्षियो द्वारा विवाद का 
निश्चय कर दिया जाता Š | 
साक्षियो की संख्या 

साक्षी चार से कम नहीं होने चाहिएँ, किन्तु वे अधिक हो सकते हें । केवल उसी 
अवस्था में ही जबकि किसी साक्षी साक्षित्व विचारपति के सामने पूर्णरूप से स्थापित और 
निश्चित हो, वह उसे स्वीकार कर सकता, और प्रश्न का निर्णय केवल इसी साक्षी के 
साक्षित्व के आधार पर कर सकता है। परन्तु, वह गुप्तरूप से भेद लेने, प्रकाश्य में संकेत 
या लक्षण मात्र से युक्तियाँ निकालने, एक बात से जो किसी दूसरे के विषय में निश्चित 
प्रतीत होती है निर्णय करने और सचाई को निकालने के लिए सब प्रकार की ठग-विद्या 
करने को, जैसा कि इयास इब्न मुआविया किया करता था, स्वीकार नहीं करता | 

यदि वादी अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, तो प्रतिवादी को प्रतिज्ञा करनी 
पड़ती है, परन्तु वह यह कहकर वादी को शपथ भी दे सकता है कि तू शपथ ले कि 
तेरा अधिकार सच्चा है और जिस चीज़ के लिए तू दावा करता है वह मैं तुझे दे दूँगा।” 


भ्रिन-भिन्न प्रकार की शपथ ओर परीक्षा 


अधिकार के विषय के अनुसार, शपथ के अनेक प्रकार हैं। यदि विषय कोई बड़े 
महत्त्व का नहीं होता और वादी इस बात पर सहमत हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति 
शपथ खा ले, तो प्रतिवादी पाँच विद्वान्‌ ब्राह्मणों के सामने इन शब्दों में केवल शपथ लेता 
है; “यदि में झूठ बोलूँ तो उसे हानिमूल्य के रूप में मैं अपने माल का उतना दूंगा जितना 
कि उसकी प्रतिज्ञा के परिमाण के आठ गुना के बराबर होगा।” 

एक उच्च प्रकार का शपथ यह है; अभियुक्त व्यक्ति को ब्राह्मण (9) नामक बीष 
(विष?) पीने के लिए बुलाया जाता है। यह बहुत बुरे प्रकारों में से एक है; परन्तु यदि 
वह सत्य कह देता है, तो इस पान से उसकी कुछ हानि नहीं होती । 

इससे भी उच्चतर प्रकार की परीक्षा यह है--वे मनुष्य को एक गहरी और वेगवती 
नदी, या बहुत पानी वाले गहरे कुएँ के पास ले जाते हैं। (पृष्ठ २८०) तब वह जल से 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सत्तरवाँ परिच्छेद ^o १६१ 
कहता ¢— Rite तेरा सम्बन्ध निष्कलंक देवों से हे और q गुप्त और प्रकट सब कुछ 
जानता हें, यदि में झूठ कहता हूँ तो तू मुझे मार डाल और यदि मैं सत्य कहता हूं तो तू 
मेरी रक्षा कर।” तब पाँच मनुष्य उसको अपने में लेकर जल में फेंक देते है | यदि उसने 
सत्य कहा हे तो वह डूबे और मरेगा नहीं। 

इससे भी उच्चतर प्रकार यह हे--विचारपति वादी और प्रतिवादी दोनों को नगर 
या देश की सबसे अधिक मान्य प्रतिमा के मन्दिर में भेजता है । वहाँ प्रतिवादी को उस 
दिन उपवास करना होता हे | दूसरे दिन वह नवीन वस्न धारण करता है और वादी के 
साथ उसी मन्दिर में चौकी पर रहता हे | तब पुजारी लोग प्रतिमा पर जल डालते और 
वह जल उसे पीने के लिए देते हैं। तब, यदि उसने सत्य नहीं कहा होता, तो तत्काल उसे 
रक्त का वमन हो जाता है। 

इससे भी उच्चतर प्रकार यह है--अतिवादी को तराजू के पलडे पर रखकर तोला 
जाता है; इस पर इसे तराजू पर से उतार लिया जाता ओर तराजू को ज्यों का त्यों छोड़ 
दिया जाता है । तब वह अपने साक्षित्व की सचाई के लिए साक्षियों के रूप में अमूर्त 
प्राणियों, देवों, दिव्य सत्ताओं को, एक दूसरे के पश्चात्‌ आह्वान करता है ओर जो कुछ वह 
बोलता है वह सब एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर अपने सिर के साथ बाँध लेता हे। 
उसे एक बार फिर तराज़ू के पलड़े पर रखा जाता है। यदि उसने सत्य कहा है तो उसका 
वज़न पहली बार की अपेक्षा बढ़ जाता है। = 

इससे भी बढ़कर एक प्रकार Š | वह यह है--वे मक्खन और तिलों का तेल 
बराबर बराबर लेकर एक देगची में उबालते हैं। तब वे उसमें एक पत्ता डालते हँ, जो 
पिलपिला और दग्ध हो जाने से उनके लिए मिश्रण के उबलने का लक्षण हे | जब उबलने 
की क्रिया खूब जोरों पर होती है, तब वे एक सुवर्ण मुद्रा देगची में फेंकते हें और प्रतिवादी 
को हाथ के साथ उसे बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं। यदि उसने सत्य कहा है, तो 
वह उसे निकाल लेता है। 

उच्चतम प्रकार की परीक्षा यह है-वे लोहे के एक टुकड़े को इतना गरम करते 
हैं कि वह पिघलने के निकट पहुँच जाता है। तब उसे चिमटे से पकड़कर प्रतिवादी के 
हाथ पर रख दिया जाता है। लोहे और उसके हाथ के बीच किसी पेड के ~ चौडे पत्ते 
और उसके नीचे कुछ थोडे से और बिखरे हुए चावलों कै धानों के a र कुछ नहीं 
होता । वे उसे इसको सात पग ले जाने की आज्ञा देते हैं; और इसके पश्चात्‌ चाहे वह 


इसको भूमि पर गिरा दे। 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


an ee IRC TE PT s, by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकहत्तरवाँ परिच्छेद 
दण्ड और प्रायश्चित पर 


इस विषय में हिन्दुओं की रीति-नीति ईसाइयो से मिलती है, क्योंकि वह, ईसाइयों 
की रीति-नीति के सदृश, पुण्य और पाप से निवृत्ति के सिद्धान्त पर अवलम्बित है, जेसा 
कि, किसी भी अवस्था में हत्या न करना, जिसने तुम्हारा कोटा उतार लिया है उसे कमीज़ 
भी दे देना; जिसने तुम्हारे एक गाल पर मारा है उसके सामने दूसरा गाल भी कर देना, 
अपने शत्रु को आशीर्वाद देना और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मुझे अपने प्राणों 
का शपथ, यह एक श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान है; परन्तु इस संसार के लोग सभी तत्त्वज्ञानी नहीं। 
उनमें से बहुत से अज्ञानी और भूल करने वाले हैं, जो खड्ग और कोड़े के बिना सन्मार्ग 
पर रखे नहीं जा सकते। और, वास्तव में, जब से विजयी कान्स्टंटायन ईसाई हुआ, तब 
से खड्ग और कोडे का सदा प्रयोग होता रहा है, क्योंकि उनके बिना शासन करना 
असम्भव होगा। 
आदि में जाति के शासक ब्राह्मण 

भारत का विकास इसी ढंग से हुआ है। क्योंकि हिन्दू बताते हैं कि आदि में 
शासन और युद्ध के कार्य ब्राह्मणों के हाथ में थे, परन्तु देश की व्यवस्था बिगड़ गई, 
क्योंकि वे अपने धर्म-शास्रों के दार्शनिक सिद्धान्तो के अनुसार शासन करते थे, जो प्रजा 
के अनिष्टशील और उच्छृंखल तत्त्वों के सामने असम्भव सिद्ध हुआ। उनसे धर्म-कार्यों का 
शासन भी छिन जाने को था। इसलिए वे अपने धर्म के स्वामी के पास गिड़गिड़ाये | इस 
पर ब्रह्मा ने उनके सिपुर्द केवल वही काम कर दिये जो अब उनके पास हें ओर शासन 
तथा युद्ध के कर्तव्य क्षत्रियो को दिये। (पृष्ठ २८१) तब से ब्राह्मण माँगकर और भिक्षा 
से अपना निर्वाह करते हें ओर दण्डनीति का प्रयोग विद्वानों के अधिकार में नहीं, राजाओं 
के अधिकार में किया जाता है । 


हत्या का क़ानून 


हत्या के विषय में राजनियम यह है--यदि हत्यारा ब्राह्मण और निहत व्यक्ति 
किसी दूसरे वर्ण का हो, तो उसे उपवास, प्रार्थना और दान के रूप में केवल प्रायश्चित 
ही करना पड़ता है। 

यदि निहत व्यक्ति ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण हत्यारे को अगले जन्म में इसका उत्तर 
देना होगा; कारण यह है कि उसे प्रायश्चित करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि 
प्रायश्चित पापी से पाप को uis डालता है, किन्तु कोई भी चीज़ ब्राह्मण से किसी मर्त्य 
अपराध को नहीं पोंछ सकती | इन अपराधों में सब से बड़े ये हे- ब्राह्मण को मारना, जो 
वज्रबह्यहत्या कहलाता है; फिर, गो-हत्या, सुरापान, व्यभिचार, विशेषत: अपने पिता की और 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इकहत्तरवाँ परिच्छेद १६३ 


गुरु की पत्नी के साथ। किन्तु राजा, लोग इन अपराधों में से किसी के लिए ब्राह्मण या 
क्षत्रिय को नहीं मारते, परन्तु उसकी सम्पत्ति का अपहरण करके उसे अपने देश से निर्वासित 
कर देते हैं। 

यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे के किसी वर्ण का मनुष्य उसी वर्ण के किसी 
मनुष्य की हत्या कर दे, तो उसे प्रायश्चित करना पड़ता है, परन्तु इसके अतिरिक्त उदाहरण | 
प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राजा लोग उसे दण्ड देते Bd 


चोरी का क्रानून 

चोरी का क़ानून आज्ञा देता हे कि चोर का दण्ड चुराई हुई वस्तु के मूल्य के 
अनुसार होना चाहिए। तदनुसार, कभी तो अत्यन्त या मध्यम कड़ाई का दण्ड आवश्यक 
होता है, कभी ताडन और शोभन लगाना, और कभी केवल सबके सामने लज्जित करना 
और हँसी उड़ाना ही। यदि वस्तु बहुत बडी हो, तो राजा लोग ब्राह्मण को अन्धा और 
उसका अंगच्छेदन कर देते हैं। वे उसका बायाँ हाथ और दायाँ पैर, या दायाँ हाथ और 
बायाँ पैर काट डालते हैं। किन्तु वे क्षत्रिय का अंगच्छेदन, उसको अन्धा किये बिना ही, 
कर देते Š और अन्य वर्णो के चोरों को मार डालते हें । 


जारिणी का दण्ड 
व्यभिचारिणी को पति के घर से बाहर निकालकर निष्कासित कर दिया जाता zi 


लड़ाई के हिन्दू बंदियो के साथ अपने देश में लौटने पर कैसा बर्ताव किया जाता i 

मैने यह कई बार सुना है कि जब (मुसलिम देशों से) हिन्दू दास भाग कर अपने 
देश और धर्म में वापस जाते हैं, तब हिन्दू उन्हें प्रायश्चित के रूप में उपवास करने का 
आदेश करते Š | फिर वे उन्हें गउओं के गोबर, मूत्र और दूध के दिनों की नियत संख्या 
तक दबाये रखते हैं, यहाँ तक कि उनका खमीर उठ आता है। तब वे उनको खींचकर 
उस मैल में से बाहर निकाल लेते Š | और वैसा ही मैल खाने को देते है ओर ऐसा ही 
और अधिक। हे 

मैंने ब्राह्मणों से पूछा है कि क्या यह सत्य है, परन्तु वे इस इन्कार करते हैं ओर 
कहते Š कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित सम्भव नहीं भोर उसको ie की 
उन स्थितियों में लौट आने की कभी आज्ञा नहीं दी जाती जिनमें ८३ बन्दी के रूप लि 
जाने से पहले था) और वह सम्भव कैसे हो सकता है? यदि GET शुद्ध क घर में कई 
एक दिन तक खाता है, तो वह अपने वर्ण से निकाल दिया जाता ह और फिर कभी उसे 
भाप्त नहीं कर सकता | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nnn 


teet एड u Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बहत्तरवाँ परिच्छेद 


दाय पर और इस बात पर कि पृत व्यक्ति का 
उस पर क्या अधिकार हे 


दाय का क़ानून 

उनके रिक्थलाभ के कानून का मुख्य नियम यह हे कि fect, सिवा पुत्री के, 
दायाद नहीं हो सकती । मनु-पुस्तक के एक वचन के अनुसार, पुत्री पुत्र के भाग का 
चतुर्थांश पाती है। यदि वह विवाहिता नहीं, तो यह धन उसके विवाह के समय तक उस 
पर व्यय किया जाता है और उसका दहेज़ उसके भाग के द्वारा क्रय किया जाता है। 
तदनन्तर उसको अपने पिता के घर से और आय नहीं होती । 

यदि विधवा अपने को जला नहीं डालती, परन्तु जीवित रहना पसन्द करती है, तो 
उसके मृत पति के उत्तराधिकारी को उसे आमरण भोजन और वस्र देना पड़ता है। 

मृत व्यक्ति के ऋण उसके उत्तराधिकारी को या तो अपने भाग में से या अपनी 
सम्पत्ति के संचय में से अवश्य चुकाने चाहिएँ। इसमें इस बात का कोई विचार नहीं होगा 
कि मृत कोई सम्पत्ति छोड़ गया है या नहीं । इसी प्रकार, वह, कुछ भी अवस्था हो, विधवा 
के लिए उन सब व्ययों को सहन करे जिनका अभी उल्लेख हुआ है। 

नर-उत्तराधिकारियो से सम्बन्ध रखने वाले नियम के विषय में, यह बात स्पष्ट है 
कि पूर्वजों अर्थात्‌ पिता और पितामह की अपेक्षा वंशज अर्थात्‌ पुत्र और पौत्र, दाय पर 
निकटतर अधिकार रखते हैं | (पृष्ठ २८२) फिर, पूर्वजों और वंशजों में एकहरे सम्बन्धियों 
के विषय में, जिस मनुष्य का सम्बन्ध जितना अधिक निकट का है उतना ही अधिक उसका 


दाय पर अधिकार है। इस प्रकार पौत्र की अपेक्षा पुत्र का और पिता-मह की अपेक्षा पिता 
का अधिकार निकटतर है | 


सपिण्ड सम्बन्धियों, यथा उदाहरणार्थ, भाइयों का अधिकार कम है और उनको 
केवल उसी अवस्था में दाय मिलता हे जब उनसे अच्छा अधिकार रखने वाला कोई न 
हो। अतएव यह स्पष्ट है कि बहिन के पुत्र की अपेक्षा पुत्री के पुत्र का अधिकार अधिक 
है ओर भाई का पुत्र इन दोनों से बढ़कर अधिकार रखता हे। 

यदि एक सी आत्मीयता वाले जैसा कि, उदाहरणार्थ, पुत्र या भाई, अनेक अभियोक्ता 
हों, तो वे सब बराबर-बराबर भाग पाते ë | हिजड़ा नरःप्राणी समझा जाता है । 

यदि मृत कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाता, तो दाय राजा के कोष में चला जाता 
है, सिवा उस अवस्था के जब कि मृत व्यक्ति ब्राह्मण हो। उस दशा में राजा को दाय में 
D डालने का कोई अधिकार नहीं, किन्तु यह केवल दान-पुण्य में व्यय कर दिया जाता 

| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RI 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
बहत्तरवां पांरच्छद १६५ 


मृतक के प्रति उत्तराधिकारी के कर्तव्य 

पहले वर्ष में मृतक के प्रति उत्तराधिकारी का कर्त्तव्य सोलह भोज देना हे, जहाँ 
प्रत्येक अभ्यागत को उसके भोजन के अतिरिक्त दान भी मिलता है अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ 
पनद्रहवें ओर सोलहवें दिन; फिर सारे वर्ष मास में एक बार। छठे मास का भोज दूसरे 
की अपेक्षा अधिक प्रचुर ओर बहुमूल्य होना चाहिए। फिर, वर्ष के एक छोड़कर अन्तिम 
दिन; यह भोज मृतक ओर उसके पूर्वजों की भेंट किया जाता हे; और अन्तत; वर्ष के 
अन्तिम दिन। वर्ष की समाप्ति के साथ ही मृतक के प्रति कर्तव्य पूरे हो जाते हें । 

यदि उत्तराधिकारी पुत्र है, तो उसे वर्ष भर शोक-परिच्छद धारण करना चाहिए; यदि 
चह औरस सन्तान और अच्छे वंश में से हे, तो उसे शोक करना ओर fer के साथ 
संसर्ग न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपको यह जानना चाहिए कि शोक के वर्ष 
के प्रथम भाग में उत्तराधिकारियों को एक दिन के लिए आहार का निषेध है। 

जिन सोलह भोजों का अभी उल्लेख हुआ है उन पर दान देने के अतिरिक्त, 
उत्तराधिकारियों को चाहिए. कि, घर के द्वार के ऊपर, खुले आकाश में दीवार से बाहर 
निकली हुई काष्ठफलक जैसी कोई वस्तु बनावें, जिस पर उन्हे मृत्यु के पश्चात्‌ दस दिन 
के अन्त तक, प्रतिदिन किसी पकाई हुई चीज़ की एक थाली ओर पानी का एक वासन 
रखना होता Š | क्योंकि सम्भव हे कि मृतक की आत्मा को अभी विश्राम न मिला हो 
और वह भूखी और प्यासी, अभी तक घर के इर्क-गिर्द आगे-पीछे फिर रही हो। 


अफलातू से समानता । 

ऐसा ही मत अफलातू ने फीडो (Phaedo) में दिखलाया है, जहाँ आत्मा को ws 
के fué चक्कर लगाती हुई बताता है, क्योंकि सम्भवतः अभी तक उसमें शरीर के प्रति 
प्रेम के कुछ चिह्न शेष हैं। आगे वह कहता है- लोगों ने आत्मा के विषय में कहा हे 
कि जब यह शरीर को छोड़ती है और शरीर की मृत्यु से इससे पृथक्‌ हो जाती है, तब 
शरीर के, जो कि इस और दूसरे लोक में इसका निवासस्थान हे, अकेले अकेले अंगो में 
से, कोई संलग्न वस्तु लेकर मिला देने का इसका स्वभाव € | š 

शेषोक्त दिनों में दसवें दिन, उत्तराधिकारी, मृतक के नाम पर, बहुत सा भोजन और 
शीतल जल व्यय करता है। ग्यारहवें दिन के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी प्रति दिन एक व्यक्ति 
के लिए पर्याप्त भोजन और एक feds ब्राह्मण के घर भेजता है और शोक के वर्ष के अन्त 
तक इसके सभी दिनों में बिना किसी व्याघात के इस क्रिया को जारी रखता है | 


, CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. छा 


Digitized by Sarayu —== - Trust, Delhi and eGangotri 


तिहत्तरवाँ परिच्छेद 


निर्जीव तथा सजीव व्यक्तियों के शरीरों के 
अधिकारों के विषय में (अर्थात्‌ अन्त्येष्टि संस्कार 
ओर आत्महत्या के विषय में) 


शव को गाड़ने की प्राक्कालीन रीतियाँ 

बहुत प्राचीन समयों में मृतकों के शरीर बिना किसी आच्छादन के खेतों में वायु 
में खुले फेंक दिये जाते थे; रोगियों को भी खेतों ओर पर्वतों में खुले रखकर वहीं छोड़ 
दिया जाता था। यदि वे वहाँ मर जाते थे तो उनकी वही गति होती थी जिसका अभी 
उल्लेख हुआ; परन्तु यदि वे नीरोग हो जाते थे, तो वे अपने घरों में लोट आते थे। 

इस पर एक व्यवस्थापक का प्रादुर्भाव हुआ जिसने लोगों को अपने मृतकों को 
वायु में खुला रखने की आज्ञा दी | फलतः लोगों ने लोहे की छड़ों की दीवारोंवाली छत्तदार 
इमारतें बनाई, (पृष्ठ २८३) जिनमें से पवन बहकर शवों के ऊपर से गुज़रता था, जैसा कि 
ज़र्दुश्ती लोगों की समाधिलाटों में कुछ-कुछ वैसी ही दशा है। 

जब वे चिरकाल तक इस रीति पर आचरण कर चुके, तब नारायण ने उन्हें शवों 
को अग्नि के सिपुर्द करने की आज्ञा दी और तभी से उन्हें उनको जलाने का स्वभाव 
चला आ रहा है, यहाँ तक कि उनका कुछ भी शेष नहीं रह जाता और प्रत्येक अशुचिता, 
मैल और गन्ध तत्काल नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि मुश्किल से ही कोई चिह्न पीछे 
रहता है। 
यूनानी तुल्यता 


आजकल स्लेवोनियन लोग अपने शवों को जलाते हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्राचीन यूनानियों में जलाने की ओर गाड़ने की, दोनों ही, रीतियाँ थीं। जब क्राईटो ने 
सुकरात से पूछा कि आप किस रीति से अपने को गड़वाना चाहते हैं, तब फौडो नाम की 
पुस्तक में वह कहता है--“जैसे तुम्हारी इच्छा, जब तुम मेरे लिए तैयारी कर लो । Š तुमसे 
भाग नहीं जाऊगा।” तब वह उन लोगों से जो उसके इर्द-गिर्द थे बोला--“मेरे विषय में 
क्राईटो को उसके विपरीत प्रत्यय दो जो उसने मेरे विषय में विचारपतियों को दिया है; 
क्योंकि इसने उनको निश्चय दिलाया है कि मैं ठहरूंगा, किन्तु तुम अब इस बात का 
अवश्य प्रत्यय दो कि मृत्यु के पश्चात्‌ मैं नहीं ठहरूँगा। मैं चला जाऊँगा, मेरे शरीर के 
जलाये जाने या गाडे जाने के पश्चात्‌ उसका रूप क्राईटो को सहनीय हो सके, उसे वेदना 
न हो और वह यह न कहे--सुकरात को ले गये हैं, या वह जलाया या गाड़ा गया ë ।' 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
तिहत्तरवा परिच्छेद १६७ 


हे क्राईटो, तू मेरे शरीर को गाड़ने के विषय में निश्चिन्त रह। जेसा तू चाहता है, वैसा 
और विशेषतः नियमों के अनुसार, कर |” 

हिप्पोक्रेट्स के प्रवादों की टीका में जालीनूस कहता $— qu बात को लोग प्रायः 
जानते हैं कि एस्क्लीपियस अग्नि के स्तम्भ में उठाया जाकर देवों के पास ले जाया गया 
था। इसी प्रकार की बात डायोनिसोस, हेरेक्लस और दूसरों के विषय में भी, जिन्होंने 
मनुष्य-जाति के हित के लिए परिश्रम किया था, कही जाती है | लोग कहते हैं कि परमेश्वर 
ने उनके मर्त्य और पार्थिव अंश को आग से नष्ट करने, ओर तदन्तर उनके अमर भाग 
को अपने पास आकर्षित करने और उनकी आत्माओं को उठाकर स्वर्ग में ले जाने के 
अभिप्राय से उनके साथ ऐसा किया।” 

इन शब्दों में भी एक यूनानी रीति के रूप में जलाने का उल्लेख है, किन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग उनके केवल महापुरुषों के लिए ही होता रहा है। 

इसी प्रकार से हिन्दू अपने भाव को प्रकट करते हें | मनुष्य में एक बिन्दु है। जो 
कुछ मनुष्य है उसी से है। जब शरीर के मिश्रित तत्त्व दाह के द्वारा घुल और बिखर जाते 
हैं, तब वह बिन्दु मुक्त हो जाता है। 


अग्नि और रवि की रश्मि ईश्वर के पास जाने वाले निकटतम मार्गो के रूप में 

(अमर आत्मा के परमात्मा के पास) इस प्रत्यागमन के विषय में हिन्दुओं का विचार 
है कि यह काम कुछ तो रवि की रश्मियों द्वारा किया जाता है, आत्मा अपने को उनके 
साथ जोड़कर ऊपर चढ़ जाती है और कुछ अग्नि की ज्वाला द्वारा, जा इसे उठाकर 
(परमात्मा के पास) ले जाती Š । कोई कोई हिन्दू यह प्रार्थना किया करता था कि परमात्मा 
उसके मार्ग को उसके लिए सीधी रेखा की तरह बना दे, क्योंकि यही निकटतम मार्ग है 
और अग्नि अथवा रश्मि के सिवा ऊपर की ओर कोई मार्ग नहीं। 

एक डूबे हुए व्यक्ति के सम्बन्ध में गुज़ तुका का व्यवहार इसके सदृश है; क्योंकि 
वे शव को नदी में एक चिता पर रखते और उसके पैर से एक रस्सी नीचे लटकाकर 
रस्सी के सिरे को पानी में डाल देते हैं। इस रस्सी के द्वारा मृतक की आत्मा को पुनरुत्थान 
के लिए अपने को उठाना होता € | CR ao E 

इस विषय में हिन्दुओं का विश्वास वासुदेव के उन शब्दों द्वारा दृढ़ 
था, जो उसने उस मनुष्य के लक्षण के विषय में कहे थे जो (कायिक अस्तित्व ER Afsa 
से मुक्त हो चुका है | “उसकी मृत्यु उत्तरायण (अर्थात्‌, मकरसंक्रान्ति से imd dm um 
तक सूर्य के उत्तरीय परिभ्रमण) में, शुक्ल पक्ष में, जलाये हुए दीपकों के बीच an 
संयोग और विपर्यास (अमावास्या और पूर्णिमा) के बीच, शरद और वसन्त को ऋतु 
होती हे 1” 


मानी से अवतरण e 
मानी के आगे लिखे शब्दों में ऐसा ही एक मत स्वीकार किया गया है दूस 


ण š करते और उनको 
धार्मिक संस्थाएँ हमें दोष देती हैं कि हम सूर्य और चन्द्र का हु त o 
प्रतिमा के रूप में दिखलाते Š । परन्तु वे उनके वास्तविक स्वरूपों को नहीं जानते; वे नहीं 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


aii 


नि Trost Deihland eGangoti फि by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१६८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


जानते कि सूर्य और s= हमारा पथ, हमारा द्वार हैं जहाँ से हम अपने अस्तित्व के संसार 
में (स्वर्ग मे) कूच करते हैं, जैसा कि यह यसू ने विघोषित किया है । (पृष्ठ २८४) इस 
प्रकार वह दृढतापूर्वक कहता Š | 

लोग बताते हैं कि बुद्ध ने मृतकों की देहों को बहते जल में फेंकने की आज्ञा दी 
थी | इसलिए उसके अनुयायी, शमन लोग, अपने मृतकों को नदियों में फेंकते हैं । 


अन्वेष्टि-क्रिया हिन्दू-विधि 

हिन्दुओं के अनुसार, मृतक की देह का उसके उत्तराधिकारियों पर अधिकार हे कि 
वे उसको स्नान करावें, उसमें सुगन्धयुक्त द्रव्य लगावें, एक कफ़न में लपेरें और तब चन्दन 
और दूसरी लकड़ी जितनी मिल सके उसके साथ उसको जला दें | उसकी जली हुई हड्डियों 
का अंश गंगा में लाकर फेंका जाता हे, ताकि गंगा उन पर बहे, जिस प्रकार कि वह सगर 
की सन्तान की जली हुई अस्थियों पर बह चुकी हे ओर इससे उनको नरक से निकालकर 
स्वर्ग में लाई हे । भस्म का शेषांश बहते पानी के किसी नाले में फेंक दिया जाता हे । 
जिस स्थान पर लोथ जलाई गई हे वहाँ वे गच्च (जिपसम) से पोता हुआ मील के निशान 
वाले पत्थर के सदृश एक स्मृतिस्तम्भ बनाते हें। 

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के शरीर नहीं जलाये जाते। 

जो लोग मृतकों के प्रति इन कर्तव्यों को पूरा करते हैं वे पीछे से दो दिनों में स्नान 
करते और अपने वस्र धोते हैं, क्योंकि शव का स्पर्श करने से वे अपवित्र हो गये हैं। 

जिन लोगों में अपने मृतकों का दाह करने का सामर्थ्य नहीं वे उनको कहीं या 
तो खुले खेत में या बहते जल में फेंक देते हैं। 
आत्म-हत्या के प्रकार 


अब सजीव के शरीर के अधिकार के विषय में सुनिए। हिन्दुओं को कभी इसको 
जलाने का विचार नहीं होता, सिवा उस विधवा की अवस्था में जो अपने पति का अनुगमन 
करना पसन्द करती है, या उन लोगों की दशा में जो अपने जीवन से तंग आ गये हैं 
जो अपने शरीर के किसी असाध्य रोग से, किसी ऐसे शारीरिक दोष से जो दूर नहीं हो 
सकता, या बुढ़ापे और विकलता से दुखी हैं । किन्तु, कोई प्रतिष्ठित मनुष्य यह नहीं करता, 
केवल वैश्य और शूद्र ही करते हैं, विशेषतः उन समयों पर जो, जीवन की भावी पुनरावृत्ति 
के लिए, जिस रूप और अवस्था में मनुष्य अब उत्पन हुआ है और रहता है उससे उत्तम 
आकार और दशा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। एक विशेष 
राजनियम द्वारा ब्राह्मणों और क्षत्रियो के लिए अपने को जलाने का निषेध किया गया Š | 
इसलिए यदि ये अपने आपको मार डालना चाहते हैं, तो वे ग्रहण के समय में यह काम 
किसी दूसरे ढंग से करते हैं, या वे किसी व्यक्ति को भाडे पर ले लेते हैं ताकि वह sd 
गंगा में डुबा दे और पानी के नीचे इतनी देर रखे कि वे मर जायं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तिहत्तरवाँ परिच्छेद १६९ 


y 


प्रयाग का वृक्ष 

दो नदियों, गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग नाम का एक विशाल वृक्ष है। 
यह वृक्ष वट कहलाने वाली जाति का है। इस प्रकार के वृक्ष की यह विशेषता है कि 
इप्तकी शाखाओं में से दो प्रकार की उप-शाखाएँ निकलती हैं, कुछ तो ऊपर की ओर 
जाती हैं, जैसा कि दूसरे सब वृक्षों की अवस्था में होता है और दूसरी जड़ों के सदृश 
नीचे की ओर जाती हें, परन्तु उन पर पत्ते नहीं होते। यदि ऐसी कोई उप-शाखा भूमि में 
घुस जाती है, तो जिस शाखा से वह उगी है उसके लिए यह आधारभूत स्तम्भ के सदृश 
हो जाती Š प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था जान-वूझकर की है, क्योंकि इस वृक्ष की शाखाओं 
का विस्तारं बहुत अधिक होता है (और उनके लिए सहारे का प्रयोजन रहता ह)। यहो 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, इस वृक्ष पर चढ़कर और अपने आपको गंगा में फेंककर, आत्महत्या 
किया करते हैं। 
यूनानी समताएँ 

वैयाकरण जोहन्नस बताता है कि प्राचीन प्रतिमा-पूजक यूनानियों में कुछ लोग, 
“जिनका नाम मैं पापात्मा के उपासक रखता हूँ“--वह ऐसा ही कहता है--अपने अवयवों 
को went से पीड़ा पहुँचाते और बिना किसी पीड़ा का अनुभव किये, अपने को आग 
में फेंक दिया करते थे। द 

जिस प्रकार हमने इसको आत्महत्या न करने के लिए हिन्दुओं के मत के रूप 5 
बताया हे, उसी प्रकार सुकरात भी कहता d— एवं जब तक देवगण मनुष्य को किसी 
बरजोरी या दारुण आवश्यकता के रूप में, उसके सदृश जिसमें कि हम अब हे, कोई कारण 
न दें, उसके लिए अपनी हत्या करना उचित नहीँ। e 

वह फिर कहता है--“हम मनुष्य, मानो एक बन्दी-गृह म॑ हैं। T या pii 
अपने को मुक्त कर लेना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि एप इतक ह 
तुहमत लगायेंगे, क्योंकि हम, मानव, उनके भृत्य š! 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


निक 


— by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चोहत्तरवाँ परिच्छेद 
उपवास और इसके नाना प्रकारों पर 


उपवास करना हिन्दुओं के लिए ऐच्छिक और नियमातिरिक्त है | उपवास : समय 
को एक नियत लम्बाई के लिए आहार न करना है। (पृष्ठ २८५) यह संस्थिति में और 
इसके करने की रीति में भिन्न-भिन्न हो सकता हे। 


लंघन करने की विविध रीतियाँ 


साधारण मध्यवर्ती क्रिया, जिससे लंघन की सभी अवस्थाओं का अनुभव हो जाता 
हे, यह है-मनुष्य उस दिन का निश्चय कर लेता है जिस दिन वह उपवास करेगा और 
मन में उस सत्ता का नाम रखता हे जिसकी शुभेच्छा वह इससे प्राप्त करना चाहता है और 
जिसके निमित्त वह अनशन करेगा, चाहे वह देवता हो, या देवदूत हो, या कोई और प्राणी 
हो। तब वह आगे चलता है, उपवास के दिन से एक दिन पूर्व दोपहर को वह अपना 
भोजन तैयार करता (और खाता) है, रगड़कर अपने दाँतों को साफ़ करता है और अगले 
दिन के उपवास पर अपने विचारों को स्थिर करता है। उस घड़ी से वह भोजन नहीं 
करता। उपवास के दिन प्रातःकाल वह पुनः अपने दाँतों को माँजता, स्नान करता और उस 
दिन के कर्त्तव्यों को पूरा करता है। वह अपने हाथ में जल लेकर चारों दिशाओं में 
छिड़कता है, वह अपनी जिह्वा के साथ उस देवता का नाम उच्चारण करता है जिसके लिए 
कि वह उपवास करता है और उपवास-दिवस के बाद के दिन तक इस अवस्था में रहता 
है। सूर्योदय के पश्चात्‌, यदि वह चाहे तो उसे उसी क्षण उपवास को खोलने की छुट्टी 
है, अथवा, यदि वह अच्छा समझे, तो वह उसको मध्याह्न तक स्थगित कर सकता Š | 

इस प्रकार को उपवास अर्थात्‌ अनशन कहते हैं; क्योंकि एक मध्याह्न के अगले 
मध्याह् तक न खाना एक्नक्त अर्थात्‌ उपवास न करना कहलाता Š | 

दूसरा प्रकार, जो कृच्छ कहलाता है, यह हे-मनुष्य किसी दिन दोपहर को और 
उसके अगले दिन सांझ को भोजन करता है। तीसरे दिन वह सिवा उस चीज़ के और 
कुछ नहीं खाता जो उसे बिना माँगे संयोगवश दी जाय। चौथे दिन वह लंघन करता है | 
एक आरे प्रकार, जो पराक कहलाता है, यह है- मनुष्य लगातार तीन दिन मध्याह 
को भोजन करता हे | फिर अगले लगातार तीन दिन वह अपने भोजन का समय सायंकाल 


कर um है | तब वह तीन क्रमागत दिनों Š लंघन को तोड़े बिना निर्विध्नतापूर्वक अनशन 
करता Š | 


एक ओर प्रकार, जो चान्द्रायण कहलाता है, यह है-मनुष्य पूर्णिमा के दिन उपवास 

करता है; अगले दिन वह केवल एक ग्रास खाता है, तीसरे दिन वह इससे दुगनी मात्रा 
लेता हे, चोथे दिन इससे तिगुनी, इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार अमावास्या के दिन तक 
चला जाता है | उस दिन वह निराहार रहता है; अगले दिनों में वह फिर एक केवल प्रति 
[s अपना आहार SERT जाता है, यहाँ तक कि वह पूर्णिमा के दिन फिर लंघन करता 
| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चौहत्तरवाँ परिच्छेद det 

एक ओर प्रकार, जिसे मासवास (मासोपवास) कहते हे, यह है--मनुष्य निर्विध्ततापूर्वक 
मास के सभी दिन कभी लंघन को तोड़े बिना उपवास करता है | [ 
एकहरे मासो में लंघन करने का फल 

प्रत्येक अकेले मास में शेषोक्त उपवास के करने से मनुष्य के मर जाने के पश्चात्‌ 
उसके नवीन जीवन के लिए क्या फल मिलेगा, इसकी हिन्दू ठीक-ठीक व्याख्या करते हैं। 
वे कहते हैं-- 

यदि मनुष्य चैत्र के सारे दिन लंघन करता Š, तो वह अपनी सन्तान की सत्कुलीनता 
के अतिरिक्त धन और आनन्द प्राप्त करता हे | 

यदि वह वैशाख भर उपवास करता हे, तो अपनी जाति का अधीश और अपनी 
सेना में महान्‌ होगा । 

यदि वह ज्येष्ठ का उपवास करता है तो feat का प्रिय होगा | 

यदि वह आषाढ़ का उपवास करता है, तो सम्पत्ति लाभ करेगा | 

यदि वह श्रावण का उपवास करता है, तो प्रज्ञा लाभ करता Š | 

यदि वह भाद्रपद का उपवास करता हे, तो स्वास्थ्य और शोर्य, धन ओर पशु 
प्राप्त करता हे । 

यदि वह आश्वयुज का उपवास करता है तो अपने शत्रुओं E विजयी रहेगा | 

यदि वह कार्तिक का उपवास करता हे, तो जनता को आँखों में बड़ा होगा और 
अपने मनोरथ लाभ करेगा। ह 

यदि वह मार्गशीर्ष का उपवास करता हे, तो उसका जन्म बहुत ही सुन्दर और 
उर्वर देश में होगा | 

यदि वह पौष का उपवास करता है, तो श्रेष्ठ कीर्ति लाभ करता हे। 

यदि वह माघ का उपवास करता हे, तो असंख्य सम्पत्ति लाभ करता है। 

यदि वह फाल्गुन का उपवास करता है, तो प्रियतम होगा। 

किन्नु, जो वर्ष के सभी मासों में लंघन करता, और केवल बारह वात mem 
को तोडता है, वह १०००० वर्ष स्वर्ग m और वहाँ से कुलीन, श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित 
परिवार के सदस्य के रूप में पुनः जन्म लगा । ss 

विष्णु-धर्म नामक पुस्तक बताती हे कि याज्ञवल्क्य की भार्या, zx 3 E T 
से पूछा कि अपनी सन्तान को देव-दुर्विपाकों और शारीरिक दोषों से ee 
मनुष्य को क्या करना चाहिए, (पृष्ठ २८६) जिस पर SS उत्तर Em ae 
मास में, दुबी के दिन से अर्थात्‌ मास के दो अर्थों में से प्रत्येक के दूर ; 


ई और , दूसरे दिन 
करता हें ओर चार क्रमागत दिन उपवास करता हुआ पहले दिन S RIS 


और चौथे दिन विविध वृक्ष 
ADU ES E यदि वह प्रत्येक दिन दान देता और देवदतो के 


आं अन्त प्रत्येक 
नामों पर स्तुति-अनुवाद करता हे; यदि वह इन सब क्रिया को वर्ष के अन्त तक, 


जन्म में देवःदुर्विपाको ओर दोषों 
मास में बराबर करता रहता है, तो अगले जन में उसकी सन्तान दत E ena 
से रहित“होगी और उसकी कामना no होंगी, बय दु 


भी इस प्रकार आचरण करके अपनी पू 


SSE 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


FSS T 


Digitized EESSNTUUTULMUU-EUETUUERUEQPQ I EEEES.-. Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पचहत्तरवाँ परिच्छेद 
उपवास के लिए दिन निश्चय करना 


ooo 


मास के प्रत्येक पक्ष के आठवें और दसवें दिन उपवास-दिवस है 
पाठकों को साधारण रूप से जानना चाहिए कि प्रत्येक मास के शुक्ल अर्थ के 
आठवें और म्यारहवें दिन उपवास के दिन हैं, सिवाय लौंद के मास की अवस्था में, क्योंकि, 
अशुभ समझा जाने के कारण यह छोड़ दिया जाता हे । 
ग्यारहवाँ विशेष रूप से वासुदेव को पवित्र है, क्योंकि माहूर पर अधिकार कर 
लेने पर, जिसके अधिवासी पहले प्रत्येक मास में एक दिन इन्द्र का पूजन किया करते थे, 
उसने इन्हें इस पूजा को बदलकर ग्यारहवें दिन कर देने की और अपने नाम पर करने 
की प्रेरणा की । ज्यों ही लोगों ने ऐसा किया, इन्द्र ने क्रुद्ध होकर जल-प्रलय के सदृश उन 
पर वर्षा करना आरम्भ कर दिया, ताकि उनको और उनकी गउओं को, दोनों को, नष्ट कर 
डाले । किन्तु वासुदेव ने अपने हाथ में एक पर्वत उठाया ओर उससे उनकी रक्षा की। 
पानी उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया, परन्तु उनके ऊपर नहीं और इन्द्र की प्रतिमा दौड 
गई | लोगों ने इस घटना को माहूर के पडोस में एक पर्वत पर स्मृति-चिह्न बनाकर मनाया | 
इसलिए वे इस दिन बहुत ही सूक्ष्म शुचिता की अवस्था में उपवास करते हें और रात भर 
बाहर रहते हँ | इसको वे एक आवश्यक क्रिया समझते हैं, यद्यपि वास्तव में यह आवश्यक 
नहीं | 
वर्ष भर के अकेले-अकेले उपवास-दिवसों पर 
विष्णुःधर्म नामक पुस्तक कहती हे--“जब चन्द्रमा अपने चौथे नक्षत्र, रोहिणी, में, 
कृष्ण अर्ध के आठवें दिन, होता हे तो यह जयन्ती नाम का उपवास-दिन होता है। इस 
दिन दान देने से सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है ।” 
यह बात स्पष्ट है कि उपवासःदिवस की यह अवस्था साधारण रूप से सब मासों 
पर नहीं, किन्तु विशेष रूप से भाद्रपद पर ही लागू होती है, क्योंकि वासुदेव इस मास में 
और इस दिन उत्पन हुआ था और उस समय चन्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। दोनों 
अवस्थाएं-अर्थात्‌ चन्द्रमा का रोहिणी में होना और दिन का कृष्ण अर्ध का आठवा होना, 
विविध कारणों से, उदाहरणार्थ, वर्ष को अधिक कर देने से और इस कारण से कि नागरिक 
वर्ष चान्द्र समय के साथ-साथ नहीं चलते, या तो इससे आगे बढ़ जाते हैं या पीछे रह 
जाते @— बहुत से वर्षों में केवल एक ही बार हो सकती हें। 
वही पुस्तक कहती हे-“जब चन्द्रमा अपने सातवें नक्षत्र, पुनर्वसु, में, मास के 
शुक्ल अर्ध के ग्यारहवें दिन, हो तो यह अत्ज (? अट्टाटज) नाम का उपवास-दिन होता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ea का ww w w ww 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पचहत्तरवाँ परिच्छेद | १७३ 


हे। यदि मनुष्य इस दिन ईश्वर-भक्ति के काम करेगा तो जो कुछ वह चाहता हे उसको 
प्राप्त करने में वह समर्थ हो जायगा, जैसा कि सगर, ककुत्स्थ और दन्दहमार (?) की 
अवस्था में हो चुका हे, जिनको राजपद इसलिए प्राप्त हुआ था कि उन्होंने ऐसा किया 
था। 

चैत्र का छठवाँ दिन सूर्य के लिए पवित्र उपवास-दिन 21 

आपाढ़ के मास में, जब चन्द्रमा अपनी सत्रहवीं राशि, अनुराधा में होता है, तब 
वासुदेव के लिए एक पवित्र उपवास दिवस होता हे जिसे देवसीनी (?) अर्थात्‌ देव सो 
रहा है, कहते हैं; क्योंकि वह उन चार मासों का प्रारम्भ है जिनमें वासुदेव सोया था। दूसरे 
लोग यह शर्त लगाते ë, f दिन मास का ग्यारहवाँ होना चाहिए। 

यह स्पष्ट है कि ऐसा दिन प्रत्येक वर्ष नहीं,आता। वासुदेव के उपासक इस दिन 
मांस, मछली, मिठाई, और खी-समागम से परहेज़ करते है और दिन में केवल एक ही बार 
खाते हैं। वे भूमि पर, बिना कुछ बिछाये ही, सोते हैं और पृथ्वी मे ऊपर उठी हुई खाट 
का उपयोग नहीं करते । (पृष्ठ २८७) लोग कहते हैं कि ये चार मास देवों की रात्रि हैं 
जिनमें एक मास आदि में सांझ की सन्ध्या के रूप में और एक मास अन्त में सवेरे के 
उषाकाल के रूप में जोड़ देना चाहिए। किन्तु, तब सूर्य कर्क के ०० के निकट होता है, 
जो देवों के दिन में मध्याह्न है और मुझे पता नहीं लगता कि यह चन्द्रमा दो सन्धियों के 
साथ किस प्रकार से सम्बद्ध है । 

श्रावण मास में पूर्णिमा का दिन सोमनाथ के लिए पवित्र उपवास का दिन है। 

जब आश्वयुज के मास में चन्द्रमा अलसरतान (नक्षत्र) में और सूर्य कन्या-राशि में 
हो तो यह उपवास का दिन होता éd 

उसी मास का आठवाँ दिन उपवास-दिन है, जो कि भगवती को पवित्र है। जव 
चन्रमा उदय होता है तब उपवास खोला जाता है। . 

भाद्रपद का पाँचवाँ दिन सूर्य के लिए पवित्र उपवास-दिन है, जो षट कहलाता 
है। वे सौर रश्मियों का, विशेषतः उन रश्मियों का जो खिड़कियों में से s आती हें, 
अनेक प्रकार के बलसाम के तेल के अनुलेपों के साथ, विलेपन करते हैं ओर उन पर 
सुगन्थित पोध और फूल रखते हैं। MR eee 

जब इस मास में चन्द्रमा रोहिणी में हो तो यह वासुदेव के जन्म के a 3 
का दिन होता Š | दूसरे लोग, इसके अतिरिक्त, यह भी नियम लगाते हैं कि दिन e 
पक्ष का आठवा होना चाहिए। हम पहले ही यह दिखा पु हैं कि a दिन प्रत्येक व 
नहीं आता, किन्तु वर्षों की अधिक बड़ी संख्या के केवल विशेष m में d 

जब कार्तिक मास में चन्द्रमा अपने अन्तिम CAU, रेवती, में हो तो यह वासुदेव 
के जागने के स्मरणोत्सव में उपवास का दिन होता है। यह देवोत्थीनी अर्थात्‌ देव का 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SS 


— Hon ront या = É Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


उठना कहलाता है । दूसरे लोग, इसके अतिरिक्त, यह नियम जोडते हें कि यह शुक्ल पक्ष 
का ग्यारहवाँ दिन होना चाहिए। उस दिन वे अपने को गउओं के गोबर के साथ मैला 
करते और गाय के दूध, मूत्र और गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते ë | यह दिन 
उन पाँच दिनों का पहला हे, जो भीष्म पंचरात्रि कहलाते ë | वे उन दिनों में वासुदेव की 
पूजा के लिए लंघन करते हें। उनमें से दूसरे को ब्राह्मण उपवास खोलते हैं और उनके 
पश्चात्‌ दूसरे लोग। 

पौष के छठवें दिन सूर्य के सम्मान में उपवास होता Š | 

माघ के तीसरे दिन पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए उपवास होता है। यह 
गौर-त-र (गौरी-तृतीया ?) कहलाता है और सारे दिन और सारी रात रहता Š | अगले दिन 
सवेरे वे अपने पतियों के निकटतम सम्बन्धियों को उपहार देती Pa 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छिहत्तरवाँ परिच्छेद 
त्योहारों ओर आमोद-प्रमोद के दिनों पर 


यात्रा का अर्थ हे शुभ अवस्थाओं में सफ़र करना। इसलिए भोज यात्रा कहलाता 
है। हिन्दुओं के बहुत से पर्व केवल feat और बच्चे ही मनाते हैं। 
चेत्र की दूसरी तिथि 

चैत्र मास की दूसरी काशमीर के लोगों के लिए अगदूस (?) नाम का पर्व है 
और उनके राजा मुत्तै के तुर्कों पर विजय-लाभ करने के कारण मनाया जाता Š | उनके 
वृत्तान्त के अनुसार वह सारे संसार पर राज्य करता था। परन्तु ठीक यही बात वे अपने 
अधिकांश राजाओं के विषय में कहते हैं। किन्तु, वे असावधानता के कारण उसको एक 
ऐसे समय का ठहराते हैं जो हमारे समय से बहुत अधिक पहले न था। इससे उनके झूठ 
का पता लग जाता है। अवश्य ही किसी हिन्दू का (एक विशाल साम्राज्य पर) शासन 
करना कोई असम्भव बात नहीं, जैसा कि यूनानी, रोमन, बेबीलोनियन और ईरानी लोगों ने 
किया है; परन्तु वे सब समय, जो हमारे अपने समय से बहुत अधिक पहले न थे, भलीभाति 
ज्ञात हैं। (इसलिए, यदि ऐसी बात हुई होती तो हमें ज्ञात होनी चाहिए 2 | जिस राजा 
का यहाँ उल्लेख है, कदाचित्‌ वह सारे भारत पर शासन करता था; और ई सिवा भारत 
के और किसी देश का और सिवा अपने और दूसरी जातियों का ज्ञान नहीं। 
११वीं चेत्र 

११वीं को हिण्डोलौ-चैत्र नाम का त्यौहार होता है। तब 3 देवगृह, या वासुदेव 
के मन्दिर, में एकत्र होकर उसकी मूर्ति को आगे ओर पीछे उसी प्रकार झुलाते हैं जिस 
प्रकार कि शैशवकाल में उसे झुले में झुलाया जाता था | यही बात वे दिन भर अपने घरों 
में करते और आनन्द मनाते हैं। 
पूर्णिमा का दिन ae 

चैत्र की पूर्णिमा को बहन्द (वसन्त ?) का उत्सव होता है। यह खियाँ का त्यौहार 

। इस समय वे आभूषण धारण करतीं और अपने पतियों से उपहार माँगती € | 

२२वीं da P 
— ud चैत्र चषति नाम का पर्व है । यह उल्लास का दिन भगवती के लिए पवित्र 
है। इस दिन लोग स्नान किया करते और दान दिया करते हैं। 
तीसरी वेशाख 


तीसरी वैशाख खियों का पर्व है। यह गोर 
हिमवन्त पर्वत की पुत्री, महादेव की भार्या, गोरी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-ख-र (गौरी तृतीया) कहलाता त ओर 
के लिए पवित्र रै । वे स्नान करतीं और 


Digitized by —IUUESEBFUETTNTITEUUTQMUEIONRGOG oa Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


हर्षपूर्वक वस्र पहनती है; वे गौरी की प्रतिमा का पूजन करती और उसके सामने दीपक 
- जलाती -हैं ) वे धूप देती हैं, भोजन नहीं करतीं ओर झूलों के साथ खेलती हँ । दूसरे दिन 
- के दान देकर भोजन करती éd (पृष्ठ २८८) 
१०वीं. वैशाख को वे सब ब्राह्मण, जिनको राजाओं ने निमन्त्रित किया है, खुले 
खेतों में जाते हैं और वहाँ वे पूर्णिमा तक पाँच दिन आग जलाकर बृहद्‌ हवन करते हें। 
वे सोलह भिन्न-भिन्न स्थानों में और चार भिन्न-भिन्न समूहों में आग जलाते हें । प्रत्येक 
समूह में. एक ब्राह्मण होम करता है। इससे जैसे चार वेद हें वैसे चार होत्री पुरोहित होते 
हैं। १६वीं को वे घर लोट आते हें। 
महाविषुव 
इस माह में महाविषुव होता हे | इसे वसन्त कहते हें । वे गणना द्वारा इस दिन 
का निश्चय करते ओर पर्व मनाते Š | इस समय लोग ब्राह्मणों को निमन्त्रण देते है । 
पहली ज्येष्ठ 
पहली ज्येष्ठ, या अमावस्या, को वे एक पर्व मनाते और सब चीज़ों के जेठे फलों 
को, उनसे अनुकूल पूर्वलक्षण पाने के लिए, जल में फेंकते हैं। 
पूर्णिमा 
इस मास की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व है। यह रूप-पञ्च (2) कहलाता हे | 
आपाढ़ 
आषाढ मास के ae दिन पुण्य-दान करने में लगाये जाते हें । यह आहारी भी 
कहलात/ हे | इस काल में घर में नये बर्तन लाये जाते हैं। 
१५वीं श्रावण 
श्रावण की पोर्णमासी को वे ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन देते हैं। 
८वीं आश्वयुज 
८वीं आश्वयुज को, जब चन्द्रमा उन्नीसवें नक्षत्र, मूल, में होता है, ईख का चूसना 
s हं | यह त्यौहार महादेव की बहिन, महानवमी, को पवित्र है। उस समय वे 
चीनी | र दूसरी सब वस्तुओं के पहले-फल उसको मूर्ति पर, जो भगवती कहलाती है 
चढाते हँ | वे इसके सामने बहुत सा दान देते और बकरी के बच्चे मारते हें । जिसके 
पास चढाने के लिए कुछ नहीं होता, व्ह मूर्ति के पार्श्व में बिना कभी बैठने के, सीधा 
खड़ा रहता हे ओर कभी-कभी जो भी उसे मिले उस पर झपटकर उसे मार डालता É | 
१५वीं आश्वयुज 


p १५वीं को जब चन्द्रमा अपने अन्तिम नक्षत्र, रेवती, में होता हे, तब पुहाई (?) 
त्योहार होता हे | उस समय वे एक दूसरे के साथ झगड़ते और जन्तुओं के साथ खेलते 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छिहत्तरवाँ परिच्छेद १७७ 


हे | यह वासुदेव को पवित्र हे, क्योंकि उसके मामा कंस ने झगड़ने के अभिप्राय सको. ; 
अपने सामने आने का आदेश किया था। व्य IN 


१६वीं आश्वयुज š 
१६वीं को एक पर्व होता हे, जब वे ब्राह्मणों को दान देते É | ` 


NR om pert 


२३वीं आश्वयुज hs 4 

२३वीं को अशोक का त्योहार होता हे | यह आहोई भी कहलाता हे | इसे सेमर 
चन्द्रमा सातवें नक्षत्र, पुनर्वसु, में होता हे । यह आमोद ओर झगड़ने का दिन हे । 
भाद्रपदा, अमावस्या 

भाद्रपदा के मास में, जब चन्द्रमा दसवें नक्षत्र, मघा, में होता हे, वे एक पर्व मनाते 
हैं, जिसे वे पितृपक्ष, अर्थात्‌, पितरों का आंधा मास, कहते हैं; क्योंकि चन्द्रमा के इस नक्षत्र 
में प्रवेश करने की घटना अमावस्या के समय के समीप होती ë वे पितरों के नाम पर 
पन्द्रह दिन भिक्षा वितरण करते éd 
तीसरी भाद्रपदा : 

३री भाद्रपदा को, खियों के लिए, हर्वाली (2) का पर्व होता है । उनके यहाँ रीति 
है कि कुछ दिन पहले वे टोकरियों में सब प्रकार के बीज बो देती Š और जब वे बढ़ना 
आरम्भ कर देते हैं तब तब इस दिन उन टोकरियों को सामने ले आती हैं। Dur प्र 
गुलाब के फूल और सुगन्धियाँ फेंकती हैं और रात भर एक दूसरे के साथ खेलती € | QN 
दिन सवेरे वे उनको पुष्करिणियो पर ले जाकर धोती, स्वयं स्नान करती आर दान देती हैं। 
छठी भाद्रपदा ee 

इस मास की छठी को, जो गाइहत्‌ (2) कहलाती है, लोग उन लोगों को भोजन 
देते हैं जो कारावास में हे । 
आठवीं भाद्रपदा है : 

A ?) नाम 

आठवीं को, जब चन्द्रकला का आधा विकास हो चुकता ç तब, ER 
को उनकी एक यात्रा होती है; वे स्नान करते और भलीभाति उगने TIS a 
हैं ताकि उनकी सन्तान नीरोग हो। खियाँ जब गर्भवती और सन्तान 
वाली होती हैं, तब वे यह पर्व मनाती हैं। 
११वीं भाद्रपदा 

११वीं भाद्रपदा पर्वती (2) कहलाती हे | 
नह केसर के साथ रंग देता और दूसरा aa का वेसा रहने 
भागे को उतना लम्बा बनाता है जितनी की REN की मूर्ति 
उसे अपनी गर्दन पर फेकता है, जिससे यह उसके WU तक 
पूजनीय पर्व 0-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


१६वीं भाद्रपदा 
१६वीं, जो कृष्ण अर्ध का पहला दिन है, उन सात दिनों में से पहला है, जो करार 
. (2) कहलाते Š | इस समय वे बच्चों को ललित रूप से विभूषित करते हैं आर उनको 
उत्तम अन्न-भोजन देते हैं। वे नाना प्रकार के जन्तुओ के साथ खेलते हें । सातवें दिन पुरुष 
अपने को सिंगारते और पर्व मनाते हैं। और मास के शेषांश में वे सदा दिन के अन्त के 
क़रीब बच्चों को सिंगारते, बाह्मणों को दान देते और पुण्य-शीलता के काम करते हैं। 
जब चन्द्रमा अपने चोथे नक्षत्र, रोहिणी, में होता हे, तब वे इस समय को गूनालहीद 
(2) कहते हैं। वे, वासुदेव के जन्म पर हर्ष से, तीन दिन उत्सव मनाते और एक दूसरे 
के साथ खेलकर आनन्द करते E | 
२६ व २७वीं भाद्रपदा 
जीवशर्मन्‌ बताता है कि कशमीर के लोग इस माह की २६वीं और २७वीं को, 
लकड़ी के विशेष टुकड़ों के कारण, जो गन (?) कहलाते हैं और जिनको वितस्ता नदी 
(जैलम) का जल, उन दो दिनों में, राजधानी, अधिष्ठान में से ले जाता है, एक पर्व मनाते 
Š | लोग कहते हैं कि महादेव इन टुकड़ों को भेजता है । इन काष्ठ-खण्डों की यह विशेषता 
हे कि मनुष्य कितना ही क्‍यों न चाहे वह इनको पकड़ नहीं सकता | वे सदा उसकी पकड़ 
से बचकर आगे चले जाते हैं। लोगों का ऐसा ही कथन है। 
किन्तु कशमीर के लोग, जिनके साथ इस विषय पर मैंने बातचीत की हे, स्थान 
और समय के विषय में एक भिन्न वृतान्त सुनाते हें | वे कहते हैं कि जिस नदी (वितस्ता 
जैलम) का अभी उल्लेख हुआ हे उसके उद्गमस्थान की बाई ओर, कूदेशहर (?) 
नाम के तालाब में, वैशाख मास के मध्य में, यह बात होती हे । यह पिछला कथन अधिक 
संभाव्य है, क्योंकि इस काल के लगभग पानी बढ़ने लगता है। यह बात जुर्जान नदी में 


लकड़ी का स्मरण कराती है, जो उस समय प्रकट होती हे जब पानी इसके उद्गमस्थान 
में बढ़ने लगता हे। 


वही जीवशर्मन्‌ कहता है कि कोरी (?) RA के सम्मुख, स्वात के देश में एक 
उपत्यका है जिसमें तिरपन धाराएँ मिलती हैं। यह तरंजाई (तुलना कीजिए, सिंधी तरेवंजाह) 


कहलाती है। उन दो दिनों में इस उपत्यका का जल, जैसा कि लोगों का विश्वास है 
महादेव के उसमें स्नान करने के कारण, श्वेत हो जाता है | 


पहली कार्तिक 


कार्तिक की पहली, या अमावस्या का दिन, जब सूर्य तुलाराशि में जाता है, दीवाली 
कहलाती हे | तब लोग. स्वात करते, आमोद के वस्र पहनते, एक दूसरे को पान और सुपारी 
उपहार देते w; सबार होकर*द्वान देने के लिए मन्दिरों को जाते और दोपहर तक एक 
दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं । युत को वे प्रत्येक स्थान में बहुत बडी संख्या में दीपक 
जलाते हैं, जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। इस पर्व का कारण यह हे कि 
वासुदेव की of, लक्ष्मी, विरोचन .के पुत्र, बलि, को- जो सातवें पाताल में बन्दी है-वर्ष 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
i 
| 
| 


SO su ला 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छिहत्तरवाँ परिच्छेद १७९ 


B 


में एक बार बन्धन-मुक्त करती ओर संसार में जाने की आज्ञा देती हे | इसलिए यह त्योहार 
बलिराज्य, अर्थात्‌ बलि का आधिपत्य, कहलाता $1 हिन्दू कहते हैं कि कृतयुग में यह 
समय सौभाग्य का समय था, ओर वे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रस्तुत उत्सव का दिन कृतयुग 
के उस समय के सदृश हे। 

उसी मास में, जब पूर्णचन्द्र निर्दोष हो, वे कृष्ण पक्ष के सभी दिन अपनी feri 
को सिंगारते ओर जेवनार देते हैं । 
तीसरी मार्गशीर्ष 

तीसरी मार्गशीर्ष, जो गुवान-वात्रीज (तृतीया?) कहलाती ë, Ferqi का त्योहार 
है और गोरी को पवित्र है । वे अपने में से धनाढयों के घर asi होती हैं; वे देवी की 
कई रजत-मूर्तियाँ एक सिंहासन पर रखकर उन्हें धूप देती ओर दिन भर एक दूसरे के साथ 
Gadi हैं। दूसरे दिन सवेरे वे दान करती हँ। 
९५वीं मार्गशीर्ष 

उसी मास की पूर्णिमा को खियों का एक दूसरा त्योहार होता है । (पृष्ठ २९०) 
पोष 

पोप मास के अधिकांश दिनों में वे पूहवल (2) अर्थात्‌ एक मीठा भोजन जो वे 
खाती हैं, बहुत बड़े परिमाण में तैयार करती Ç | 


आठवीं पोष 

आठवीं के शुक्ल पक्ष के आठवें दिन, जो अष्टक कहलाता है, वे ब्राह्मणों को 
इकट्ठा करते, बथुआ के पेड, अर्थात्‌ अरबी में सरमक, से तैयार किया हुआ भोजन उनको 
देते हैं और उनकी टहल-सेवा करते हैं। 

कृष्ण पक्ष के आठवें दिन, जो साकार्तम्‌ कहलाता है, वे शलजम खाते हैं। 


तीसरी माघ न 
तीसरी माघ, जो माहत्रीज (माघ-तृतीया 2) कहलाती है, खियों का त्योहार हे आर 
गौरी को प्यारा Š | वे अपने में से प्रमुखतमों के घरों में गौरी की मूर्ति के सम्मुख इकट्ठी 
होती, उसके आगे अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्न, रम्य सुगन्धियाँ ओर मिष्ट य रखती 
हैं। प्रत्येक सम्मेलन-स्थान में वे पानी से भरे हुए १०८ लोटे रखती हैं ओर जब पानी 
ठण्डा हो जाता हे, तब वे उसके साथ उस रात के चार wed में चार बार UT रती 
Š | दूसरे दिन वे दान करती, मिष्ट भोजन देती और अतिथि-सत्कार करती हैं। faa का 
oe पानी से स्नान करना इस मास के सभी दिलों [73 


२९वीं माघ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


इस मास के अन्तिम दिन अर्थात्‌ २९वीं को, जब केवल ३ दिन-कला अर्थात्‌ १- 
घण्टे, अवशेष होते हैं, सब हिन्दू पानी में पेठकर उसमें सात बार डुबकी लगाते Š! 
९५वीं माघ 

इस मास की पूर्णिमा के दिन, जो चामाह (?) कहलाता है, वे सब ऊंचे स्थानों 
पर दीपक जलाते € | 
२३वीं माघ 

२३वीं को, जो मांसर्तुक और महातन भी, कहलाती है, वे अभ्यागतों को मांस ओर 
बड़े काले मटर खिलाते ë | 
cal फाल्गुन 

cat फाल्गुन, जो पूरार्ताकु कहलाती है, वे ब्राह्मणों के लिए आटे और घी के 
विविध भोजन तेयार करते हैं। 
१५वीं फाल्गुन 

फाल्गुन की पूर्णिमा feat का पर्व है। यह ओदाद (?), या धोल (अर्थात्‌ दोल) 
भी, कहलाता हे | इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से, जहाँ वे 
चामाह पर्व में जलाते हैं, नीचे हें ओर वे आग को गाँव से बाहर फेंक देते हें । 
१६वीं फाल्गुन 

i अगली रात अर्थात्‌ १६वीं को रात को, जो शिवरात्रि कहलाती हे, वे सारी रात 

महादेव का पूजन करते रहते हैं; वे जागते रहते हैं और सोने के लिए लेटते नहीं और 
उस पर धूप ओर फूल चढाते हें । 
२१वीं फाल्गुन 

२३वीं को, जो पूयत्तान (2) कहलाती है, वे शक्कर और घी के साथ भात 
खाते हैं। 
भुलतान में एक त्योहार 


मुलतान के हिन्दुओं का एक त्योहार हे जो साम्बपुर-यात्रा कहलाता है; वे उसे सूर्य 
को सम्मान में मनाते हैं, और उसकी पूजा करते € | इसका निश्चय इस प्रकार किया जाता 
है--वे पहले, खण्डखाद्यक के नियमों के अनुसार, अर्हगण लेते और उन में से ९८०४० 
Feld हें | वे अवशेष को ३६५ पर भाग देते और भागफल को छोड़ देते हैं। यदि भाग 
देने से कोई TS निकले, तो भाग-फल प्रस्तुत पर्व की तिथि है। ate कोई ली 
हो, तो यह उन दिनों को दिखलाता हे जो पर्व के पश्चात्‌ बीत चुके हे और इन दिनों 
को ३६५ H.S घटाने से तुम उसी पर्व की अगले वर्ष में तिथि मालूम कर लेते हो | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सतहत्तरवाँ परिच्छेद 


विशेष प्रकार से पवित्र दिनों पर, शुभाशुभ समयों 
पर और ऐसे समयों पर जो स्वर्ग में आनन्द-लाभ 
करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं 


अकेले-अकेले दिनों के सम्मान के दर्जे, उन विशेष गुणों के अनुसार, जो वे लोग 
उनके साथ आरोपित करते हैं, भिन्न-भिन्न हैं। वे, उदाहरणार्थ, रविवार को विशेषता देते 
हैं, क्योंकि यह सूर्य का दिन हे और सप्ताह का आरम्भ हे, जैसा कि इसलाम में शुक्रवार 
को विशेषता दी जाती है 1 


अमावस्या और पूर्णिमा के दिन 

विविक्त दिनों में फिर अमावस्या तथा पूर्णिमा अर्थात्‌ प्रहयुति (अमावस्या) ओर 
विपर्यास (पूर्ण चन्द्र) के दिन भी हैं; क्योंकि वे चन्द्रकला के हास और वृद्धि को सीमाएँ 
हैं। इस वृद्धि और हास के विषय में, हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार, ब्राह्मण लोग 
स्वर्ग-लाभ करने के लिए निरन्तर आग में होम करते हैं। (पृष्ठ २९१) वे देवताओं के 
भागों को इकट्ठा होने देते Š | ये भाग चद्रप्रकाश में अमावस्या से पूर्णिमा तक सारे समय 
में अग्नि में डाले हुए नैवेद्य होते Š | तब वे इन भागों को, पूर्णिमा से अमावस्या तक के 
समय में, देवताओं में बाँटने लगते हैं, यहाँ तक कि अमावस्या के समय उनका ओर 
अधिक कुछ भी शेष नहीं रह जाता। हम पहले कह चुके हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा 
पितरों के अहोरात्र का मध्याह्न और मध्यरात्रि Š । इसलिए इन दो दिनों में पितरों के सम्मान 
में सदा निर्विध्नता-पूर्वक दान दिया जाता है। 
वे चार दिन जिनसे चार युग आरम्भ हुए कहे जाते हे ze 

चार दूसरे दिन विशेष सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, क्योंकि हिन्दुओं के 
मतानुसार, वर्तमान चतुर्युग के अकेले-अकेले युग उनके साथ आरम्भ हुए हैं, यथा-- 

तीसरी वैशाख, जो क्षैरीता (2) कहलाती है। लोगों का विश्वास है कि इस दिन 
कृतयुग का आरम्भ हुआ था। 

९वीं कार्तिक, त्रेतायुग का आरम्भ | 

१५वीं माघ, द्वापर युग का आरम्भ | 3 

anaga की १३वीं, कलियुग का आरम्भ | 

मेरी सम्मति - ये दिन पर्व है, जो युगों के लिए पवित्र हैं और दान देने के 
प्रयोजन से या कोई अनुष्ठान और प्रक्रियाओं के करने के लिए, जैसा कि, उदाहरणार्थ, 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ll 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८९ अलबरूना-वाणत भारत 


furi के वर्ष में स्मरणोत्सव के दिन हैं, बनाये गये हैं। तो भी, हमारे लिए इस बात 
से इनकार करना आवश्यक है कि ये चार युग वस्तुतः यहाँ लिखे दिनों से आरम्भ हो 
सकते थे। 


इस पर आलोचना 
कृतयुग के विषय में, बात बिलकुल साफ हे, क्योंकि इसका आरम्भ सोर और 
चान्द्र चक्रों का आरम्भ हे, तिथि में कोई अपूर्णांक नहीं, क्योंकि यह, साथ ही, चतुर्युग का 
आरम्भ है | यह चैत्र मास की पहली है, साथ ही महाविषुव की तिथि हे ओर उसी दिन 
दूसरे युग भी आरम्भ होते É | क्योंकि, ब्रह्मगुप्त के अनुसार, एक चतुर्युग में-- 
नागरिक दिन . . . १५७७९१६४५० 
सोर मास . . . ५१८४०००० 
मलमास . . . १५९३३०० 
चान्द्र दिन . . . १६०२९९९००० 
ऊनरात्र दिन . . . २५०८२५५० होते हैं। 
ये वे तत्त्व हैं जिनके आधार पर कालक्रमानुगत तिथियों के दिन या दिनों की ये 
तिथियां बनाई जाती ë | इन सब संख्याओं को १० पर भाग दिया जा सकता है और 
भाजक अपूर्णाकरहित पूर्णाक € | अब अकेले-अकेले युगों के आरम्भ चतुर्युग के आरम्भ 
पर अवलम्बित È | 
पुलिस के अनुसार, चतुर्युग में- 
नागरिक दिन . . . १५७७९१७८०० 
सौर मास . . . ५१८४०००० 
मल मास . . . १५९३३३६ 
चान्द्र दिन ... १६०३००००१० 
ऊनरात्र दिन . . . २५०८२२८० होते है । 
s: इन सब संख्याओं को ४ पर भाग दिया जा सकता Š और हार सर्वथा अपूर्णाक-शून्य 
होते हें k परिसंख्यान के अनुसार भी, अकेले-युगों के आरम्भ वही हैं जो चतुर्युग का 
आरम्भ हे अर्थात्‌, चेत्र मास की पहली और महाविषुव का दिन | तथापि, यह दिन सप्ताह 
के भिन्न-भिन्न दिनों पर आता हे | : 
अतएव यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त चार दिनों के चार युगों के प्रारम्भ होने के विषय 
में उनकी कल्पना सर्वथा निर्मूल है; अर्थ करने की बहुत ही कृत्रिम रीतियों का आश्रय 
लिये बिना वे ऐसे परिणाम पर कभी नहीं पहुँच सकते थे । 
पुण्यकाल कहलाने वाले दिन 


जो समय स्वर्गीय-पुरस्कार अर्जन करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं वे 
पुण्यकाल कहलाते हैं। बलभद्र खण्डखाद्यक की टीका में कहता है-“यदि योगिन्‌ अर्थात 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सतहत्तरवाँ परिच्छेद १८३ 


वह तपस्वी जो स्रष्टा को समझता हे, जो शुभ को ग्रहण करता और अशुभ को रोक देता 
हे, एक सहस्त्र वर्ष तक अपने जीवन के आचार जारी रखे, तो उसका पुरस्कार उस मनुष्य 
के फल के बराबर नहीं होगा जो पुण्यकाल में दान देता और उस दिन के कर्त्तव्यों को 
पूरा करता है अर्थात्‌ जो स्नान और विलेपन और स्तुति तथा प्रार्थना करता है।' 

निस्सन्देह, पूर्ववर्ती परिच्छेद में गिने हुए अधिकांश पर्व के दिन इसी प्रकार के 
दिनों में से हैं, क्योंकि वे दान-पुण्य और न्योता खिलाने में ही लगाये जाते हैं। यदि लोगों 
को उससे स्वर्ग में फल पाने की आशा न हो तो वे उस आमोद-प्रमोद ओर आनन्दोत्सव 
को पसन्द न करें, जो इन दिनों का विशेष चिह्न हैं। (पृष्ठ २९२) 

यद्यपि पुण्यकाल का स्वरूप जैसा यहाँ बताया गया है वेसा ही है, तो भी उनमें 
à कुछ तो शुभ और कुछ अशुभ दिन समझे जाते ÉI 
संक्रान्ति 

वे दिन शुभ हैं जब ग्रह, विशेषतः सूर्य, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। ये 
समय संक्रान्ति कहलाते हैं। उनमें से सब से अधिक शुभ विषुवों और अयनों के दिन हैं 
और इनमें से सबसे अधिक शुभ महाविषुव का दिन el यह fag या पिबू (qaqa) 
कहलाता हे, क्योंकि दो ध्वनियों ष और ख का एक दूसरे के साथ विनिमय हो सकता 
है और वे, वर्णव्यत्यय से, अपना स्थान भी बदल सकती cal 

किन्तु, क्योंकि, किसी ग्रह को किसी नवीन राशि में प्रवेश करने के लिए समय 
के एक क्षण से अधिक का प्रयोजन नहीं और, इस समय के बीच, लोगों के लिए तेल 
ओर अन्न के साथ सान्त (2) नामक नैवेद्य आग में देना आवश्यक हे, इसलिए हिन्दुओं 
ने इन समयों को बहुत बड़ा विस्तार दे दिया है; वे उनको उस क्षण से आरम्भ करते हैं 
जब सूर्य के पिण्ड का पूर्वी छोर राशि के प्रथम भाग का स्पर्श करता है; वे उस क्षण को 
उनका मध्य गिनते हैं जब सूर्य का dex राशि के प्रथम भाग में पहुँचता है, जो खगोलविद्या 
में Gm के एक राशि से दूसरी में) जाने का समय समझ जाता है; वे उस क्षण को अन्त 
गिनते हैं जब सूर्य के पिण्ड का पश्चिमी किनारा राशि के प्रथम भाग को छूता है। सूर्य 
की दशा में, यह क्रिया लगभग दो घंटे तक रहती है। š 

सप्ताह के वे समय मालूम करने के लिए जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता 
हे, उनके पास अनेक विधियाँ हैं। उनमें से एक मुझको समय (?) ने लिखाई थी । वह 
यह हे- 
संक्रान्ति का क्षण गिनकर निकालने की विधि 

शककाल में से ८४७ घटाओ, अवशेष को १८० से गुणा करो और गुणन-फल 
को १४३ पर भाग दो। जो भाग-फल के प्राप्त होता है वह दिनों, कलाओं और विपलों 
3 | यह संख्या आधार e! š 
= UM. यह जानता चाहते हो कि प्रस्तुत वर्ष में सूर्य बारह राशियों में i 
एक में किस समय प्रवेश करता 3 तो तुम उस राशि को आगे लिखी तालिका में që 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८४ अलबेरूनी-वणित भारत 


लो। जो संख्या तुम प्रस्तुत राशि की बगल से सटी हुई पाओ, उसको लेकर आधार में 
जोड़ दो, दिनों में दिन, कलाओं में कला और विपलों में विपल। यदि quisi की संख्या 
७ या अधिक हो, तो उन्हें छोड़ दो और अवशेष के साथ, रविवार के आरम्भ से आरम्भ 
करके, सप्ताह के दिनों को गिन डालो । जिस समय पर तुम पहुँचते हो वह संक्रान्ति का 


क्षण हे। 
राशियाँ जो कुछ आधार में बढ़ाना चाहिए | 
| हर्ता आ कना 
घटी चषक 
| 
१९ ० 
१७ ° 
Y3 o 
२१ ० 
x< ° | 
xq ° । 
१४ ० 
& 3o 
३४ ३० 
५४ ० 
3o ० | 
११ २० | 
= ee ee SC nis edidi 


ब्रह्मगुप्त पुलिस ओर आर्यभट के अनुसार सौर वर्ष की लम्बाई पर 

hui क्रमागत सार a, के आरम्भ में सप्ताह में १ दिन और वर्ष की समाप्ति पर के 
अपूर्णाक का अन्तर पड़ता है यह संख्या, एक ही प्रकार के अपूर्णांक बना देने पर, गुणाकार 
(१८०) है, जो पूर्ववर्ती परिसंख्यान में प्रत्येक वर्ष का अतिरिक्तांश मालूम करने के लिए 


उपयोग Ñ लाया जाता हे (अर्थात्‌, वह संख्या जिससे इसका आरम्भ सप्ताह में से आगे 
की ओर चलता हे) | 


भाजक (१४३) अपूर्णांक का हारकांक है (जो तदनुसार 2 है ) 
१४३ 
इसके अनुसार, इस परिसंख्यान में, सोर वर्ष के अन्त में अपूर्णांक 22 गिना जाता 
` ` D ` ~ R x 3 
हे, जो सार वर्ष की लम्बाई के रूप में ३६५ दिन १५/ ३१” २८१ ६//// सूचित करता 
है । दिन के इस अपूर्णांक को एक पूर्ण दिन बनाने के लिए, दिन के = की आवश्यकता 
हे। मुझे मालूम नहीं कि यह किसकी कल्पना है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सतहत्तरवों परिच्छेद १८५ 
ब्रह्मगुप्त की कल्पना के अनुसार, यदि हम चतुर्युग के दिनों को इसके सार वपां 
की यंख्या पर भाग दें, तो हम सोर वष कॉ लम्बाई क रूप में ३६५ दिन. ३० २२ 
३५” ०” प्राप्त करते Š | इस अवस्था में गुणक अंक या गुणाकार ४०२७ आर भाजक 
x Yov6 š 
fis Hl बराबर Ses 


४०२७, 
या भागहार ३२०० है (अर्थात्‌ १ दिन ३० २२” ३० ० बराबर हे — 


२०० 


पुलिस की कल्पना के अनुसार गिनने से, हम सार वर्ष को लम्बाई ३६५ दिन 
१५ ३१” ३०” o" पाते हैं। (पृष्ठ २९३) तदनुसार, गुणाकार १००७, भागहार ८०० 


> = / “ih di बराबर X SONT 
होगा (अर्थात्‌ १ fex १५ ३१” ३०” ०” बराबर ४ TI 


संक्रान्ति मालम करने की एक दूसरी विधि 
संक्रान्ति का निमेष मालूम करने की एक दूसरी विधि मुझे सहावी (?) के पुत्र 
अलिअत्त (2) ने लिखाई हे और पुलिस को शेला पर अवलम्बित हे | वह यह हर š 
शककाल में से ९१८ घटाओ, अवशेष को १००७ से गुणा करो गुणनफल में 
७९ बढाओ और योगफल को ८०० पर भाग दो। भागफल को ७ पर भाग दो। Y 
अवशेष प्राप्त हो वह आधार Š | जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, अब प्रत्यक राशि i. 
लिए आधार में क्या बढ़ाना चाहिए, यह आगे लिखी तालिका म प्रत्यक राशि के स्‌ 


दिखलाया गया हे 
जो कुछ आधार ल बढ़ाना | 
चाहिए | 


—— ES — 


जो कुछ आधार में बढ़ाना 
चाहिए 


राशियां 


षडशीतिमुख 

वराहमिहिर पंचसिद्धान्तिका में कहता € कि S 
लिए पडशीतिमुख उतना ही शुभ है जितना कि सेक” कार 
के प्रवेश करने का--मिथुन के १८वें अंश में; कन्या 
अंश में और मीन के २८वें अंश में । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


niin 


स्वर्ग्य-पुरस्कार की प्राप्ति के 
समय । यह समय है सूर्य 
श में; धनु के २६वें 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


स्थिर राशियों में सूर्य के प्रवेश का निमेष उसके दूसरी राशियों में प्रवेश के निमेष 
से चार गुना अधिक शुभ हे। इन समयों में से प्रत्येक के लिए वे आदि आर अन्त का 


परिसंख्यान सूर्य की त्रिज्या के द्वारा उसी प्रकार करते हें जेसे कि वे ग्रहण के समय सूर्य , 


के या चत्र के छाया में प्रवेश करने औरं उसे छोड़ने की कलाओं का लेखा करते | 
यह रीति उनके ज्योतिष ग्रन्थों में बहुत विख्यात हे । परन्तु हम यहाँ उनकी गणना की 
केवल वही रीतियाँ लिखेंगे जिनको हम द्रष्टव्य समझते हें, या जो, जहाँ तक हमें मालूम 
है, अभी तक मुसलिम कानों के सामने प्रकट नहीं की गई, क्योंकि मुसलिमों को हिन्दुओं 
की केवल उन्हीं रीतियों का ज्ञान है जो सिन्द-हिन्द में पाई जाती हँ । 
ग्रहणों के समय 
इसके उपरान्त, सबसे अधिक शुभ समय सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय हें। 
उस समय, उनके विश्वास के अनुसार, पृथ्वी के सभी पानी गंगा-जल के समान पवित्र हो 
जाते हैं। वे इन समयों की पूज्यता के विषय में इतनी अतिशयोक्ति करते हैं कि उनमें 
से अनेक, ऐसे समय में मरने की इच्छा करते हुए, जो उनको स्वर्गीय आनन्द की प्राप्ति 
की आशा दिलाता है, आत्म-हत्या कर लेते हें । किन्तु, यह काम केवल वैश्य और शूद्र 
ही करते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियां के लिए इसका निषेध हे । अतः वे आत्म-हत्या नहीं 
करते | 
पर्वन्‌ और योग 
फिर, पर्वन्‌ के समय शुभ हैं अर्थात्‌ वे समय जिनमें ग्रहण लग सकता है ओर 
यदि ऐसे समय में ग्रहण न भौ हो, तो भी यह वेसा ही शुभ समझा जाता है जैसा कि 
स्वयं ग्रहण का समय | योगों के समय उतने ही शुभ Š जितने कि ग्रहणां के समय । 
हमने उन पर एक विशेष परिच्छेद (परि. ७९) लिखा है । 
अशुभ दिन 
यदि ऐसा हो कि एक ही नागरिक दिन में चन्द्रमा किसी नक्षत्र के पिछले भाग 
में घूमे, तब अगले नक्षत्र में प्रवेश करे और इस सारे में से चलकर तीसरे नक्षत्र मे प्रविष्ट 
हो जाय, जिससे एक दिन में बह तीन क्रमागत नक्षत्रों में उहरे, तो ऐसा दिन त्रिहस्मक 
(2) और त्रिहर्कप (2) भी, कहलाता है | बुरा होने के कारण, यह अशुभ दिन है और यह 
पुण्यकाल में गिना जाता हे | (पृष्ठ २९४) 
यही बात उस नागरिक दिन पर लागू होती है जिसमें एक पूर्ण चान्द्र दिन मिला 
हुआ हो, इसके अतिरिक्त, जिसका आरम्भ पूर्ववर्ती चान्द्र दिन के पिछले भाग में और 
जिसका अन्त अगले चान्द्र दिन के आरम्भ में हो। ऐसा दिन त्रहगत्तत (2) कहलाता है | 
यह अशुभ है, परन्तु स्वार्य-पुरस्कार उपार्जन करने के लिए अनुकूल है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सतहत्तरवाँ परिच्छेद १८७ 


जब ऊनरात्र के दिन अर्थात्‌ हास के दिन, इकड्रे होकर एक पूर्ण दिन बनाये, तो 
५०६३३ 


है और पुण्यकाल में रि है। ब्रह्मगुप्त के अनुसार, यह ६२: 
यह अशुभ है और गाल में गिना जाता é! त के अनुसार, यह ६२- 


५५७३९ 


~ १८२ SS ५०६६३ चान्द्र दिनों = Ñ होता i | 
नागरिक fedt, ८ 3 a ८७३९ सार दना, & 3 ५५७३९ si 3 Š - 
` 2२ दिनों. लत दाल दिनों 
पुलिस के अनुसार, यह ६२-८३ नागरिक दिनों, ६२८८८७३ ; 
६२- सौर दिनों में होता है । 
६९६७३ 


à में किसी अपूर्णांक के पूरा होता है, अशुभ हे ओर 
वह निमेष जिसमें मलमास बिना किसी अपूर्णाक के पूस होता > 2 
में नहीं होती के अनुसार ----- नागरिक 
इसकी गिनती पुण्यकाल में नहीं होती । ब्रह्मगुप्त क , यह ९९० 


१०६२२ 
४६४ 
५३११ 


चान्द्र दिनों में होता है । 


ES x< ras 
fe —— wk fedi, १००६ 
दिनों, सर 


भूकम्प के समय E 
जो समय अशुभ समझे जाते हैं, जिनके साथ किल pe हे के बहनों को, शुभ 
किया जाता, वे उदाहरणार्थ, भूकम्पों के समय हैं। तब fes a तोड डालते है । 
शकुन लेने और अनिष्टपात को दूर करने के लिए, Pes गिनाती है- भूमिस्खलन, 
इसी के सदृश अमंगल प्रकृति के और समय, पुस्तक संहिता जलना, धूमकेतुओ का 
तारकाओं का गिरना, आकाश में लाल चमक, बिजली से e विपरीत d, ग्रामो में 
प्रादुर्भाव, ऐसी घटनाओं का होना जो प्रकृति और व्यवहार इसकी ऋतु न हो qii पर ऐसे 
बनैले जीवों का घुसना, ऐसे समय में वर्षा होना जब Des ऋतु का स्वभाव 
समय में पल्लवो का निकलना जब इनका मोसम नहीं, जब त 
दूसरी में स्थानान्तरित हुआ प्रतीत हो, और इसी प्रकार की 


महादेव की पुस्तक स्रधव से अवतरण a wm 
: पुस्तक सूधव, जिसका सम्बन्ध महादेव से ठहराया जाता ERE 
हुए दिन अर्थात्‌ अशुभ दिक क्योकि वे उनको इसी प्रकार B 
“चैत्र और पौष मासों के शुक्ल और कृष्ण RAS 
“ज्येष्ठ और फाल्गुन मासों के दोनों पक्षों के या दिन; 
“श्रावण और वैशाख मासों के दोनों पखवाड़ों के ME = 
“आषाढ़ और आश्वयुज मासों के दोनों पक्ष के 5 2 
“मार्गशीर्ष और भाद्रपद मासों के दोनों पखवाड़ों के < 
“कार्तिक मास के दोनों पक्षों के बारहवें दिन । : 


EM = > 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nmm 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अठहत्तरवाँ परिच्छेद 
करणो पर 


करण की व्याख्या 

हम तिथि कहलानेवाले चान्द्र दिनों का पहले उल्लेख कर चुके हैं और बता चुके 
हैं कि प्रत्येक चान्द्र दिन नागरिक दिन से छोटा है, क्योंकि are मास. में तीस चान्द्र दिन 
परन्तु साढ़े उनतीस से कुछ ही अधिक नागरिक दिन होते हें । 

क्योंकि हिन्दू इन तिथियों को अहोरात्र कहते हैं, इसलिए वे तिथि के पूर्वाद्ध को 
दिन और उत्तरार्ध को रात भी कहते Š | इन अद्धो में से प्रत्येक का अलग-अलग नाम हे 
और वे सब के सब (अर्थात्‌ == मास के चान्द्र दिनों के सब अर्ध) करण कहलाते हें । 
स्थावर ओर GEH करण 

करणों के कुछ नाम मास में केवल एक ही बार आते हैं और उनकी पुनरावृत्ति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनमें से चार अमावास्या के समय के करीब, सदा मास के उसी दिन और रात 
को आते हें | ये स्थावर कहलाते हैं, क्योंकि वे मास में केवल एक ही बार आते हैं। 

उनमें से दूसरे एक मास में आठ बार घूमते और आते Š | वे जंगम कहलाते Š 
क्योंकि वे घूमते हे और उनमें से प्रत्येक करण दिन में भी वैसे ही आ सकता हे जैसे 
कि वह रात में आ सकता है। वे संख्या में सात हैं और सातवाँ या उनमें से अन्तिम 
एक अशुभ दिन है, जिससे वे अपने बच्चों को डराया करते हैं, और जिसका नाम लेने 
से ही उनके बच्चों के सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। (पृष्ठ २९५) हमने करणों का 
सर्वांगपूर्ण वर्णन अपनी एक दूसरी पुस्तक में दिया है | उनका उल्लेख ज्योतिष और गणित 
की प्रत्येक भारतीय पुस्तक में हे | 
करणों को मालूम करने का नियम 


यदि तुम मालूम करना चाहते हो, तो पहले चान्द्र दिनों का निश्चय करो और मालूम | 
करो कि उनके किस भाग में प्रस्तुत तिथि पडती Š | यह इस प्रकार किया जाता है-- | 


सूर्य का स्फुट स्थान चन्द्रमा के स्फुट स्थान में से घटाओ । अवशेष उनके बीच 
का अन्तर हे | यदि यह छ: राशियों से कम हे, तो तिथि मास के शुक्ल पक्ष में आयेगी; 
यदि यह अधिक है, तो यह कृष्ण पक्ष में आयेगी। 

इस संख्या को कलाएँ बनाओ ओर घात को ७२० पर भाग दो | भागफल तिथियों ° 
अर्थात्‌ पूर्ण ura दिनों को दिखलाता है। यदि भाग देने से कुछ अवशेष निकले, तो | 
उसमें ६० का गुणा करके गुणन-फल को मध्यम भुक्ति पर भाग दो। भागफल घटियों | 
आर अपूर्णाकों को अर्थात्‌ वर्तमान दिन के उस भाग को दिखलाता है जो आगे बीत 
चुका हे | । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


— a pa टाय 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अठहत्तरवाँ परिच्छेद १८९ 


यह हिन्दुओं के ज्योतिष-ग्रन्थों की विधि हे । सूर्य और चन्द्र के संशोधित स्थान 
के बीच के अन्तर में मध्यम भुक्ति का भाग अवश्य देना चाहिए । परन्तु, यह बात उनमे 
से अनेक दिनों के लिए असम्भव है। इसलिए वे इस अन्तर में सूर्य ओर चन्द्र के देनिक 
परिभ्रमणों के बीच के प्रभेद का भाग देते हैं। इनको वे चन्द्र के लिए १३ अंश और 
सूर्य के लिए १ अंश गिनते हैं। 

सूर्य और चद्ध की मध्यम गति से गिनना, इस प्रकार के नियमों में, विशेषतः 
भारतीय नियमों में, एक प्रिय पद्धति है। सूर्य की मध्यम गति चन्द्रमा की मध्यम गति में 
से घटाई जाती है और अवशेष में ७३२ का भाग दिया जाता है, जो कि उनकी दो 
मध्यवर्ती भुक्तियों के बीच का प्रभेद हे । भागफल तब दिनों और घटियों को दिखलाता 


él 


भुक्ति की व्याख्या 

शब्द बुह्त का मूल भारतीय है। भारतीय भाषा में यह भुक्ति है ( = प्रह की 
दैनिक गति)। यदि स्फुट गति से अभिप्राय होता हे, तो यह भुक्ति स्फुट कहलाती हे | 
यदि मध्यम गति अभिप्रेत हाती हे, तो यह भुक्ति मध्यम कहलाती हं और यदि sed, जो 
बराबर कर देता है, अभिप्रेत हो तो यह भुक्त्यन्तर अर्थात्‌ दो भुक्तियों के बीच का अन्तर 
कहलाता हे | 


पक्ष के चारू दिनों के नाम 

मास के चाद् दिनों के विशेष नाम Š | इनको हम आगे दिये कोष्टक में प्रद शत 
करते हैं। यदि तुम्हें पता हे कि तुम किस चान्द्र दिन में हो, तो तुम, दिन का सख्या के 
पार्श्व में, इसका नाम और इसके सामने उह कारण जिसमें कि तुम हो, पाते हो। यदि 
वर्तमान दिन का जो कुछ बीत चुका हे वह आध दिन स कम हे als करण प्रात्यहिक है 
यदि इसका जो अंश बीत चुका हं वह आधे दिन से अधिक है, तो यह नैशिक है। (वह 
कोष्टक पृष्ठ १९० में है!) 


करणों की सूची, उनके स्वामियों और पूर्व fagi समेत । Í 

जैसा कि उनकी रीति है, हिन्दू कुछ करणां के स्वामी ठहराते € । फिर à नियम 
देते हे, जो यह दिखलाते हैं कि प्रत्येक करण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना 
चाहिए और जो (शुभाशुभ दिनों, इत्यादि के विषय में) फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी पूर्व f«di 
के संग्रहों के सदृश हैं। यदि हम यहाँ करणों का एक दूसरा मानचित्र देते हें 2 उससे 
हमारा अभिप्राय जो कुछ हम आगे कह चुके हैं उसको सम्पुष्ट करना ओर एक एस TT 
को दुहराना हे जसिका हम लोगों को ज्ञान नहीं | इस प्रकार विषय का सीखना सरल कर 


दिया गया है, क्योंकि विद्या पुनरावृत्ति का फल हे। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१९० अलबेरूनी-बर्णित भारत 
Tara क oe — sus आजका “I 
| 
am Ë Ë 
E Erpe EEEg Ë 


T 
चतुप्पद 
किस्तुघ्न 
बालव 
तैतिल 
वणिज्‌ 
बब 
कालव 
गर 
विष्टि 


Ë 


x 


करण दोनों पक्षों में सामान्य हें 


उनके नाम दिन के 


सतान्‌ 


` PEEEE FË 


कृष्ण पक्ष 
| । 


ET 
का 
संख्या 
० 
० 
७ 

१८ 


o^ 
ov 


33 
33 


o o 
o oc 


हह ह" 


Co 09 “छ QG 
o^ ०० ° ° o^ 


o 

° 
नविन्‌ १ 
दहीन्‌ 


शुक्ल पक्ष 
दिनों 
की 
सख्या 
o 
o 
१० 
११ 


2 
कि C 
| | wx नि Pk EG BD) ce o j | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अठहत्तरवाँ परिच्छेद १९१ 
चार स्थावर करण 
शुंक पक्ष में कृष्ण पक्ष में | वे किस पक्ष में 
पृष्ठ २९६ आते है 
॥ a] ` 
किस्तुध्न a a उनके नाम 
| वायु साँप वृषभराशि उनके स्वामी 
|सब कर्मों को |विवाह-क्रिया, |राजा को ओषधियों के, कारणों के । 
नष्ट करता है amia सिंहासन पर साँप के काटे पूर्वचिह, और | 
और केवल स्थापित करने, बैठने, पितरों पर बूटियों के, |उनमें से 
विवाह-सम्बन्धी [साँप के काटे के नाम पर |जादू-टोने के, | प्रत्येक किस 
बातों के लिए, [हुए व्यक्तियों दान देने, कृषि [विद्या के, सभा चीज़ के लिए 
छोटे छत्रों के |की दशा की Amk लगाने के, और |अनुकूल है | 
बनाने, कानों... परीक्षा करने, वाले पशुओं मूर्त्तियों के 
के छेदने, और लोगों को से काम लेने |सामने deua | 
ईश्वरभक्ति के |डराने और |के लिए पढ़ने के प्रभाव 
कामों के लिए |उनको पकड़ने अनुकूल है। के लिए | 
la अनुकूल है। |# लिए अनुकूल है | | 
| अनुकूल Š | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


OR 


कस 


।उनके 
नाम 


। 
शुक्र |लिए, उन चीजों के साथ आरम्भ करने के लिए जो चिरकाल| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वार्णित भारत 


सात जगम करण 


'करणा के पूर्व लक्षण, और वे किस चीज के लिए अनुकूल हैं ।' 


—— i 
| 


जब इस करण में संक्रान्ति हा, तो वह बठा हुआ है, आर, 
इसमें, फलों पर कोई विपत्ति आयगी। यह सफर करने wj 


|तक रहने वाली हैं, अपने आपको साफ करने के लिए, स्त्रियां | 
|को मोटा करने वाली आपधों को मिलाने के लिए आर उन! 
| होमों के लिए जो ब्राह्मण आग में करते हैं, अनुकूल हे | 


— Y NL 


जब इसमें संक्रान्ति हो, तो यह बेठा हुआ हे, फलों के लिए। 
अच्छा नहीं। यह भविष्य जीवन के कामों के लिए, आर| 
।स्वग्य पुरस्कार की प्राप्ति के लिए अनुकूल हे | | 


मित्र 


[जब इसम सक्रान्त हा, ता यह खड़ा ह। इसम जा कुछ| 


(बोया जायगा वह फूले-फलेगा ओर रसालता से टपक पड़ेगा || 
यह लोगों के साथ मित्रता करने के लिए अनुकूल हे । 


मरत्‌ 


। जव इसम सक्रान्ति हा, तो यह भूमि पर फला हुआ हे। ग्रह| 


— 


———— 


जब इसम॑ संक्रान्ति हो, तो यह भूमि पर फेला हुआ हे | यह। 
'वतलाता हे कि मूल्य गिर जायेंगे आर सुगंधित लेपों को। 
सानन आर सुगंधियो को मिलाने के लिए अनुकूल हे | | 


इस बात का संकेत करता हे कि मूल्य घट जाएंगे, आर वोने! 
आर भवन की आधार-शिला रखने के लिए अनुकूल है। | 


जव इसम संक्रान्ति हो, तो यह खड़ा Š | सब धान्य फूलें =a 
।(कृमि भुक्त), आर वाणिज्य के लिए अनुकूल हे | 


|जब इसमें संक्रान्ति हो, तो यह भूमि पर फेला हुआ € | "ej 
बतलाता ह कि मूल्य अपयाप्त होंगे। fup पेलने के मित्रा! 
[यह किसी चीज के लिए अनुकूल नहीं । यह अशुभ 2á a; 
जाता ह आर यात्रा करने के लिए अच्छा नहीं | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अठहत्तरवाँ परिच्छेट १९३ 


करणों के परिसंख्यान के लिए नियम 


यदि तुम परिसंख्यान से करण मालूम करना चाहते हो, तो सूर्य का स्फुट स्थान 
चन्द्रमा के स्फुट स्थान में से घटाओ, अवशेष की कलाएं बनाओ और उनकी संख्या को 
३६० पर भाग दो। भागफल पूर्ण करणां को दिखलाता € | 

भाग देने के अनन्तर जो कुछ बच रहता हे उसमें ६० से गुणा और भुकत्यन्तर 
पर भाग दिया जाता हे । भागफल यह दिखलाता हे कि वर्तमान करण में से कितना बीत 

चुका Š | संख्या की प्रत्येक इकाई आधी घटी के बराबर है। अब हम पूर्ण करणो की 

ओर लोटते हैं। यदि वे दो या कम हैं, तो तुम दूसरे करण में हो। उस अवस्था में तुम 
संख्या में एक बढ़ा देते हो ओर, चतुष्पद से आरम्भ करके, संख्या को गिन लेते हो। 

यदि करणों की संख्या ५९ हे, तो तुम शकुनि में हो। 

यदि यह ५९ से कम और दो से अधिक हे, तो उनमें एक बढ़ा दो और योगफल 
में सात का भाग दो । अवशेष को, यदि यह सात से अधिक न हो, तो जंगम करणों के 
चक्र के आदि अर्थात्‌ बव, से आरम्भ करके, गिन लो। इससे तुम जिस वर्तमान करण में 
संयोगवश हो उसके नाम पर पहुँच जाओगे। 


करण, जैसा कि उनको अलकिन्दी तथा अन्य अरब ग्रन्थकारो ने समझा है 


पाठकों को करणों के सम्बन्ध में किसी ऐसी बात का स्मरण कराने की इच्छा से 
जिसको वे कदाचित्‌ भूल गये हे, हम उन्हें बताना चाहते हें कि अलकिन्दी और उसके 
सदृश दूसरों को करणों की पद्धति का तो पता लगा. है, परन्तु इस पद्धति को पर्याप्त रूप 
से व्याख्या नहीं हुई थी । उन्होंने उन SS विधि को नही समझा जो करणों का प्रयोग 
करते Š | कभी तो वे उनको भारतीय और कभी बेबीलोनियन मूल का सिद्ध करते हैं 
और प्रत्येक समय यह घोषणा करते जाते हैं कि उनमें जान-बूझकर फेरफार किया गया 
है और वे लिपिकारों के प्रमाद से विकृत हो गये है | उन्होंने अपने लिए एक ऐसी गणना 
निकाली है जो स्वयं मूल विधि की अपेक्षा भी अच्छे ढंग से चलती है। परन्तु इससे यह 
जो कुछ आदि में थी उससे सर्वथा भिन्न कुछ चीज़ बन गई है | उनकी विधि यह है-वे 
अमावास्या से आरम्भ करके, आधे दिन गिनते हैं m पहले बारह घण्टों को वे सूर्य के, जलते 
हर अर्थात्‌ अशुभ, समझते हैं, अगले बारह घण्टों को शुक्र के, उनके अगले बा 
š बुध के और इसी प्रकार प्रहों के क्रमानुसार समझते Š | जब कभी क्रम सूर्य पर लोटता 
है, वे उसके बारह घंटों को अलबिस्त के घंटे अर्थात्‌ विष्टि pi हैं। ue 
किन्तु, करणों को वे न तो नागरिक E चाद्ध--दिनों से मापते हें जार 
अमावस्या के पश्चात्‌ आनेवाले जलते हुए घण्टौं से आरम्भ करते Bn zd 
गणना के अनुसार, लोग अमावास्या के पश्चात्‌ बृहस्पति से आरम्भ 3 Ao Bud 
में सूर्य के घंटे जलते हुए नहीं होते। इसके विपरीत, यदि t bi ise 
अनुसार, अमावस्या के पश्चात्‌ स्य से आरम्भ करें, तो विष्टि बु 
इसलिए प्रत्येक पद्धति का, हिन्दुओं की ओर अलकिन्दी की पद्धति का, वर्णन जुदा 


होना चाहिए | S 
= आती है और दिग्मण्डल में दिशाएँ आठ हैं, इसलिए 
2 aR TN TEEN विवेचन आगे लिखी तालिका ae Wi 
में टिखलायँगे | ये ऐसे विवेचन हैं जिनके सदृश सभी mes 
के विषय में और उन तारों के विषय में किये हैं जो राशियों के केके अकर 
में उदय होते हैं। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
१९४ अलबेरूनी-वर्णित भारत | 


E EEUU s wt | 


उनकी संख्याएँ। 


मास के किस भाग में वे | ५वीं तिथि की रात को। | ९वीं तिथि के दिन को। 


| आती हे 
E | LONE | 
| विष्टियों fa 

के; नाम 


उनके उदय होने 
की दिशा 


यह हरी है, और इसके x 
में एक खड्ग है। इस का 
स्थान बिजली, बादल को 
गर्जना, तूफानी, और ठण्डे 
बादल में है। इसका समय 
मोटा करनेवाली जड़ियों को 
चीरने, औषध-पान, वाणिज्य, 
और साँचे में सोना भरने के 
लिए अनुकूल है। 


इसके तीन नेत्र हैं। इसके 
सिर पर बाल उगते हुए ईख 
के सदृश हैं | इसके एक हाथ 
में एक लोहे का wer, और 
दूसरे में काला साँप हे । यह 
बहते पानी की तरह सुदृढ, 
और प्रचण्ड हे | इसकी लम्बी 
जीभ है | इसका दिन केवल 
युद्ध, ओर उन कामों के लिए 
अच्छा है जिसमें छल ओर 
झूठ हो। 


| अकेली-अकेली fafi 


पुस्तक खूधव के 
अनुसार उनके नाम | 


a ; {GC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अठहत्तरवाँ परिच्छेद 


१९५ 


उनकी संख्याएँ। 


WEE EE | 


] 


मास के किस भाग में 


१२वीं तिथि की रात को। 


१६वीं तिथि के दिन को। 


ae |e d 


वे आती हे 
विष्टियों घोर 
के नाम 

उनके उदय होने उत्तर 
की दशा 


अकेली-अकेली विष्टियों 
का वर्णन। 


x पुस्तक खूधव के अनुसार 


. उनके नाम । 


— =: 


इसका मुँह काला, होठ मोटे, 
भौहे घनी, सिर के लम्बे केश 
Š | यह लम्बी हे, और अपने 
दिन में सवारी करती है। 
इसके हाथ में खड्ग है, यह 
मनुष्यों को निगल जाने के 
लिए तत्पर है, यह अपने मुख 
से आग निकालती है, ओर 


बा बा बा कहती है। इसका 
समय केवल लड़ाई लड़ने, 
gh की हत्या करने, 
अस्वस्थ लोगों को चंगा 
करने, और साँपों को उनके 
बिलों में से बाहर लाने के 
लिए ही अच्छा है। 


वायव | 
| 
इसके पाँच मुंह ओर दस 
नेत्र हैं। इसका समय| 
विद्रोहियों को दण्ड देने, सेना | 
को अकेली-अकेली पलट ों| 
में बॉटने के लिए अनुकूल 
है। इसमें मनुष्य को जिस 
दिशा में यह उदय होती है| 
उधर मुंह करके मुड़ना नहीं | 
चाहिए | 


क्राल ( ?) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१९६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


। उनकी संख्याएँ | 


| मास के किस भाग में १९वीं तिथि की रात को। 


वे आती हैं 


| 
| विष्टियो के नाम 


| उनके उदय होने की दिशा पश्चिम 


| अकेली-अकेली fafeai | यह धूम्र ज्वाला के सदृश 
का वर्णन। हे | इसके तीन सिर हैं, प्रत्येक 
में तीन उलटी आंखें हैं। 
इसके बाल खड़े हें। यह 
एक मनुष्य के सिर पर बैठती 
हे ओर मेघनाद की तरह 
चिल्लाती है। यह क्रूद्ध हे 
मनुष्यों को निगल जाती है। 
इसके एक हाथ में छुरी है, 
और दूसरे में कुल्हाड़ा। 


यह श्वेत है, इसके तीन नेत्र 
हें, और यह हाथी पर चढ़ती 
हे, जो सदा एक ही रहता 
है। इसके एक हाथ में एक 
बड़ी चट्टान है, और दूसरे में 
लोहे का एक वञ्र, जिसको 
यह फेंकती है । जिन पशुओं 
पर यह उदय होती है उनका 
नाश कर देती है | जिस दिशा 
में यह उदय होती है उधर 
से आकर जो युद्ध करता है 
वह विजय पाता है। मोटा 
करनेवाली बूटियों को चीरते, 
ख़जानों को खोदते और 
जीवन के प्रयोजनों की तृप्ति 
का प्रयल करते समय इसकी 
ओर de करके मुड़ना नहीं 
चाहिए | 


ES पुस्तक स्रूधव के अनुसार 
उनके नाम | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A NEN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अठहत्तरवाँ परिच्छेद १९७ 


] 


— - - 


EL संख्याएँ | ८ 


| मास के किस भाग में | २६वी तिथि की रात को | ३०वीं तिथि के दिन को 


वे आती हे 


fadi 
के नाम 


उनके उदय होने 
की दिशाएं 


इसका वर्ण स्फटिक का है || यह तोते के सदृश पिस्ता-रंगी | 
इसके एक हाथ में तिहरा| है । यह किसी मण्डलाकार 
quas, और दूसरे में| वस्तु की सी देख पड़ती है, 
जपमाला है। यह आकाश| और इसके तीन नेत्र हैं। 
की ओर देखती है, और हा| इसके एक हाथ में लोहे के 
हा हा कहती Š । यह बैल| काँटेवाली गदा है, दूसरे में| 
पर चढती है | इसका समय तीक्ष्ण चक्र | यह लोगों को 
बच्चों को पाठशालाओं के| sud हुई, ओर सा सा सा| 
सिपुर्द करने, संधि को पूरा| कहती हुई अपने सिंहासन। 
करने, दान देने, और पर बेठती हे | इसका समय 
पुण्यशीलता के कामों के| किसी भी काम के आरम्भ 
लिए अनुकूल है। करने के लिए अच्छा नहीं 
हे | यह केवल बन्धु-बान्धवों 
की सेवा करने ओर घ 
काम के लिए अच्छा है। 


अकेली-अकेली विष्टियों 


का वर्णन। 


| पुस्तक स्रूधव के अनुसार 
| उनके नाम। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उन्नासीवाँ परिच्छेद 
योगों पर 


त ४ > er — 


व्यतीपात ओर वेधृत को व्याख्या 

ये वे समय हैं जिनको हिन्दू अतीव अशुभ समझते हैं और जिनमें वे कोई कर्म 
नहीं करते । वे बहुसंख्यक Š | (पृष्ठ २९९) हम यहाँ उनका उल्लेख करेंगे | दो योग ऐसे 
हैं जिनके विषय में सब हिन्दू एकमत हें, अर्थात्‌-- 

(९) वह समय जब सूर्य और चन्द्र ऐसे दो qui पर इकडे खड़े होते हैं, जो मानो 
एक दूसरे को पकड रहे हैं अर्थात्‌ वृत्तं का प्रत्यक जोड़ा, जिनके झुकाव (दोनों 
अयनों की) एक ही ओर, बराबर हैं । यह योग व्यतीपात कहलाता है। 

Q) वह समय जब सूर्य और चन्द्र दो समान वृत्तो पर इकट्ठे खड़े होते हैं अर्थात्‌ 
वृत्तों का प्रत्येक ऐसा जोड़ा, जिनके झुकाव, (दोनों अयनों के) भिन्न-भिन्न 
पाश्वों पर, बराबर Š | यह वैधृत कहलाता हे | 

यह पूर्वोक्त का लक्षण (Signum ) है कि इसमें सूर्य और चन्द्र 
के स्फुट स्थानों का जोड़ प्रत्येक अवस्था में मपराशि क ०० से छः राशियों का अन्तर 
दिखलाता हे और. शेषोक्त के लिए यह लक्षण है कि यही जोड़ बारह राशियों के अन्तर 
को दिखलाता Š | यदि तुमं किसी निश्चित समय के लिए सूर्य और चन्द्र के स्फुट स्थानों 
की गिनती करो और उनको इकट्ठा जोड़ो, तो उनक़ा जोड़ इन दो में से कोई एक अर्थात्‌ 
इन योगों में कोई एक होगा। 

परन्तु यदि इनका जोड़ राशि की संख्या से कम अथवा बड़ा हो, तो उस अवस्था 
में समता के समय (अर्थात्‌ वह समय जब कि यह जोड़ राशियों में से किसी एक के 
बराबर हो) का परिसंख्यान इस जोड़ और प्रस्तुत अवधि के बीच के भेद के द्वार और 
भुक्त्यन्तर के स्थान में सूर्य और चन्द्र की दो भुक्तियो के जोड़ के द्वारा उसी प्रकार किया 
जाता है जेसे कि ज्योतिष ग्रन्थों मैं पूर्णिमा और अमावस्या के समय का परिसंख्यान किया 
गया है | 
मध्य काल पर 

यदि तुम दोपहर या आधी रात से उस समय के अन्तर को जानते हो, तो फिर 
चाहे तुम सूर्य ओर चन्द्र के स्थानों का संशोधन पहले के या दूसरे के अनुसार करो, इसका 
समय मध्यकाल कहलाता है। क्योंकि यदि चन्द्र सूर्य के समान ही यथार्थ रीति से 
क्रान्तिमण्डल का अनुसरण करता, तो यह वही समय होता जिसे हम मालूम करना चाहते 
Š | परन्तु चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त मे भटक जाता ë | इसलिए उस समय वह सूर्य के वृत्त पर, 
या उस वृत्त पर जो, जहाँ तक विवेचन जाता है, इसके बराबर है, खडा नहीं होता। इस 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


REN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उन्नासीवाँ परिच्छेद १९९ 


कारण से सूर्य और चन्द्र के स्थान और नाग के सिर (राहू) ओर पूँछ (केतु) का परिसंख्यान 
मध्य काल के लिए किया जाता है। 
व्यतीपात और वैधृत के परिसंख्यान की रीति 

इस समय के अनुसार वे सूर्य और चन्द्र के झुकावों का परिसंख्यान करते Š! 
यदि वे बराबर हों, तो यह वह समय है जिसको दूँढ़ा जा रहा है। यदि नहीं, तो तुम 
चन्द्रमा के झुकाव पर विचार करो। 

यटि इसके गिनने में, तुमने उसके अक्ष को उस अंश के झुकाव में जोड़ा है जिसमें 
कि वह है, तो तुम चन्द्रमा के अक्ष को सूर्य के झुकाव में से घटाते हो । किन्तु, यदि इसके 
परिसंख्यान में, तुमने उसके अक्ष को उस अंश में से घटाया है जिसमें कि चन्द्र हे, तो 
तुम उसके अक्ष को सूर्य के सुझाव में जोडते हो। झुकाव के करदजात की सूचियों से 
परिणाम के वृत्तांश बना लिये जाते हैं और इन वृत्तांशों को स्मरण कर लिया जाता है। 
ये वही हैं जिनका उपयोग ज्योतिष-ग्रन्थ करणतिलक में किया गया है। 

फिर, तुम मध्य काल में चन्द्रमा का अवलोकन करते हो | यदि वह क्रान्तिमण्डल 
की किन्ही विषम दिशाओं में अर्थात्‌ वसन्त और Was के स्थानों में, ठहरा हो और 
उसका झुकाव सूर्य के झुकाव से कम हो, तो उस अवस्था में दोनों झुकावों के एक दूसरे 
के बराबर होने का समय--ओर यही हम मालूम करना चाहते हैं-मध्य के पश्चात्‌ आता 
है अर्थात्‌ भविष्यकाल है; किन्तु यदि चन्द्रमा का झुकाव सूर्य के झुकाव से बड़ा है, तो 
यह मध्य के पूर्व आता है अर्थात्‌ अतीतकाल है। 

यदि चन्द्रमा क्रान्तिमण्डल के सम स्थानों (अर्थात्‌ ग्रीष्म और शरद्‌ के स्थानों) में 
हो तो सर्वथा विपरीत अवस्था होती है। 


पुलिस की एक दूसरी रीति . im um 
पुलिस सूर्य और चन्द्र के झुकावों को, यदि वे अयन के भिन्नभिन्न पाशो पर 

हों तो व्यतीपात में और यदि वे अयन के एक ही पार्श्व पर हों तो वैधृत में, जोड़ता है । 
फिर वह, यदि सूर्य और चन्द्र एक ही ओर हों तो व्यतीपात में और यदि वे भिन्नभिन्न 
पारशवो में हों तो वैधृत में, उनके झुकावों के बीच के अन्तर को लेता है। यह पहला मूल्य 
है जो स्मरण रखा जाता है अर्थात्‌ मध्य z । E "M 

फिर वह दिन की कलाओं को दिन के चतुर्थाश कम मानकर, उनके माप बना 

है। तब वह उनकी गतियों का परिसंख्यात सूर्य और चन्द्र कौ भुक्ति और राहु तथा केतु 
के द्वार और उनके स्थानों का परिसंख्यान मध्य काल के परिमाण के अनुसार, जो वे भूत 
और भविष्यत्‌ में घेरते हैं, करता है। यह दूसरा मूल्य है जो Y. जाता है। र 
से वह भूत और भविष्य को दशा को मालूम करने का प्रबन्ध करता E 

ओर प A मध्यकाल के साथ करता है। यदि सूर्य ओर चन्र दोनों के लिए w 
दूसरे के बराबर होनेवाले दोनों झुकावों का समय अतीत या भविष्य है, तो उस अवस्था 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सि 


—s=- - by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२०० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


में स्मरण रखे हुए दो मूल्यो के बीच का अन्तर भागांश (portio divisionis 
wee. अर्थात्‌ भागहार) है; परन्तु यदि यह एक के लिए अतीत और दूसरे 
के लिए भविष्य हो, तो स्मरण रखे हुए दो मूल्यों का योग भागहार है | | 
फिर, वह दिनों की कलाओं में, जो मालूम की गई हैं, स्मरण रखे हुए पहले मूल्य | 
का गुणा करता है, और गुणन-फल को भागहार पर भाग देता है | (पृष्ठ ३००) भाग-फल 
मध्य काल के अन्तर की कलाओं को दिखलाता है। ये कलाएँ भूत या भविष्य में हो 
सकती Š | इस प्रकार एक दूसरे के बराबर होनेवाले झुकावों का समय ज्ञात हो जाता है। | 
करण-तिलक नामक ज्योतिष-ग्रन्थ का लेखक हमें स्मरण रखे हुए झुकाव के वृत्तांश | 
पर वापस लाता Š | यदि चन्द्रमा का स्फुट स्थान तीन राशियों से कम है, तो यह वही | 
है जिसकी हमें आवश्यकता है | यदि यह तीन और छः राशियों के बीच हो, तो वह इसे | 
छ: राशियों में से घटा देता है; और यदि यह छ: और नो राशियों के बीच हो, तो वह 
उसमें छ: राशियाँ बढ़ा देता है; यदि यह नो राशियों से अधिक हो, तो वह इसे बारह 
राशियों में से घटा देता है। इससे वह चन्द्र का दूसरा स्थान प्राप्त करता हे और इसकी 
तुलना वह संशोधन के समय चन्द्रमा के स्थान के साथ करता है। यदि चन्द्र का दूसरा | 
स्थान पहले से कम हे, तो एक दूसरे के बराबर होनेवाले दो झुकावो का समय भविष्य । 
है; यदि यह पहले से अधिक हे तो उनके एक दूसरे के बराबर होने का समय भूत है । | 
फिर, वह चन्द्रमा के दोनों स्थानों के बीच के अन्तर को सूर्य की भुक्ति से गुणा 
करता और गुणन-फल को चन्द्रमा की भुक्ति पर भाग देता है। यदि चद्धमा का दूसरा 
स्थान पहले की अपेक्षा बड़ा हो, तो वह भाग-फल को संशोधन के समय सूर्य के स्थान | 
में बढ़ा देता है; परन्तु, यदि चन्द्रमा का दूसरा स्थान पहले की 'अपेक्षा कम हो, तो वह | 
इसको सूर्य के स्थान में से घटा देता है। इससे वह उस समय के लिए सूर्य का स्थान | 
मालूम करता है जब दोनों झुकाव एक दूसरे के बराबर होते हैं। | 
इसको मालूम करने के लिए, वह चन्द्रमा के दो स्थानों के बीच के अन्तर को | 
| 


चन्द्रमा की भुक्ति पर भाग देता हे | भागफल दूरी को दिखलाने वाले दिनों की कलाएँ 
देता है। उनके द्वारा वह सूर्य और चन्द्र, राहु और केतु और दोनों झुकावो के स्थानों का 
परिसंख्यान करता है | यदि शेषोक्त बराबर हों, तो यह वही है जिसको हम मालूम करना 
चाहते हैं। यदि वे बराबर नहीं, तो ग्रन्यकार गणना को उतनी देर तक दुहराता जाता है 
जब तक कि वे बराबर नहीं हो जाते और जब तक शुद्ध समय मालूम नहीं हो जाता। 
इस पर वह सूर्य ओर चन्द्र के मान का परिसंख्यान करता Š | किन्तु, वह उनकी | 
संख्या का आधार छोड़ देता है, जिससे आगे की गणना में वह उनके मानों का केवल | 
आधा ही उपयोग में लाता है | वह उसको ६० से गुणा करता और गुणन-फल को | 
भुक्त्यन्तर पर भाग देता है | भाग-फल गिरने (पात?) की कलाओं को दिखलाता है ! 
मालूम किया हुआ शुद्ध समय तीन भिन्न-भिन्न स्थानो में लिख लिया जाता है | 
पहली संख्या में से वह गिरते हुए कौ कलाएँ घटाता और उनको अन्तिम संख्या में बढ़ाता 
ë | तब पहली संख्या व्यतीपात या वैधृत के, दोनों मे से जिसको भी तुम गिनना चाहते 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
TN; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उन्नासौवों परिच्छेद २०१ 


हो उसके, आरम्भ का समय $1 दूसरी संख्या इसके मध्य का समय और तीसरी संख्या 
इसके अन्त का समय हे | 
इस विधय पर ग्रन्थकार की पुस्तक 

जिन आधारों पर ये रीतियाँ अवलम्बित Š उनका विस्तृत वृत्तान्त हमने खयाल 
अलकुसूर्फनी (अर्थात्‌ दो ग्रहणों की प्रतिच्छाया) नाम की अपनी एक विशेष पुस्तक में 
दिया है और उनकी ठीक-ठीक व्याख्या स्यावबल (?) काशमीरी के लिए रची हुई अपनी 
ज्योतिष की पुस्तक में दी हे। इसका नाम हमने अरबी खण्डखाद्यक रखा ë| 
योगों के अशुभ होने के विषय में 

भट्टिल इन दोनों योगों H से प्रत्येक का सारा दिन अशुभ समझता हे, परन्तु 
वराहमिहिर उनकी केवल उसी संस्थिति को अशुभ समझता हे जो परिसंख्या से निकलती 
है। वह दिन के अशुभ भाग की तुलना विषाक्त बाण से मरे हुए मृग के घाव से करता 
है। रोग विषाक्त गोली के परिसर से परे नहीं जाता; यदि उसको काट दिया जाय तो 
पीड़ा दूर हो जाती है। छ i 

जो कुछ पुलिस पराशर के विषय में कहता हे उसके अनुसार, हिन्दू नक्षत्रों में 
व्यतीपातों की एक संख्या मान लेते हैं, परन्तु उन सबका परिसंख्यान उसी रीति से किया 
जाता है जो उसने दी है। गणना अपने प्रकार में नहीं बढ़ती। इसलिए केवल इसके 
अकेले-अकेले नमूने ही अधिक बहुसंख्यक हो जाते हैं। 
अशुभ-कालों पर भट्टिल (?) का अवतरण 

ब्रह्मा भट्टिल (?) अपने ज्योतिष-प्रन्थ में कहता हे a 

“यहाँ ८ समय है, जिनके मापने के मान नियत ç | यदि सूर्य और चन्द्र के स्फुट 
स्थानों का योग उनके बराबर हो, तो वे अशुभ 603 ये हैर 

१. बक-षूत (?) इसका मापन-मान ४ राशिया हैं। 


` ` g A ` 
= l 
२. गण्डान्त | इसका मापन-मान ४ राशियाँ और १३ ; अंश हे 


३. लाट (?), या साधारण व्यतीपात | इसका मापन-मान ६ राशियां हे । 


: a 
ý और s= | 
४. चास (2) इसका मापन-मान ६ राशियां और ६ ड अश हे 
५. बई (2), जो ae व्यतीपात भी कहलाता हे। इसका मापन-मान ७ राशियों 
और १६३ अंश है। 
७ gU 3 
T ओर १३- अंश El 
६. कालदण्ड | इसका मापन-मात ८ राशियाँ ओर १३ : 


है तील क 
T > अंश हे। 
(2) इसका मापन-मान ९ राशियाँ ओर २२ : 


२ राशियाँ हैं। 


७. व्याषात 
८. वैधृत । इसका मापनःमान १ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२०२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


ये योग विख्यात हैं, परन्तु जिस प्रकार तीसरे और ८वें का किसी नियम तक पता 
लगाया जा सकता है वैसे इन सब का नहीं लगाया जा सकता। इसलिए गिरते हुए कौ 
कलाओं द्वारा निश्चित उनकी कोई संस्थिति नहीं, केवल साधारण कूत द्वारा ही हे। 
वराहमिहिर के कथन के अनुसार, इस प्रकार व्याक्षात (?) की और बक्षूत (?) की संस्थिति 
एक मुहूर्त है । गण्डान्त की और बई (2) की संस्थिति दो Ted है। 

हिन्दू इस विषय का बहुत लम्बा और बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन करते हें 
परन्तु बिलकुल व्यर्थ। हमने इसका वृत्तान्त उपर्युक्त पुस्तक में दिया हे। 
करण-तिलक के अनुसार सत्ताईस योग 

ज्योतिष-ग्रन्थ करणःतिलक सत्ताईस योगों का उल्लेख करता हे, (पृष्ठ ३०१) जिनका 
परिसंख्यान आगे लिखे ढंग से किया जाता $— 

सूर्य का स्फुट स्थान चन्द्र के स्फुट स्थान में जोड़ो, सारे जोड़ की कलाएं बनाओ 
और इस संख्या को ८०० पर भाग दो। भागःफल पूर्ण योगों को दिखलाता है। अवशेष 
को ६० से गुणा करो ओर गुणन-फल को सूर्य और चन्द्र की भुक्तियों के योग पर भाग 
दो | भाग-फल दिनों की कलाओं और क्षुद्रतर भग्नांशों को दिखलाता है अर्थात्‌ वर्तमान 
योग का वह समय जो बीत चुका है। 


हमने योगों के नाम और गुण श्रीपाल से नकल किये Š | और उनको आगे लिखी 
तालिका में दिखलाते हैं- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उन्नासीवा परिच्छेद २३३ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद 
हिन्दुओं के फलित-ज्योतिष के प्रास्ताविक नियमों 
पर और मुहूर्त ज्योतिष-सम्बन्धी गेणनाओं के विषय 
` प्रें उनकी रीतियों का संक्षित वर्णन 


भारतीय फलित-ज्योतिष मुसलमानों को अज्ञात है। 
इन (मुसलिम) देशों में हमारे धर्म-भाई फलित-ज्योतिष की हिन्दू-रीतियों से परिचित 
नहीं और उन्हें इस विषय पर किसी भारतीय पुस्तक के अध्ययन का कभी अवसर नहीं 
मिला। अतएव, वे हिन्दुओं के मुहूर्त-ज्योतिष को अपने ज्योतिष जैसा ही समझते हैं। जिन 
बातों का हमने स्वयं हिन्दुओं में चिह्न मात्र भी नहीं पाया, वे उनको भारतीय मूल के रूप 
में gad हें। क्योंकि अपनी इस पुस्तक के पूर्वभाग में हमने प्रत्येक चीज़ का कुछ न 
कुछ दिया है, इसलिए हम उनके फलित-ज्योतिष के सिद्धान्त का भी उतना कुछ दे देंगे 
जो पाठकों को उनके साथ इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करने में समर्थ कर देगा। (पृष्ठ 
३०२) यदि हम इसका सर्वागपूर्ण वर्णन देने लगें, तो यह काम हमें बहुत देर तक रोक 
रखेगा, चाहे हम सब विस्तारों को छोड़कर केवल मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन करने 
तक ही अपने को परिमित रखें। 
पहले, पाठकों को जानना चाहिए कि अपने अधिकांश पूर्वचिह्वो में वे केवल पक्षियों 
की उड़ान से शकुन लेने और मुख-सामुद्रिक जैसे साधनों के ही भरोसे रहते हे और वे 
इस पार्थिव जगत्‌ के व्यवहारों के विषय में-जैसा कि उन्हें करना चाहिए--तारों के विपलों 
शल पुस्तक में ऐसा ही है) से सिद्धान्त नहीं निकालते । ये तारे दिव्य मण्डल की परिणति 
i 
ग्रहों पर 
ग्रहों की संख्या सात के विषय में हमारे और हिन्दुओं के बीच कोई भेद नहीं । 
वे उनको ग्रह कहते € | उनमें से कुछ सदा शुभ हैं अर्थात्‌ बृहस्पति, शुक्र और चद्धमा। 
ये सौम्य ग्रह कहलाते Š | दूसरे तीन सदा अशुभ हैं अर्थात्‌ शनि, मंगल और सूर्य | ये 
क्रूर ग्रह कहलाते हें | क्रुर ग्रहों में वे राहु को भी गिन लेते हैं, यद्यपि, वास्तव में यह तारा 
नहीं । एक ग्रह ऐसा है जिस पर स्वभाव परिवर्तनीय है और उस ग्रह के स्वभाव पर 
अवलम्बित है जिसके साथ कि यह संयुक्त है, चाहे यह शुभ हो या अशुभ | यह बुध 
ë | किन्तु, अकेला होने पर, यह शुभ Š | 
आगे दी हुई तालिका सात ग्रहों के स्वभावो और उनके सम्बन्ध में प्रत्येक बात 
को दिखलाती à— 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


aa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेट २०५ 


nen 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद 


७ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सोवाँ परिच्छेद २०९ 
पूर्ववर्ती तालिका पर व्याख्यात्मक टिप्पणी 


इस तालिका का जो स्तम्भ ग्रहों के परिमाण और शक्ति के क्रम को दिखलाता 
है, वह आगे लिखे काम देता है--कभी-कभी दो ग्रह ठीक एक ही चीज़ को दिखलाते, 
एक ही प्रभाव डालते ओर प्रस्तुत वृत्त से एक ही सम्बन्ध रखते Š | इस अवस्था में उस 
ग्रह को अच्छा समझा जाता हे जो, प्रस्तुत स्तम्भ में, दोनों में से बड़ा या अधिक बलवान्‌ 
बताया गया हें। 
गर्भ के मास 

गर्भ के मासाँ से सम्बन्ध रखनेवाले स्तम्भ को इस टिप्पणी से पूर्ण कर दिया जाता 
हे कि वे आठवें मास को जन्मपत्रिका के प्रभावाधीन समझते हें जिससे गर्भपात हो जाता 
है। उनके अनुसार, भ्रूण, इस मास में, भोजन के सूक्ष्म सारों को ग्रहण करता है। यदि 
उसका जन्म उन सबको ग्रहण करने के पश्चात्‌ होता है, तो वह जीवित रहता हे, परन्तु 
यदि वह उसके पूर्व ही जन्म ले लेता है तो वह अपनी बनावट में किसी कमी के कारण 
मर जाता हे। नवाँ मास चन्द्रमा के प्रभाव के अधीन और दसवां सूर्य के प्रभाव के अधीन 
होता Pg वे गर्भ की इससे अधिक लम्बी संस्थिति की बात नहीं करते, परन्तु यदि वह 
दैवयोग से इससे लम्बी हो जाय, तो उनका विश्वास है कि, इस काल में, वायु द्वारा कोई 
अपक्रिया होती है | गर्भपात की जन्म-पत्रिका के समय, जिसका निश्चय वे गणना द्वारा 
नहीं, ऐतिह्य द्वारा करते हैं, (पृष्ठ ३०४) वे ग्रहों की दशाओं और प्रभावों का पर्यवेक्षण 
करते और जैसे यह या वह ग्रह दैवयोग से प्रस्तुत मास का अधिष्ठाता हो उसके अनुसार 
वे अपनी व्यवस्था देते हैं। 


ग्रहों की मित्रता ओ शत्रुता x 

ग्रहों के एक दूसरे Q Hor और शत्रुता, तथा भवन-स्वामी के प्रभाव का प्रश्न, | 
उनकी फलित ज्योतिष में बड़े महत्त्व का Š | कभी कभी ऐसा हो सकता हे कि, समय के x 
किसी विशेष निमेष में, यह स्वामित्व अपने मूल गुण को सर्वथा खो बेठे । आगे चलकर x 
हम और उसके अकेले-अकेले वर्षों के परिसंख्यान के सम्बन्ध में एक स्वामित्व नियम 


देंगे। 
राशियाँ । = 

न तो क्रान्तिमण्डल की राशियों की संख्या के रूप में संख्या बारह के विषय š 
और न उस रीति के विषय में जिसमें ग्रहों का स्वामित्व उन पर बाटा गया है, हममें और 
हिन्दुओं में कोई भेद है । : 

समग्र रूप से प्रत्येक राशि के विशेष गुण क्या-क्या 
दिखलाती है-- 


है, यह आगे लिखी तालिका 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
nn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


m अलवेखूनी-वर्णित भारत 
IE 28, EBE EE EEREE | 
हत का लि BEBEE | 
हक 8808. 
rE E. 1 
BE ... eee ax EB | 
| TIT Ë ë Ë Ë | 
Ë 
: | 
[on T1 bEEEEE] 
कक M bebe LEE 
WEE EBs beer E É. 
EË २९७७४७ E Ee 
Sm eo ही 

SHE 2 BH 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


i 
Í 
l 
1 
1 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेट 


== 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


PO 
^e 


कुम्भ मीन | PU 


= 


~फल — by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


जि EF 


जलमय | 
द्विपद दूसरा | 
आधा 
सारा एक 
मनुष्य । 
मानुषी भाग [ufa में 
दिन में, 
दूसरा रात 
को। 


| मकर 
एक द्विपद, |आधा एक 
भाग पिछला 


निचला |जलमय जलमय, या 


द्विपद, आधा 
आधा 

भाग 

चतुष्पद | 


धनु 


उभचर |ऊपर का [पहला आधा |पहला 
आधा 


fa 
I 


तुला 


la किस प्रकार के |चतुष्पद |चतुष्पद [मानवीय |उभचर |चतुष्पद |द्विपद | द्विपद 
द्विपद 
रात [दिन में। 


वे 
प्राणी हें। 


रात 


उनके |को। |को। 


के 
प्रबलतम प्रभाव के 
॥ समय | 


|भिन्न भिन्न प्रकारों 


| 
| 
J 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद २१३ 

फलित-ज्योतिष की कुछ परिभाषाओ की व्याख्या 

ग्रह की उच्चता या ऊंचाई, भारतीय भाषा में उच्चस्थ और इसका विशेष अंश 
परमोच्चस्थ कहलाता हे । प्रह की गहराई या नीच स्थान नीचस्थ और इसका विशेष अंश 
परमनीचस्थ कहलाता हे | मूल त्रिकोण एक प्रबल प्रभाव है, जो किसी ग्रह के साथ आरोपित 
किया जाता हे, जब वह अपने दो घरों में से एक HŠ हर्ष में होता है। 

जैसे हमारी रीति हे, वैसे वे त्रिकोण दृष्टि का सम्बन्ध तत्त्वो और प्रारम्भिक स्वभावों 
के साथ नहीं करते, परन्तु वे, जेसा कि तालिका में अलग-अलग दिखलाया गया है, उनका 
लगाव प्रायः दिग्मण्डल की दिशाओं के साथ करते हैं। 

वे घूमती हुई राशि को चरराशि अर्थात्‌ चलती हुई, खड़ी को स्थिरराशि अर्थात्‌ 
sett हुई और दुहरे शरीरवाली को द्विस्वभाव अर्थात्‌ दोनों इकट्ठी कहते हैं। 


भवन 


क्योंकि हमने राशियों की तालिका दी है, इसलिए आगे हम भवनों की एक तालिका 
देते हैं, जिसमें उनमें से प्रत्येक के गुण दिखलाये गये हैं। 

उनमें से आधे जो पृथ्वी से ऊपर हैं छत्र अर्थात्‌ छोटे छाते कहलाते हैं और पृथ्वी 
के नीचे के आधों को वे नौ अर्थात्‌ जहाज़ कहते हैं । (पृष्ठ ३०६) फिर, वे उन आधों को 
जो ऊपर को चढ़ते हुए आकाश के मध्य में जाते हैं और दूसरे आधों को जो नीचे उतरते 
हुए पृथ्वी की चूल तक जाते हैं, धनु अर्थात्‌ धनुष कहते हैं। चूलों को वे केन्द्र, अगले 
भवनों को पणफर और झुके हुए भवनों को आपोक्लिम कहते हैं-- 


CC-0. UP State — | Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वणित भारत 


२१४ 


|Ë lË Ë 
Bb ie udi 
lplijb hhh 
pb Eb 3b 


।३ ४ ३्‌|  igpa| Bas है ues 
[५२ kre lk] qe br peje [६९9३ पाने ४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद 


| hb) ४ Jeol +५] | 
p hPl १२ lbie pe arak | 
12 DB 2b alek | 
७५२] p Mhfle % Denki? 
| है 1123 | 
1:७५] Ë R fbb bik beh | 
| हे Ion ip] | 
Ë kh le bitte ५६ kbh | 


< 


CC-0. UP State gum equ ioo c कछ Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२१६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अब तक जिन ब्योरों का उल्लेख हुआ हे वे वास्तव में हिन्दू फलित-ज्योतिष की 
प्रधान बातें हे अर्थात्‌ ग्रह, राशियाँ और भवन । (पृष्ठ ३०७) इनमें से प्रत्येक का क्या 
अर्थ है और उससे क्या शकुन निकलता है, जो यह मालूम करना जानता है, व गक 
चतुर पारदर्शी की और इस विद्या में पारंगत की उपाधि का आधिकारी हैं। 


१. राशि के नीमबहरों में विभाग पर 

इसके आगे राशियों के क्षुद्रतर भागों में बॉट आती हे, पहले नीमबहरों में, जो 
होरा अर्थात्‌ घण्टे कहलाते है; क्योंकि आधी राशि लगभग एक घंटे के समय में उदय 
होती हे | प्रत्येक नर राशि का पूर्वार्द्ध सूर्य के प्रभावाधीन होने से, अशुभ हे, क्योंकि वह 
नर प्राणी उत्पन्न करता है; और उत्तराद्ध॑, चन्द्रमा के प्रभावाधीन होने से शुभ है, क्योंकि 
वह नारी प्राणी उत्पन्न करता हे | इसके विपरीत, नारी राशियों में पूर्वार् शुभ होता है 
और उत्तरार्द्ध अशुभ। 
२. ट्रेक्काणों में 


फिर द्रेक्काण नाम के त्रिभुज हैं। उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि वे हमारी पद्धति के नाम-मात्र ट्रेजानात से अभिन्न मात्र हैं। 
३. नुहबहरों में 

फिर नुहबहरात (फारसी “नो भाग”), जो नवांशक कहलाते हैं | क्योंकि फलित-ज्योतिष 
की विद्या की प्रस्तावना की हमारी पुस्तकें उनके दो प्रकारों का उल्लेख करती हैं, इसलिए 
हम यहाँ भारत-प्रेमियो की जानकारी के लिए उनके विषय में हिन्दू कल्पना की व्याख्या 
करते ë | तुम राशि o^ और उस कला के बीच के अन्तर को, जिसका नुहबहर तुम 
मालूम करना चाहते हो, कलाएँ बनाते हो और उस संख्या को २०० पर भाग देते हो । 
भाग-फल चरराशि से आरम्भ करके, जो प्रस्तुत राशि के त्रिकोण में हे पूर्ण नुहबहरों या 
नवांशों को दिखलाता है; तुम क्रमागत राशियों पर संख्या गिन लेते हो, जिससे एक राशि 
एक नुहबहर के अनुरूप होती ë | जो राशि नवांशों में से उस अन्तिम के अनुरूप है जो 
तुम्हारे पास हे वह उस नुहबहर की स्वामी Š जिसको हम मालूम करना चाहते Š | 

प्रत्येक चरराशि का पहला नुहबहर, प्रत्येक स्थिरराशि का पाँचवाँ और प्रत्येक 
द्विस्वभाव का नवाँ वर्गोत्तम, अर्थात्‌ महत्तम भाग कहलाता Š | 
४. qned भागो में 


फिर बारहवें भाग, जो बारह शासक कहलाते हैं, राशि के भीतर किसी नियत स्थान 
के लिए इस रीति से मामूल किये जाते हैं-राशि के ०” और प्रस्तुत स्थान के बीच के 
अन्तर की कलाएँ बनाओ और उस संख्या को १५० पर भाग दो। भागफल पूर्ण बारहवें 
भागों को दिखलाता है, जिनको तुम, प्रस्तुत राशि से आरम्भ करके अगली राशियों पर 
गिन लेते हो, जिससे एक बारहवा भाग एक राशि के अनुरूप होता Š | उस राशि का 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | | 
अस्सीवाँ परिच्छेद २१७ 


स्वामी, जिसके अनुरूप कि अन्तिम बारहवाँ भाग हे, साथ ही प्रस्तुत स्थान के बारहवें भाग 
का स्वामी हे | 
५. ३० आंशों 3 
इसके अतिरिक्त त्रिशंशक नाम के अंश अर्थात्‌ तीस अंश, जो हमारी सीमाओं के 
समान हें । उनका क्रम यह हे, प्रत्येक नर राशि के पहले पाँच अंश मंगल के, उनसे अगले 
पाँच शनि के, उनसे अगले आठ बृहस्पति के, उनसे अगले सात बुध के ओर अन्तिम 
पाँच शुक्र के हैं। नारी राशियों में क्रम ठीक इससे विपरीत हो जाता हे अर्थात्‌ पहले पाँच 
अंश शुक्र के, अगले सात बुध के, अगले आठ वृहस्पति के, अगले पाँच शनि के ओर 
अन्तिम पाँच बुध के हें। 
ये वे मूल तत्त्व हैं जिन पर प्रत्येक फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी गणना अवलम्बित है। 
दृष्टियों के भिन्न-भिन्न प्रकारों पर 
प्रत्येक राशि की दशा का स्वभाव उस लग्न के स्वभाव पर अवलम्बित हे जो 
किसी दिये हुए समय में दिग्मण्डल पर उदय होता हे । दृष्टियो के विषय में उनका नियम 
यह है--एक राशि दो राशियों, एक उससे बिलकुल पहली और दूसरी उससे बिलकुल 
अगली, को नहीं देखती अर्थात्‌ उन पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती । इसके विपरीत, राशियों 
का प्रत्येक ऐसा जोड़ा, जिनके आरम्भ एक दूसरे से वृत्त को एक चौथाई, या एक तिहाई 
या आधा भाग दूर हैं, एक दूसरे की दृष्टि में ठरते हे (अर्थात्‌ एक दूसरे को देख पड़ते 
हैं)। यदि दो राशियों के बीच का अन्तर वृत्त का छठवा अश हो, तो इस दृष्टि को 
बनानेवाली राशियों की गिनती उनके मूल क्रम में की जाती हैँ; परन्तु यदि यह अन्तर ES | 
का पाँच-बारहवाँ भाग हो, तो दृष्टि को बनानेवाली राशियाँ का गिनती विपर्यस्त क्रम 
होती है। दृष्टियों (aspects) की विविध मात्राएँ है,जेसे- O O » 
किसी राशि और उससे अगली चौथी या ग्यारहवीं राशि के बीच को दृष्टि, दृ 
का चौथा-भाग ë; ue 
किसी राशि और उससे अगली पांचवीं या de 
किसी राशि और उससे अगली छठवीं या दसवीं राशि 
दृष्टि है; I | 
सातवीं बीच — पूर्णदृष्टि | 
किसी राशि और उससे अगली सातवी राशि के बीच की दृष्टि पूर्ण are 8I | 
: ऐसे ` की दृष्टि का उल्लेख नहीं करते जो दोनों एक ही a 
हिन्दू ऐसे दो ग्रहों के बीच को दृ |. 
राशि में ठहरे हुए हों। : 
ग्रहों i शत्रुता 1 
-ठसरे ३ š विशेष ग्रहों की मित्रता आर | 
दसर ep supa! LIEK अकेले-अकेले md की मित्रता और शत्रुता के बीच परिवर्तन । 
एक दूसरे के विषय में अकेले-अकैल | 
के सम्बन्ध में, हिन्दुओं के पास यह नियम ९ | 


1 नवीं राशि की दृष्टि आधी दृष्टि हे; 
के बीच की दृष्टि तीन-चोथाई 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
nn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२१८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


यदि कोई ग्रह ऐसी राशियों में आ ठहरता है जो, इसके उदय होने के सम्बन्ध 
में दसवीं ग्यारहवीं, बारहवीं, पहली, दूसरी, तीसरी और चाथी राशियों हैं, तो इसका स्वभाव 
बदल कर अच्छा हो जाता है | (पृष्ठ ३०८) यदि यह अतीव विरोधी ह, तो यह मध्यम 
हो जाता है, यदि यह मध्यम हे, तो यह मित्र हो जाता है; यदि यह मित्र हे तो यह अतीव 
मित्र बन जाता हे। यदि यह दूसरी सब राशियों में आ ठहरता हं, तो इसका स्वभाव 
बदलकर बुरा हो जाता हे | यदि आदि में यह मित्र हो, तो यह समवृत्ति बन जाता हं; यदि 
यह समवृत्ति हो, तो यह विरोधी हो जाता है; यदि यह विरोधी हो तो यह आर भी बुरा 
बन जाता है। ऐसी अवस्थाओं में, ग्रह का स्वभाव वर्तमान समय के लिए नेमित्तिक होता 
हे, जो अपने को उसके मूल स्वभाव के साथ मिला देता है । 


प्रत्येक ग्रह की चार शक्तियाँ 

इन बातों की व्याख्या कर चुकने के अनन्तर, अब हम उन चार बलों का उल्लेख 
करते हैं जो प्रत्येक ग्रह के लिए विशिष्ट हैं-- 
लघुजातकम्‌, अ. २, श्लोक ८ 

१. स्वाभाविक शक्ति, जो स्थानबल कहलाती हे, जिसका उपयोग ग्रह उस समय 
करता है, जब वह अपने उन्नतांश, अपने भवन या अपने मित्र के घर, या अपने भवन के 
नुहबहर में, या उसके उन्नतांश में या उसके मूलत्रिकोण अर्थात्‌ शुभ ग्रहों की पंक्ति में 
होता है। यह बल सूर्य ओर चन्द्र के लिए उस समय निजी होता है जब वे शुभ राशियों 
में होते हैं, जैसा कि यह दूसरे ग्रहों के लिए तब निजी होता हे, जब वे अशुभ राशियों 
में होते हैं। विशेषतः यह बल चन्द्रमा के लिए उसके परिवर्तनकाल के पहले तृतीय में 
स्वाभाविक होता है, जब कि यह प्रत्येक ऐसे ग्रह को सहायता देता है जो वही बल प्राप्त 
करने के लिए इसके सामने, ठहरा होता हे | अन्ततः यह लग्न के लिए स्वाभाविक है, यदि. 
यह द्विपद को दिखलानेवाली कोई राशि हो। 


लघुजातकम्‌ अ. २, श्लोक 99 


२. वह शक्ति जो दृष्टिबल अर्थात्‌ पाश्विक बल और दृग्बल भी, कहलाती है, 
जिसको ग्रह उस समय उपयोग में लाता हे जब वह केद्ध में खड़ा होता है जिसमें कि 
यह प्रबल होता हे ओर, कुछ लोगों के मतानुसार, उस समय भी जब वह केन्द्र (कील) के 
बिलकुल पहले ओर पीछे दो भवनों में होता है। लग्न के लिए यह, यदि वह द्विपदे को 
दिखलानेवाली राशि हो, तो दिन में ओर यदि वह चतुष्पद राशि हो, तो रात को और 
दूसरी राशियों की दोनों संधियों (आदि और अन्त में संध्या की अवधियों) में निजी होता 
है | इसका संबंध विशेष रूप से जन्मपत्रिकाओ के फलित-ज्योतिष से Š | फलित ज्योतिष 
के दूसरे भागों में, जैसा कि वे कहते हे, यह बल दसवीं राशि के लिए यदि वह चतुष्पद 
को टिखलाती है, सातवीं राशि के लिए, यदि वह वृश्चिक या कर्क है और चौथी राशि 
के लिए यदि वह कुम्भ या कर्क है, निजी हे 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अस्सीवाँ परिच्छेद २१८ 

लघुजातकम्‌ अ. २, श्लोक ५ 

३. जीतनेवाली शक्ति जो चेष्टाबल कहलाती है, जिसका प्रयोग ग्रह उस समय 
करता है जब वह प्रतीप गति में होता है, जब वह छिपाव से निकलकर दृश्य तारे के रूप 
में चार राशियों के अन्त तक कूच करता है, ओर जब उत्तर में शुक्र के सिवा ओर किसी 
ग्रह से इसका मिलाप होता है। क्योंकि शुक्र के लिए दक्षिण वैसा ही जैसा कि दूसरे ग्रहों 
के लिए उत्तर। यदि दो (--? वाचनाक्षम) इस (दक्षिण) में set, तो उनके लिए यह बात 
विशिष्ट है कि वे, कर्कसंक्रान्ति की ओर चलते हुए, (सूर्य के वार्षिक भ्रमण के) चढते हुए 
अर्ड में ठहरते हें और चन्द्रमा विशेष रूप से--सिवा सूर्य के--दूसरे ग्रहों के निकट ठहरता 
है, जो उसको थोड़ा सा यह बल देते हें । 

फिर, यह बल लग्न के लिए विशिष्ट होता है, यदि उसका स्वामी उसमें हो, यदि 
दोनों बृहस्पति और बुध को देखते हों, (अर्थात्‌ आमने-सामने हों) यदि लग्न पर अशुभ 
ग्रहों की दृष्टि न पड़ती हो और उनमें से कोई भौ-सिवा स्वामी के--लग्न में न हो। 
क्योंकि यदि इसमें कोई अशुभ ग्रह है, तो यह बृहस्पति और बुध को दृष्टि को निर्बल 
कर देता है, जिससे इस बल में उनका वास उसके प्रभाव को खो बैठता है | 


लघुजातकम्‌, अ. Q, श्लोक ६ 

४. चौथी शक्ति कालबल अर्थात्‌ ऐहिक शक्ति है, जिसका प्रयोग दैनिक ग्रह दिन 
में, नैश ग्रह रात में करते हैं। यह बुध को इसके परिभ्रमण की सन्धि में विशिष्ट है, जब 
कि दूसरे कहते हें कि बुध में यह बल सदा रहता हे, क्योंकि उसका दिन और रात दोनों 
के साथ एक सा सम्बन्ध है। - : 

फिर यह बल शुभ ग्रहों को शुक्ल पक्ष में और अशुभ ग्रहों को कृष्ण पक्ष में 
स्वाभाविक है। लग्न को यह सदा विशिष्ट cal ae 

दूसरे गणक भी जिन अवस्थाओं में i चार बलों में से m = किसी ग्रह को 
विशिष्ट होता है, उनमें वर्षों, मासों, दिनों और घंटों का उल्लेख करते हँ। 


लघुजातकम्‌, अ. २, श्लोक ७ E 

: अब ये ही बल हें जिनकी गणना ग्रहों के लिए और लग्न के n की SEM 
यदि अनेक ग्रहों में से प्रत्येक में अनेक बल हों, तो प्रबल वह है जिसमें सब E af Ç 
हों। (पृष्ठ ३०९) यदि दो ग्रहों में बलों की संख्या एक सी हो, तो प्रबलता उस 


में नैसीक 
जिसका आयतन बडा है। इस प्रकार का आयतन TS X ८ की तालिका में dub 
: > | 
बल कहलाता है | यह आयतन या बल में ग्रहों का क्रम 


_ अकेले ग्रह देते हैं। इन वर्षा के तीन प्रकार 
जीवन के वर्ष जो का परिसंख्यान किया जाता हे तीन भिन्नभिन्न 
मध्यम वर्ष 


प्रकारों के हैं, जिनमें से दो का परिसंख्यात उन्नतांश से दूरी के m है। 
पहले और दूसरे प्रकार के मापों को हमने तालिका TS २०८ में दिख 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 
[4 


nnn 


Se Foundation Trost Delhi and eGangoti Š” — Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


Aa) 
A) 
° 


wem और नैसर्गिक उन्नतांश के अंश गिने जाते हैं जब सूर्य के उपर्युक्त बल 
चन्द्रमा और लग्न के बलों से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अधिक होते हें, तब पहले प्रकार का 
परिसंख्यान होता है। यदि चन्द्रमा के बल सूर्य के ओर लग्न के बलों से बढ़ जाते हें 
तो दूसरे प्रकार का परिसंख्यान किया जाता Ed 


पहला प्रकार 

तीसरा प्रकार अंशाय कहलाता हे ओर इसका परिसंख्यान तब होता हे, जब लग्न 
के बल सूर्य और चन्द्र के बलों से प्रबल हों । प्रत्येक वर्ष के लिए यदि वह अपने उन्नतांश 
के अंशों में ठहरा हुआ न हो, पहले प्रकार के वर्षों का परिसंख्यान यह है-- 
लघजातकम, अ, ६, एलाक १ 

तुम ग्रह के उन्नतांश के अंश से उसकी दूरी लेते हो यदि यह दूरी छः राशियों 
से अधिक हो, या, जिस अवस्था में यह छः राशियों से कम हो, इस दूरी और बारह 
राशियों के बीच का अन्तर लेते हो। इस संख्या का वर्षों की संख्या से गुणा किया जाता 
है। इस प्रकार राशियों के इकड़टी होकर मास, अंशों के दिन, कलाओं की दिन-कला हो 
जाती हैं और इन मूल्यों को बदल दिया जाता है, प्रत्येक साठ कलाओं को एक दिन में, 
प्रत्येक तीस दिनों को एक मास में और प्रत्येक बारह मासों को एक वर्ष में। लग्न के 
लिए इन वर्षों का परिसंख्यान यह है-- 
लघुजातकम्‌, अ. ६, श्लोक २ 

मेष के ०० से तारे के अंश का अन्तर लो, प्रत्येक राशि के लिए एक वर्ष, प्रत्येक 

१ at UNS ES ` : ओं ` ç विपलों 

रप अशा क लिए एक मास, प्रत्येक पांच कलाओं के लिए एक दिन, प्रत्येक पाँच विपलों 
के लिए एक दिन-कला। 
दूसरा प्रकार 


ग्रहों के लिए दूसरे प्रकार के वर्षों का परिसंख्यान यह है-अभी लिखे नियम के 
अनुसार ग्रह के उनताँश के अंशों से इसकी दूरी लो। इस संख्या को तालिका द्वारा 
दिखाई गई वर्षा की अनुरूप संख्या से गुणा किया जाता है और परिसंख्यान का अवशिष्टांश 
उसी रीति से चलता हे जिस तरह कि पहले प्रकार की अवस्था HI 

वर्षा के इस प्रकार का परिसंख्यान लग्न के लिए यह है--मेष के ०० d इसके 
अंश की दूरी लो प्रत्येक नुहबहर के लिए एक वर्ष; मास और दिन, इत्यादि, उसी रीति 
से जसा कि पूर्ववर्ती परिसंख्यान में जो संख्या तुम्हें प्राप्त होती है उसको १२ पर भाग 


दिया जाता हे और अवशेष १२ से कम होने के कारण, लग्न के वर्षों की संख्या को 
दिखलाता = | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अस्सीवाँ परिच्छेद २२१ 


तीपरा प्रकार 

` तीसरे प्रकार के वर्षों का परिसंख्या ग्रहों के लिए वही है जो लान के लिए हे 
और दूसरे प्रकार के लग्न के वर्षों के परिसंख्यान के सदृश di वह यह हे-- मेष के 
०० से तारे की दूरी लो, प्रत्येक नुहबहर के लिए एक वर्ष और सारी दूरी को १०८ से 
गुणा करो | तब राशियाँ इकट्ठी होकर मास, अंश-दिन, कलाएँ दिन-कला बन जाती š! 
छोटे मानों को बड़े मानों में बदल दिया जाता हे । वर्षो को १२ पर भाग दिया जाता हे 
और इस भजन से जो अवशेष प्राप्त होता है वह उन वर्षों की संख्या है जिनको तुम 
मालूम करना चाहते हो। 


लघुजातकम्‌, अ. ६, श्लोक १ 

इस प्रकार के सभी वर्ष आयुर्दाय के सामान्य नाम से पुकारे जाते ë | समीकरण 
होने के पूर्व वे मध्यमाय कहलाते हैं और इसमें से लॉघ जाने के पश्चात्‌ वे स्फुटाय 
अर्थात्‌ संशोधित कहलाते € | 
लग्न के दिये हुए जीवन के वर्ष तथा जीवन की संस्थिति के लिए विविध परिसंख्यान 

तीनों प्रकारों में लग्न के वर्ष स्फुटाय हैं, जिनको दो प्रकार के वियोजन द्वारा 
समीकरण का प्रयोजन नहीं, एक तो ईथर में लग्न की स्थिति के अनुसार और दूसरा 
दिग्मण्डल के सम्बन्ध में इसकी स्थिति के अनुसार । तीसरे प्रकार के वर्षा के लिए. संयोजन 
के द्वारा एक समीकरण विशिष्ट है, जो सदा एक ही रीति से चलती है। वह यह d— 

यदि ग्रह अपने विशालतम खण्ड में या अपने भवन, अपने भवन के द्रेक्काण या 
अपने उन्नतांश के द्रेक्काण में, अपने भवत के नुहबहर या उसके उन्नतांश के तुहबह में, 
या, साथ ही, इन स्थितियों में से अधिकांश में एक साथ ठहर तो उसके वर्ष वर्षा को 
मध्यम संख्या से दुगने होंगे । परन्तु यदि ग्रह प्रतीप गति में या न उन्नतांश में, या 
एक साथ दोनों में हो, तो इसके वर्ष वर्षों की मध्यम संख्या से तिगुने ç । (पृष्ठ ३१० : 

पहली रीति के अनुसार वियोजन के द्वारा समीकरण के विषय में, हम देखते हे 
कि उस ग्रह के वर्ष जो अपने निम्नांश में हैं, यदि वे पहले या दूसरे प्रकार के हों, तो 
घटाकर तिहाई और यदि वे तीसरे प्रकार के हों, तो आधे कर दिय जाते हैं। ग्रह का 
अपने विरोधी के घर में होना उसके वर्षों को संख्या का न SEE lue 

जिस ग्रह को qd की किरणों ने छिपा लिया ç और प्रभाव डालने से Pu 
है उसके वर्ष तीनों प्रकार के वर्षों की अवस्था म ee कर दिये जाते A 
शुक्र और शनि ही इसके अपवाद हैं, 5 की किरणों के उनको छिपा 

अ > 

SESS D Wi AA के द्वार समीकरण के विषय में, हमने पहले 

दूसरी पद्धति के अनुसार वियोजन के ८ aM m. 

में बता दिया है कि अशुभ और शुभ तारों में से, जब 


P 5S EE कितना व्यवंकलित किया जाता है । यदि दो या अधिक 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


229 अलबेरूनी-वर्णित भारत 


x 
x 


ग्रह एक भवन में एक साथ आ जाये, तो तुम परीक्षा करो कि उनमें से कौन सा बडा 
और प्रबल है। व्यवकलन प्रबल ग्रह के वर्षों में जोड़ दिया जाता हे और अवशेष वैसे 
का वैसा छोड़ दिया जाता है। 
यदि किसी अकेले ग्रह के वर्षो--तीसरे प्रकार के वर्षो-में भिन्न-भिन्न पाश्वों से 
दो संयोजन किये जायं, तो केवल एक ही संयोजन अर्थात्‌ जो दोनों में से लम्बा हे, हिसाब 
में लिया जाता है। जब दो व्यवकलन करने हों तब भी यही अवस्था होती है। किन्तु 
यदि एक संयोजन और एक वियोजन करना हो, तो तुम एक पहले और दूसरा पीछे करते 
हो, क्योंकि इस दशा में अनुक्रम भिन्न होता हे। 
इन रीतियों से वर्ष व्यवस्थित हो जाते हैं ओर उनका जोड़ उस मनुष्य के जीवन 
की संस्थिति है जो प्रस्तुत निमेष में उत्पन्न हुआ है। 
जीवन की संस्थिति के परिसंख्यान के अकेले-अकेले तत्त्व 
अब हमारे लिए अवधियों (मूल पुस्तक में ऐसा ही लिखा है) के विषय में हिन्दुओं 
की रीति की व्याख्या करना शेष है। जीवन उपर्युक्त तीन प्रकार के वर्षों में और जन्म 
के तत्काल पश्चात्‌ सूर्य और चन्द्र के वर्षों में विभक्त है | वह वर्ष प्रबल है जिसमें सबसे 
अधिक शक्तियाँ और बल है; यदि वे एक दूसरे के बराबर हों, तो उसका प्रभाव अधिक 
है जिसका अपने स्थान में सबसे बड़ा भाग (मूल में ऐसा ही लिखा हे) है तब उससे 
अगला इत्यादि p इन वर्षों का साथी या तो लग्न है या वह ग्रह है जो अनेक शक्तियों 
और भागों के साथ $= में ठहरा हुआ है। अनेक ग्रह एक E ER IE 
प्रभाव और अन्वय का निश्चय उनकी शक्तियों और अंशों से होता है। उनके पश्चात्‌ 
वे ग्रह आते हैं जो Sat के निकट हैं, तब वे जो झुकी हुई राशियों में हैं, उनके क्रम का 
निश्चय उसी रीति से किया जाता है जिस प्रकार के पूर्ववर्ती अवस्था में | इस प्रकार यह 
ज्ञात हो जाता है कि सम्पूर्ण मानुपी जीवन के किस भाग में प्रत्येक अकेले-अकेले ग्रह के 
वर्ष आते हैं। | 
किन्तु, जीवन के अकेले-अकेले भागों का परिसंख्यान केवल एक ही ग्रह के वर्षा | 
में नहीं, वरन्‌ उन प्रभावों के अनुसार किया जाता हे जो साथी तारे अर्थात्‌ वे तारे जो 
इसके सामने होते हैं, उस पर डालते Š | क्योंकि वे उसे अपने शासन में साझी होने और 
अपने वर्षों के भजन में भाग लेने पर विवश करते हैं। जो ग्रह उस राशि में पड़ा है 
जिसमें कि जीवन के प्रस्तुत भाग पर शासन करनेवाला ग्रह है, वह उससे आधा भाग ले 
लेता है । जो पांचवी ओर नवीं राशि में पड़ा है, वह उससे तीसरा भाग ले लेता है | जो 
चौथी और आठवीं राशि में पड़ा है, वह उससे एक चौथाई ले लेता Š | जो सातवीं राशि 
में है, वह उससे सातवा भाग ले लेता हे । इसलिए यदि अनेक ग्रह एक साथ एक स्थिति 
में आ जाये, तो उन सबमें वह भाग सामान्य होता है जिसको प्रस्तुत स्थिति आवश्यक 
ठहराती है | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


22074... THREE. S CE SM IU 0 TS AN eo णो 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अस्सीवाँ परिच्छेद २२३ 


ऐसे साहचर्य के वर्षों के परिसंख्यान के लिए (यदि शासक ग्रह की दृष्टि दूसरे 
ग्रहों पर पड़ती हो) रीति यह है-- 


एक ग्रह पर दूसरे ग्रह के स्वभाव का प्रभाव केसे पड़ता है 


वर्षों के स्वामी (अर्थात्‌ वह ग्रह जो मनुष्य के जीवन के किसी विशेष भाग पर 
शासन करता है) के लिए एक अंश के रूप में और एक हार के रूप में अर्थात्‌, एक पूरा, 
लो, क्योंकि यह सारे पर शासन करता है। फिर, प्रत्येक साथी (अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रह जो 
पहले को देखता है) के लिए इसके हार का केवल अंश लो (सारा अपूर्णांक नहीं)। तुम 
प्रत्येक हार को सभी अंशों और उनके योग से गुणा करते हो। इस क्रिया में मूल ग्रह 
और उसका भग्नांश छोड़ दिये जाते हैं। इससे सभी अपूर्णाकों का एक ही हारकांक बना 
दिया जाता है। समान हार छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक अंश को वर्ष के जोड़ से गुणा 
किया जाता है और गुणनफल को अंशों के योग पर भाग दिया जाता है। भागफल ग्रह 
के कालम्बूक (कालभाग ?) वर्षों को दिखलाता है। 

ग्रहों के प्रभाव की प्रबलता के प्रश्न का निश्चय हो चुकने के पश्चात, उनके क्रम 
के विषय में (? मूल पाठ में गड़बड़ है), जहाँ तक उनमें से प्रत्येक अपना व्यक्तिगत 
प्रभाव डालता है। (पृष्ठ ३११) जिस प्रकार पहले बताया जा चुका है उसी प्रकार (देखो 
पृष्ठ २२२), अधिक प्रभावशाली ग्रह वे हैं जो केन्द्रों में पड़े हैं, पहले प्रबलतम, तब उससे 
कम प्रबल, इत्यादि, तब वे जो केन्द्र के निकट हैं और अन्ततः वे जो झुकी हुई राशियों 
में हैं। 
हिन्दू-गणकों के अन्वेषण की विशेष रीतियाँ लघु जातकम्‌ अ. ३ क 3 PR 

qi में दिये हुए वर्णन से पाठकों को मालूम हो जाता S न्दू 
मानुषी mes का परिसंख्यान कैसे करते हँ | Web का स्थितियों से Ae 
वे उत्पत्ति पर (अर्थात्‌ जन्म के समय) और जीवन के प्रत्येक दिये a समय में as 
जाना जाता है कि भिल-भिन ग्रहों के वर्ष किस रीति से उस पर बंटे हुए हैं। EN Í 
के साथ हिन्दू गणक जन्मपत्रिकाओ की फलित-ज्योतिष की विशेष विधियों E ; 
जिनको दूसरी जातियाँ हिसाब में नहीं लेतीं। वे, उदाहरणार्थ, यह TRU Am: Es 
ri उपस्थित 

करते हैं, कि क्या, मनुष्य के जन्म के समय, उसका पिता उपस्थित था s: 
पर लग्न की दृष्टि न पडती हो, या जिस राशि में चन्द्रमा हं वह य य a a 
राशियों से घिरी हुई हो, या यदि शनि लग्न En या यदि मंगल सात 9 
तो चे यह परिणाम निकालते है किं वह प 

अध्याय तीसरा ४ (?) फिर वे सूर्य र ग o 
कले का यल करते Š कि क्या बालक TÍ ह ग्रह हो, या यदि चन्द्र और बृहस्पति 
एक ही राशि में हों और उनके साथ रके E बृहस्पति की दृष्टि संयुक्त सूर्य और चन्द्र 
लग्न की दृष्टि से अभी ओझल हुए हों या यदि बा 


हाल तक नहीं जियेगा। 
पर पड़नी अभी बन्द हुई हो, तो pm 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
—————— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२२४ अलबेरूनी-दर्णित भारत 


फिर, दीपक की अवस्थाओं के साथ किसी विशेष सम्बन्ध में, वे उस नक्षत्र की 
परीक्षा करते हें जिसमें कि सूर्य हो । यदि राशि चर राशि है, तो दीपका का प्रकाश जब 
इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, चलता हे | यदि वह स्थिर राशि है, 
तो दीपक का प्रकाश निश्चल रहता है; ओर यदि वह राशि द्विस्वभाव हे, तो यह एक बार 
चलता हे दूसरी बार निश्चल रहता है । 

फिर, वे इस बात की परीक्षा करते हें कि लग्न के अंशों का ३० के साथ क्या 
सम्बन्ध है | इसके अनुरूप दीपक की बत्ती का वह परिमाण हे जो कि जलकर नष्ट हो 
जाता ë । यदि चन्द्रमा पूर्ण चन्द्र हो, तो दीपक तेल से भरा रहता हे, दूसरे समयों पर तेल 
का घटाव या बढ़ाव चन्द्रकला के धटाव और बढ़ाव के अनुरूप होता हें। 

अध्याय ४, श्लोक ५--केन्द्रो में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह से वे घर के द्वार 
के सम्बन्ध में अनुमान निकालते हैं, क्योंकि इसकी दिशा इस प्रह की दिशा से या, जिस 
अवस्था में केन्द्रों में कोई ग्रह न हो, लग्न की राशि की दिशा से अभिन्न होती है । 

अध्याय ४, श्लोक ६--फिर, वे इस बात पर विचार करते हैं कि प्रकाश देनेवाला 
पिण्ड कोन सा है, सूर्य या चन्द्र यदि वह पिण्ड सूर्य Š तो घर नष्ट हो जायेगा । चन्द्र 
हितकर, मंगल दाहक, बुध धनुषाकार, वृहस्पति एकरूप और शनि वृद्ध Š | 

अध्याय ४, श्लोक ७--यदि बृहस्पति दसवीं राशि में अपने उन्नतांश में हो, तो 
घर में दो या तीन बगल की कोठरियाँ होंगी । यदि धनु में इसका लक्षण प्रबल है dr 
घर में तीन पार्श्वगृह होंगे; यदि यह दूसरी द्विस्वभाव राशियों में है, तो घर की बगल की 
कोठरियाँ दो होंगी। 

अध्याय v, श्लोक ८--सिंहासन ओर इसके पैरों के लिए पूर्वचिह मालूम करने 
के उद्देश्य से वे तीसरी राशि की, बारहवीं से लेकर तीसरी राशि तक इसके वर्गों ओर 
इसकी लम्बाई की परीक्षा करते हें । यदि इसमें अशुभ ग्रह हों, तो इसका पैर या पार्श्व 
उस रीति से नष्ट हो जायेगा जिस रीति से अशुभ ग्रह भविष्यकथन करता है। यदि यह 
मंगल हे, तो यह मुड़ जायेगा; यदि यह सूर्य है, तो वह टूट जायेगा; और यदि यह शनि 
है, तो वह बुढ़ापे से नष्ट हो जायेगा 

अध्याय ४, श्लोक १०-जो खियाँ घर में उपस्थित होंगी। उनकी संख्या उन 
तारों की संख्या के अनुरूप होगी जो लग्न की और चन्द्रमा की राशियों में हैं। उनके 
गुण इन तारामण्डलों के प्रतिबिम्बों के अनुरूप होते हैं। 

इन तारा-मण्डलों के वे तारे, जो पृथ्वी के ऊपर हे, उन feat की ओर संकेत 

करते हँ जो घर से चली जाती हैं ओर वे, जो पृथ्वी के नीचे हैं, उन खियों की भविष्य-वाणी 
करते हैं जो घर को आयँगी ओर इसमें प्रवेश करेंगी | 


लघुजातकम्‌, अध्याय १३, एलोक ३, ४ 


फिर, वे सूर्य या चन्द्र Š से प्रबलतर ग्रह के द्रेक्काण के पति से मनुष्य में जीवन 
की आत्मा के आने के विषय में अन्वेषण करते हें | यदि बृहस्पति द्रेक्काण हो तो यह 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 D थि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अस्सीवा परिच्छेद २२९ 


देवलोक से आती है; यदि यह शुक्र या चन्द्र हो, तो आत्मा पितृलोक से आती हे, यदि 
यह मंगल या सूर्य हो, तो आमा वृश्चिकलोक से आती है; और यदि यह शनि या बुध 
हो, ता आत्मा भृगुलोक से आती हे । 

और वे शरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा के प्रयाण के विषय में अन्वेषण करते 
हैं, जब यह उस लोक को प्रस्थान करती हे जो वैसे ही एक नियम के अनुसार, जो अभी 
दिया गया है, छठे या आठवें घरों के द्रेक्काण के स्वामी से प्रबलतर हे । किन्तु यदि 
बृहस्पति अपने उन्नतांश में, छठे घर में, या आठवें में, या केन्द्रों में से किसी एक में, या 
यदि लग्न सीन राशि है, (पृष्ठ ३१२) और बृहस्पति सब ग्रहों में प्रबलतम है और यदि 
मृत्यु के निमेष की राशि वही हे जो जन्म के निमेष की है, तो उस अवस्था में आत्मा 
मुक्त हो जाती है और इधर-उधर भटकती नहीं fact 

मैं इन बातों का उल्लेख पाठक को हमारे लोगों की और हिन्दुओं की 
फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी रीतियों में भिन्नता दिखलाने के लिए करता š | 
धूमकेतुओं पर x 

आकाश और जगत्‌ सम्बन्धी चमत्कारों के विषय में उनकी कल्पनाएँ और रीतियाँ 
बहुत लम्बी और साथ ही बहुत सूक्ष्म Š | जिस प्रकार हमने उनको जन्म-पत्रिकाओं की 
फलितज्योतिष में, जीवन की दीर्घता का निश्चय करने की कल्पना का ही वर्णन करने तक 
अपने को परिमित रखा है, उसी प्रकार हम विज्ञान के इस विभाग में, उनमें से उन लोगों 
के कथनों के अनुसार, जिसके विषय में यह माना गया है कि वे इस विषय को सम्यक्‌ 
रूप से जानते हैं, अपने को धूमकेतुओं की जातियों तक ही परिमित रखेंगे। धूमकेतुओं 
की उपमिति बाद को अन्य दूरस्थ विषयों तक बढ़ा दी जायेगी । 


वराहमिहिर की संहिता से अवतरण 

- नाग का सिर राहु, पूँछ केतु कहलाती हे। हिन्दू पूँछ की बात क्वचित्‌ ही करते 
हे, वे केवल सिर का ही उपयोग करते हैं। बहुत करके सभी धूमकेतु, जो आकाश पर 
प्रकट होते हैं, केतु भी कहलाते हैं। 


वराहमिहिर की संहिता से अवतरण 

बराहमिहर कहता है (अध्याय ३, श्लोक ७ १२) 

तेतीस š | वे भिन्न-भिन्न प्रकार के 

“राहु के तेतीस पुत्र हैं जो तामसकीलक कहलाते Š | कु 
धूमकेतु हैं। राहु के उनसे दूर चले जाने या न जाने से कोई अन्तर i | उनके 
पूर्वचह उनके आकारों, रंगों, आयतनों और स्थितियों के अनुरूप हैं। श्लोक cS 
बुरे भ हे जिनका आकार ae का या सिसकटे मनुष्य क है। वे ज 
छुरी, धनुष-बाण का ë | श्लोक ९, १० — सदा सूर्य और चन्र कै म 
और पानी को उकसाकर गाढा और वायु को उकसाकर चमकता हुन सा मत 
वे पवन में ऐसा तुमुल उत्पन्न करते हैं कि आधिया विशालतम वृ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
rns 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२२६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


और उडते हुए कंकड लोगों को पिंडलियों और घुटनों में लगते हें । वे समय के स्वरूप 
को बदल देते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होने लगता हैं कि ऋतुओं ने अपने स्थान बदल लिये 
हैं। जब अशुभ और विपज्जनक घटनाएँ बहुसंख्यक हो जाती हैं जैसा कि भूकम्प 
भूमि-स्खलन, जलानेवाली गरमी, आकाश को लाल दहक, वन्य जन्तुओं की अविरत गर्जना 
और पक्षियों की चिल्लाहट, तब जान लो कि यह सब राहु के पुत्रों से आता हे | श्लोक 
११--यदि ये घटनाएँ ग्रहण या धूमकेतु की दमक के साथ-साथ घटें, तब जो कुछ तुमने 
भविष्य-कथन किया है उसको इसमें पहचानो और राहु के पुत्रों के सिवा और दूसरे प्राणियों 
से पूर्व लक्षण लेने की चेष्टा न करो। श्लोक १२- विपत्ती के स्थान में उन (धूमकेतुओं) 
के प्रदेश की ओर पूर्व के पिण्ड के सम्बन्ध में आठों पाश्वों की ओर, संकेत करो ।” 

वराहमिहिर-संहिता (अध्याय ११, श्लोक १-७) में कहता है--“जो कुछ गर्ग, 
पराशर, असित तथा देवल की पुस्तकों और दूसरी पुस्तकों में है, चाहे वे पुस्तकें कितनी 
ही बहुसंख्यक क्यों न हों, उसका पूर्ण रूप से वर्णन करने के पूर्व मैंने धूमकेतुओं का 
वर्णन नहीं किया |” 

“यदि पाठक उनके दर्शन और अदर्शन का ज्ञान पहले से प्राप्त नहीं करता, तो 

उनके परिसंख्यान का समझना असम्भव हे, क्योंकि वे एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकारों 
COE ५ 
“कई पृथ्वी से ऊंचे और दूर हैं और नक्षत्रों के तारों के बीच प्रकट होते हैं । वे 
दिव्य कहलाते ë U 
कई एक की पृथ्वी से मध्यम दूरी है। वे आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकट होते 
हैं। वे आन्तरिक्ष्य कहलाते हैं।” 
४ “कई पृथ्वी के निकट हैं और पृथ्वी पर, पर्वतों, घरों और वृक्षों पर गिर पड़ते 
।” 
. “कभी-कभी तुम एक प्रकाश को पृथ्वी पर गिरता देखते हो, जिसको लोग आग 
समझते हैं | यदि यह आग नहीं, तो यह केतु-रूप अर्थात्‌ धूमकेतु के आकारवाला है U 

“वे जन्तु जो, वायु में उडते समय, चिंगारियों के सदृश या उन अग्नियों के सदृश 
देख पड़ते हें जो पिशाचों और निशाचरों के घरों में रहती हैं, फुलझड़ियाँ और दूसरी चीज़ें 
धूमकेतुओं की जाति से नहीं।” 

“इसलिए, इसके पूर्व कि तुम धूमकेतुओं के पूर्वचिह बता सको, तुम्हें उनके स्वरूप 
का जानना आवश्यक हे, क्योंकि पूर्वचिह उसके तुल्य होते हैं | (पृष्ठ ३१३) ज्योतियों का 
वह वर्ग जो वायु में हे और झण्डों, शस्रो, घरों, वृक्षों पर, घोड़ों तथा हाथियों पर, गिरता 
है और वह वर्ग जो ऐसे स्वामी से आता है जो नक्षत्रों के तारों में देखा जाता है--यदि 
चमत्कार का सम्बन्ध इन दो वर्गों में से किसी एक के साथ नहीं और न उपर्युक्त आभासों 
के साथ है, तो यह भौम केतु हे। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


FE AREE X V NO 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद २२७ 


श्लोक ५-- धूमकेतुओं के संख्या के विषय में विद्वानों का आपस में मत-भेद 
है। कुछ के मतानुसार वे १०१ और कुछ के मतानुसार १००० हैं। नारद मुनि के अनुसार, 
वह एक ही है, जो बहुत से भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता है, सदा एक रूप को छोड़कर 
दूसरे रूप को धारण करता है ।” 

“श्लोक ७--उनका प्रभाव उतने मास तक रहता है जितने दिन तक कि उनका 
दर्शन होता है। यदि धूमकेतु का दर्शन डेढ़ मास से अधिक समय तक रहे, तो इसमें से 
पैंतालीस दिन निकाल दो । अवशेष इसके प्रभाव के मासों को दिखलाता ë । यदि प्रादुर्भाव 
दो मास से अधिक रहे, तो उस अवस्था में इसके प्रभाव के वर्ष इसके प्रादुर्भाव के मासों 
की संख्या के बराबर बताओ। धूमकेतुओं की संख्या १००० की संख्या से अधिक नहीं ।” 

इस विषय के अध्ययन को सुकर बनान के उद्देश्य से हम आगे लिखी तालिका 
की बातें देते हैं, यद्यपि हम मानचित्र के सभी अकेले-अकेले क्षेत्रों को भर नहीं सके क्योंकि 
पुस्तक के अकेले-अकेले अनुच्छेदों का हस्त-लिखित ऐतिह्य या तो मूल में या जो प्रति 
हमारे पास है उसमें विकृत है । ग्रन्थकार की इच्छा अपने समाधानों से धूमकेतुओं की उन 
दो संख्याओं के विषय में जिनका उल्लेख वह प्राचीन विद्वानों के प्रमाण से करता है, उन 
विद्वानों के सिद्धान्त की पुष्टि करने की है और वह संख्या १००० को पूरा करने का यल 
करता है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
[रण 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वर्णित भारत 


अलबेरूनी- 


२२८ 


| Wl yeh Hp age [३ pip 
2 12५२८७ 

902 pe 212 2k 19202 ५९ 
Klè le Rp ११७ le [ple le 


‘Bhe »bb Ib ‘oh k शी | o 


1 ५९ 18. 1:९| ५२1 ५६ Bp 

५२ DJ Ib llb पायर ‘Dl: 
| lies 

WE Me pe Yh Ne 

| [५२ I 

५१ [४२५४ pb BË Ih ५९ bb 
lk “b Bb lb ẹ Lie lk 32 


[Ib I? ५६९ BIB. db Wek 
* JER h ple 4६ saith 
(ABE œb) 


Ink wre 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद 


=< 


र m 
"°| BB [bbb 1820. $ Imlalkrlte 


| ५ Diele Hkjk} 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


1 [६ k Wah “h h ER? 


1 है be beh pe 
18॥-९] Ë bk 3k Co | । 1890 ५ 28] n3 2५२ ५ Fh 
12 be beh 
[४ akje Me Ble | à IB bhe Boh क्‌ Ish 
B bib h Boh 3b ab Me है Pebp (८) १९७३ 


12 we 
[रसर pe 1812९] He 12०६ | Ihab Mie 
ake B PSb 812 ‘elie h bla? ‘Pugh Hellre 


1 है n2 Ib 1818 lk BIB IR 
12७ Li Ibs |à [220 B 
Ink PEPE b RR | 2 
| ९२ ७९ b WP [hee] HE 
kbe %] RE Soh) Bl Leke 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अस्सीवाँ परिच्छेद २३१ 
वराहमिहिर की संहिता से ओर अवतरण 


ग्रन्थकार (वराहमिहिर) ने धूमकेतुओं को तीन श्रेणियों में बांटा था | ऊंचे धूमकेतु 
- तारों के निकट; बहते हुए धूमकेतु पृथ्वी के समीप; मध्यम धूमकेतु वायु में और वह उनकी 
उंची और मध्यम श्रेणियों में से प्रत्येक का हमारी तालिका में अलग-अलग उल्लेख करता 
š! 

और वह कहता है (अध्याय ११, श्लोक ४२)- 

“यदि धूमकेतुओं की मध्यम श्रेणी का प्रकाश राजाओं के wet, पताकाओं, छत्र, 
पंखों और चँवरों पर पड़ता है, तो यह शासकों के विनाश का पूर्ण-लक्षण है। यदि वह 
किसी घर, या वृक्ष या पर्वत पर चमकता हे तो वह साम्राज्य के विनाश का पूर्व-लक्षण 
है। यदि यह घर के उपकरण पर चमकता हे तो इसके अधिवासी नष्ट हो जायेंगे। यदि 
यह घर के बुहारे हुए कूडे-कर्कट पर चमकता है, तो इसका स्वामी नष्ट हो जायेगा।” 

वराहमिहिर आगे कहता है (अध्याय ११, श्लोक ६)- 

“यदि उल्का किसी धूमकेतु के पूँछ के सामने गिरती है तो स्वास्थ्य और मंगल 
बन्द हो जाता है, मेह अपने हितकर प्रभाव खो बैठते हैं और इसी प्रकार वे वृक्ष जो 
महादेव को पवित्र है उनको गिनने से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि उनके नाम और उनके 
तत्त्व हम मुसलमानों को अज्ञात हैं--और चोलों, सितों, हूणों और चीनियों के राज्य में 
अवस्थाएँ दुःखित होती हैं।” 

वह फिर कहता है (अध्याय ११, श्लोक Uk d Lii 

bat de की दिशा की परीक्षा करो, इस बात का कुछ परवाह नहा « 
यह पूँछ pam Š या सीधी खड़ी है या झुकी हुई हे और उस नक्षत्र की जाँच 
करो जिसके किनारे को यह स्पर्श करता Š | उस्‌ अवस्था में यह भविष्य-वाणी करो कि 
वह स्थान नष्ट हो जायेगा और उसके अधिवासियों पर सेनाएँ आक्रमण करके उनको इस 
प्रकार निगल जायेंगी जैसे मोर साँपों को निगल जाता है। 

“इन धूमकेतुओं में से तुम्हें उनको छोड़ देना चाहिए जो किसी अच्छी बात को 
Fh — a TAN औं के विषय में तुम्हें इस बात का निरूपण करना चाहिए कि वे 
किन नक्षत्रों में प्रकट होते हैं, या किस नक्षत्र में उनकी पूँछ हैं या किस ae तक उनकी 
पूछे पहुंचती पहुंचती Š | उस अवस्था में तुम्हें उन देशों के राजाओं के लिए, जिनको प्रस्तुत तुत 
सि हे विध्वंस की और उन दूसरी घटनाओं की जिनको कि वे नक्षत्र बतला 


= |? 
as pe ओं के विषय में वही सम्मति है जो हमारी काबा के T 
LU IE Coe ete 
ऐसे प्राणी हें जो अपने पु कारण स्वर 
PCS TR रहने की अवधि समाप्त हो चुको हे और जो तब दुबारा पृथ्वी पर 
cb i लिखी दो तालिकाओं में धूमकेतुओं की हिन्दू-कल्पनाएँ एकत्र कर दी गई 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
SSS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वर्णित भारत 


अलबेरूनी. 


२२२ 


2 Ills [है ३-२ lab Mle है IPI IBe 
Ë 10182 ३५२ 3b pos-pos lb 

| è Wis Sh «b 2911 X pij 

pb ' ph Mie pmb Mel IR: 
dhe [५२ jp ab | SP lèk | है 
1980 Mie [४० >>९ Bb Bb | है pe 
[ep HHR ५ [phe eh kph: Me 
[५२ Ink] khh प्र Lj» hkk ०६ 

I 2 123९ Lik 2189) 

& Pe Rielle 3b | 1५० ID p Bie 
[eS Dk} B ०५१] 1912218 losje 

| है IIB 2५७ b>] t Walblhle 3h 
E à In le bh |ॐ | à pesh 
५७ bah फू 181%॥६ lhl eh [५२७७ 
। है phh pe SE Mh ५६ eleh Bh | 182४ ५२ Rah 
12 web re pihlak yle 188४ 2b 12[७७ he 1801६ ७ beh 

| | à eb 1५२ 1 है 1206 É 
| Ibe Ale bh hile Alle fh ap | ipe २९ हे lek Me eS 10५२७४० 3b 


= —— म 


| (४४९ ooh) Iepe pe pebenb ५६ $॥2 180 ppp ए (hf) neue 


| | ३ we 9102] ble ५ 
| ]Blh 28-08 2b |à PR SE h eb 
| he lobble F @ ‘hh E jeli 
eb |à P 1८1६ ll» [४ 1६४४ 
ih? he "2 ID» 181: le 188 bah 

3b । है We Me Bee bb lh? Yh ep 
Ikkje 3५७ B BË १२ lek 3h 


| à Wr lnib-bsbjhs 
pe Sh Ihh ५९ [९11512 2b 


। | है kbh Ip Wh te 
| Lb ‘In Êk “bribe pe [h ab 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद 


E 
10५७७ went xe Y pe He (६) | Alle aele Be 
है bae e | ८ 


२५२ bh pink] gh while Me È Ibe 
१५२ Sb [b DiƏbhe bh परे ka 3b 
। है pn ४७९] $p 

pe BD je `a ph Dneb-jré-benr 

| à Ibis 1202. Le ' 12॥० 
R 181० le 11७ PRR} t bbls 
Mie jele पर [0120 12 ‘pls 2b 

| B b>] PIÈ bhh lb klèb ५९४९ Rje 


। है 
1999 192 झे] web P») bib dle है 


208 ie ऐ de ple He DB ab | है 
8B yeh th 1110 जसत “eh Gh pens 
| है We Bib») $b ८५ pip Hle 
à De २५२६ h halle ५९ kj ab 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Tu 
E 
© 
gr 
= 
© 
© 
® 
= 
% 
= 
o 
a 
कटे 
0 
2 
_ 
= 
9 
= 
© 
e 
3 
ठ 
LL 
2 
ES 
© 
wi 
© 
५७५) 
> 
-2 
o 
o 
N 
= 
Be 
a 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


२२४ 


[ 
| 
| 
| 


1 ë llaleksb]is |p ok 

hib 11) Feb dik | है 2121-91 re 
Blik Me IMPS Pelle db 910 kbe 
है 129) klèb 1फ>8 bb ph pre 


| 12 we šJ B bh wh Dbe Bb 


12 9122 re Bik 


पट lek Hle Ibe sb Blk |Ë 2b 


| है Shieh 1५२ 


| 
| 109९ ४9181 bb Bih Mb. ९0 He 


| 
| 


leh |Bb wh pb Hebi b-b 3b 


| ë IP: |nibhsb]h [ë Bjo 


| 208 190९ [lai hb) 4 bb hh ap 


शु sre 


IR Boh 

k 3h] Me pe ln] Gh [pps 

। है 3152 Ë ne 

[४ hgj h eh {ehè | led 12131५२ 
| है Dek] d Ë 

bb 20 289 (६ 2 à BBR ५९ BD he 
dle 2९४ २६९ eh ehè | है bar 
Idle Bliss $ù Bbp lp bh ab 

| है Prb bsb [e 

Mie [५२ Ink]? eh [२२३ Aye ‘è bar 
bh $ù Bb । है Ile pe bas. 1८७ 
KBR] ')189॥-0४ kb Bh phe 


maxume] Iss] 
I LBD pe. Heber’ R R Fre hish h (४५४४६) Be 
ELEA | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अस्सीवाँ परिच्छेद 


२३५ 


| 


| ë Þa blhk Ihi bb [हे 

kbe à pa jab Mehl paR ९०८) 

| 12 wish Ip 182९) ५९ Heleh tpe 
Lb Ik pe elè 2b । है. 122 db 
3९] (७ EBE Mie ‘phe है 1294५2 
४॥॥६ 1५२9९] 3b |à Dhe R bike 
2९ है 128 2५०४ 902 h EBE Biel 


‘RIBS 'Ib»pe DBI e 
22121 se 


102 Ih pe pj 2b DR) ५९ पिप 
IR ५२४१०२७ 1% ph He 
bb bin 3h 


। à IB 2926 
k RJ age pues ba g WD 
५९ lele Bh IR Ie Bib lb nh 
1} Ken | ib Sh putty 1081) 
è 
pls ५४ ६२ ऐ ple Bh obs Iik 
Dh 1५२७४ Mie lef behe Besse 
| है 198) ph $ù 

Br । है DR 11०४ ẹ bh bi 2b 


= Bevel > जज 


11५7 pe geben ५९ झार ४188 h (BYE) be 


12 
है 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२३६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


धूमकेतुओं और उनकी पूर्वसूचना के विषय में हिन्दुओं का सिद्धान्त ऐसा ही है। 
(पृष्ठ ३१८) जिस प्रकार प्राचीन यूनानियों के भोतिक पण्डित अपने को धूमकेतुओं ओर 
आकाश के दूसरे अदभु चमत्कारो के स्वरूप की शुद्ध वैज्ञानिक शोधों में लगाया करते 
थे, उस म बोटे हिन्दू अपने को लगाते हैं, क्योंकि इन बातों में भी वे अपने को 
अपने a | के सिद्धान्तों से अलग रखने d असमर्थ Š | इस प्रकार मत्स्यपुराण 
कहता हेर? 

“चार वृष्टियाँ और चार पर्वत हैं और m मूल जल है । चार प्रधान दिशाओं 
में खडे हुए चार हाथियों पर पृथ्वी रखी हुई हे | वे बीजों को उगाने के लिए E को 
अपनी सूँडो से ऊपर उठाते हें। वे ग्रीष्म में पानी ओर शरद्‌ में तुषार छिड़कते हें । कुहरा 
वर्षा का सेवक हे, जो अपने को उठाकर इसके पास ले जाता है और बादलों को काले 
रंग के साथ सजाता ig 

इन चार हाथियों के विषय में “हाथियों की चिकित्सा की पुस्तक” कहती $— 

“कई नर हाथी चालाकी में मनुष्य से बढ़े हुए हैं। इसलिए यदि वे उनके झुण्ड 
के सिर पर खड़े हों तो यह एक बुरा शकुन समझा JT $13 मंगुनिह (2) कहलाते 
š 


। उनमें से कुछ के केवल एक ही दाँत निकलता है, कुछ के तीन और चार; वे पृथ्वी 
को उठानेवाले हाथियों की जाति में से हैं। मनुष्य उनका विरोध नहीं करते; और यदि वे 
फन्दे में फंस जाते हैं तो उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता हे ।” 

वायुपुराण कहता है-- 

“वायु और सूर्य की किरण पानी को सागर से उठाकर सूर्य में ले जाती है। यदि 
पानी स से नीचे गिरता, तो वर्षा गरम होती। इसलिए सूर्य पानी को चन्द्रमा को सौंप 
देता है, ताकि वह वहाँ से ठण्डे पानी के रूप में बरसे और जगत्‌ को तरोताजा करे ।” 

आकाश के चमत्कारों के विषय में वे, उदाहरणार्थ कहते हैं कि मेघनाद ऐरावत 
का अर्थात्‌ राजा इन्द्र की सवारी के हाथी का, गर्जन है, जब वह कर्कश स्वर के साथ 
मस्ती में आकर गरजता हुआ मानसरोवर में पानी पीता है। 


इन्द्रधनुष (मूलार्थतः कुज़ह की चाप) इन्द्र की चाप है, जैसा कि हमारे सर्वसाधारण 
इसे रुस्तम की चाप समझते di 


उपसंहार 


हम समझते हैं कि हमने जो कुछ इस पुस्तक में वर्णन कर दिया Š वह उस मनुष्य 
के लिए पर्याप्त होगा जो हिन्दुओं के साथ, उनकी अपनी सभ्यता के आधार पर, बातचीत 
करना और उनके साथ धर्म, विज्ञान, या साहित्य के प्रश्नों पर विचार करना चाहता Al 
इसलिए हम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं, जिसने कि पहले ही, अपनी लम्बाई 
चोड़ाई से, पाठको को थका दिया हे । हम भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमारे 
प्रत्येक ऐसे कथन के लिए जो सच्चा न हो क्षमा करे। जो बात उसको सन्तोष देती है 
उस पर दृढ़ रहने के m हम उससे सहायता माँगते हैं | हम उससे प्रार्थना करते Š कि 
जो चीज़ झूठ ओर व्यर्थ हे उसके स्वरूप का परिज्ञान हमें प्राप्त हो, ताकि हम भूसी को 
गेहूँ से अलग करने के लिए इसे छान सकें। वह भलाई का खोत है और वही अपने Í 
दासो पर कार रखता है | परमेश्वर धन्य हे, जो लोकों का स्वामी हे और भविष्यद्वक्ता 
मुहम्मद और उसके सारे परिवार पर उसका अनुग्रह हो | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका 


देखते हें कि हिन्दुओं के सोर वर्ष ८५४ शककाल का आरम्भ ९३२ ईसवी, मार्च 
२२, ६ घटी, ४० १५ को होता हे जो मार्च २२, ७ घण्टे ४० मिनिट सिविल ग्रीनविच 
समय के अनुरूप हे, परन्तु अयन का वास्तविक क्षण मार्च १५, १२ घण्टे १५ मिनिट 
सिविल ग्रीनविच समय के अनुरूप हे, इसलिए अयन गिनती से ६ दिन और १९ घण्टे 
पहले है और यह पंजल के बताये ६, ५० के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलता हे 
(Sheram) | 

पृष्ठ १. अहर्गण = अहर + गण ग्रन्थकार ने अपने अशुद्ध समाधान को परिच्छेद 
५१ में पुनः दुहराया है । 

पृष्ठ २. सिन्द-हिन्द = सिद्धान्तः प्रश्न होता है कि इस शब्द में न्‌ को अरबियों 
ने डाला है या यह पहले ही हिन्दुओं के उच्चारण में विद्यमान था जिनसे उन्होंने यह शब्द 
सीखा । इस विषय में मुझे प्राकृत या देशी बोली का कोई नियम ज्ञात नहीं परन्तु कुछ 
एक भारतीय शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में ऐसी ही स्वरूविज्ञान सम्बन्धी क्रिया को प्रकट 
करते Š । उदाहरणार्थ, प्राकृत IÀ (संस्कृत उष्ट्‌) पूर्वीय हिन्दी में कट या ऊट बन गया 
ë | Hornle. “(Comparative Grammar of the Gaudian Languages," Article 
149, f 

पृष्ठ ३. उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जैनियो की परिभाषायें हें। 

पृष्ठ ४. स्मृति कहती है-यह मनु का wis हे । 

पृष्ठ ६. उसकी सारी पुस्तक का भाषान्तर--अलबेरूनी पुलिस-सिद्धान्त T 
कर रहा था। मुसलमान विद्वानों ने इसका उस समय तके Eo में अनुवाद नहीं किय 
था, क्योंकि वे इसकी धर्म-सम्बन्धिनी प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करते थे । D 
.. << 
O unt pa 0. नाम इपोलोचोस (Hippolochos) नाम 
London, 1849. vol. i. p. 23- v^ : A- 
का अनुवाद प्रतीत होता है । यदि सूची में T इसे निकाल दिया जाय तो हिप्पोक्रटीज़ से 


जीउस तक चौदह पीढ़ियाँ पूरी मिल जाती हें। eel 
अरबी ८912. ऐसा प्रतीत होता है कि ५2 

दिया गया है । 
पृष्ठ १०. परशुराम-यह कथा विष्णुपुराण 
पृष्ठ १२. गर्ग इसके पिता का नास 


हो सकता है? 


A — ४ में देखो। 
म जशू या जशो लिखा है । क्या यह यशोदा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


334 अलबेरूनी-वर्णित भारत 


पृष्ठ १२. अलीइन्न ज़ेन मर्व में एक ईसाई वेद्य था; CI. Shaharazuri, MS 
of Royal Library, Berlin, MS. Or. octav. २१७ fol. 144 b: वही बेहको Ñ 
Ibid. No. 737, fol. 6 a. इस ऐतिह्य के अनुसार, इसका पुत्र फिर्दौसुल हिकमा नामक 
प्रसिद्ध चिकित्सा-ग्रन्य का रचयिता था। Cf. also Fihrist, p. 296 and notes 
Wustenfeld, Geschichte der Arabischen Aerzte, No. 55. 
पृष्ठ १२. आत्रेय के पुत्र कृष--यदि ग्रन्थकार का तात्पर्य यही हे तो अरबी अक्षर 
cf को बदल कर ,-,” करना चाहिए। Cf. A. Weber, Vorlesungen, 
p. 284. note 309. 7 
पृष्ठ $3. अराटस का प्रमाण Phoenomena, vv. 96-134. से लिया गया हँ | 
पृष्ठ १४. प्लेटो--यह अवतरण Leges, iii. 677; से लिया गया हे, परन्तु सम्भाषण 
के वाक्य छोड़ दिये गये हैं। 
पृष्ठ १६. स्तामस वास्तव Š तामस प्रतीत होता हे । 
चैत्र के स्थान में चैत्रक संस्कृत-पाठ चेत्रकिम्पुरुषाद्याशच के आरम्भ को अशुद्ध 
पढ्ने से निकला है । 
सुदिव्य परशु (दूसरे पाठ परभु, परम) दिव्य शब्दों के अशुद्ध विभाग से उत्पन्न 
हुआ प्रतीत होता है । बम्बई संस्करण में प्रजा: परम दिव्याद्यास्तस्य हे। । 
पाँचवें मन्वन्तर में इन्द्र का नाम अन्तत संस्कृत ऐतिह्य के विभु के साथ कठिनता 
से ही मिलाया जा सकता हे । 
सिन्धुरेव--ये शब्द, इनका यथार्थ उच्चारण चाहे कुछ ही हो संस्कृत-पाठ में नहीं 
मिलते | 
पुरु मुरु संस्कृत का ऊरु पुरु हं, परन्तु प्रमुख एक भारी भूल ह, क्योंकि पाठ H 
उरुपुरुशतद्युम्नप्रमुखा: €, अर्थात्‌ उरु, पुरु, शतद्युम्म और अन्य | 
नबस ओर WT वास्तव में नभग और और WE हैं । 
विरजस, अश्चर्वरी, निर्मोध- संस्कृत के इस पाठ विरचाश्चोर्वरीवांश्च निर्मोहाद्यास i 
को अलवेरूनी ने विरजअश्चोर्वरीवांश्च--निर्मोह इस प्रकार बाँट दिया Š | | 
नवें मन्वतन्तर के इन्द्र का नाम अदभुत के स्थान महावीर्य इन शब्दों के मिथ्यार्थ 
के कारण हे-तेषाम्‌ Sal महावीयों भविष्यत्यदभुतो द्विज । | 
सुधर्मात्मन्‌-संस्कृत-पाठ में सर्वधर्मा है | | 
देववत्‌ आर उपदेव के स्थान देवत--वानुपदेवाश्च का कारण देववानुपदेवश्च का 
अशुद्ध विभाग हे | 
विचित्र-अद्या वास्तव में विचित्रद्या अर्थात्‌ विचित्र और दूसरे हे । | 
उरुर्गभीरबुध्यद्या, अर्थात्‌ उरु, गभीर, बुध्य ओर दूसरे को भूल से उरुर गभी. | 
बुध्य-अद्या लिखा गया है | | 
पृष्ठ १७. 'धर्मपरायण स्त्री' अर्थात्‌ अरुन्धती | 


| 
| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


d 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका 


2 


w 


š 
पृष्ठ १८. प्राचीन ज्योतिषी गर्ग पर (१. Kern. Brihat Samhita, preface, 
pp. 33 seq. 
पृष्ठ २१. यह सूची विष्णुपुराण, तीसरी पुस्तक, अ. १, २ से ली गई है। 
२. मन्वन्तरः दत्तु निरिषभ--वास्तव में दत्तोनि ऋषभ चाहिए । 
निश्वर--अलबेरूनी निर्शव पढ़ता है | 
श्चोर्वरी वांश्‍च--प्रन्थकार ने श्चोर्वरीवाँशच (बम्बई संस्करण श्वोर्वरीवांश्च) का 
अशुद्ध विभाग किया हे | 
४. मन्वन्तरः ज्योति (ज्योतिः पढ़ो) धामन्‌--यह ज्योतिर्धामन्‌ का अशुद्ध पाठ हे । 
चेत्रोग्नी वास्तव में चेत्राग्नी हे । ९ 
वरक- बम्बई संस्करण, वमक; विलसन-हाल वनक | 
५. मन्वन्तरः रुर्ध्ववाहु इन दो शब्दों वेदश्रारुध्वबाहु की अशुद्ध बाँट से उत्पन्न हुआ ë! 
ऊर्ध्ववाहुस्तथापरः में अपर को भूल से संज्ञा विशेष समझ लिया गया ह। 
qam (स्ववाहु ?)--संस्कृत-पाठ में स्वधामन्‌ है | 


£ मन्वन्तरः अतिनामन्‌--अरबी पाठ में अतिमानु हे | या क्या हम 3 
स्थान पढ़ें ? 

चयः (= तथा ऋषि) भूल से इस वाक्य से निकाला गया हे सप्तासन्निति 
चर्षय:। ` k | Í 

९. मन्वन्तरः हव्य संस्कृत-पुराण में भव्य हे | शायद हम के स्थान 

पढ़ना चाहिए | 

मेधाधति (विलसन-हाल), मेधामृति (बम्बई संस्करण) Dp ह्म ^" 
स्थान 4 पढें तो ऐसा जान पड़ता हे कि नी ने वधाधृति पढ़ा ६। 


१०. मन्वन्तरः सत्य (विलसन-हाल) | “अरबी में कुछ सत्तयो सा [3 

gia अरबी में सत्यकेतु के स्थान सुशेर हे | शायद ग्रन्थकार से यह शब्द छूट 
गया हे और उसने इसके आगे का अर्थात qi, नक़ल कर लिया € | 

११. मन्वन्तर: निश्चर, अरबी में विश्‍चर हे । ८ 

पीए — अग्नितेजस्‌, अरबी H अग्नीनु 2, जिसे शायद 
(अग्नितेजम्‌) में बदल देना होगा । 

नघ्र-विलसन-हाल, अनघ | 

१२ Werde ud, dup 
पढ़ लिया हे | 

द्युति और इश्चान्यस्‌ भूल us 

तपोधृतिब्युतिश्चान्यः सप्तमस्तु THAT | 


पाठ में सुतपाश्च है । शायद ग्रन्थकार ने सुतयाश्च 


इस श्लोक से निकाले गये हें-- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
———— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


१३. मन्वन्तरः तत्त्वदर्शी च--यह तत्त्वदर्शिन को भूल से लिखा गया हे, क्योंकि 
संस्कृत-पाठ में तत्त्वद्शी च हे । 

व्यय, यह अव्यय को अशुद्ध लिखा गया हे | जान पड़ता हे ग्रन्थकार ने 
धृतिमानव्ययश्च के स्थान में धृतिमान्‌ व्ययश्च पढ़ लिया हे । 

१४. FA: अग्निवाहुः के स्थान में अग्निब किया हे । 

ग्नीध--बम्बई संस्करण में मागधोग्नीधण्व च हे | ओर पाठ ग्नीध, अग्नीध Š | 

युक्तस और जित इस श्लोक से लिये गये हैं-- 

युक्तस-तथा-जितश्चान्यो मनुपुत्रां अतः AT । 

पृष्ठ २२. बालखिल्य विष्णु-पुराण में वामन क्रषि कहलाते हें परन्तु मुझे वहाँ उनकी 
तथा शकक्रतु की यह कथा नहीं मिली | 

पृष्ठ २२. विरोचन का पुत्र बलि और उसका मन्त्री शुक--देखो विष्णुपुराण तीसरी 
पुस्तक | इसके नाम पर बलिराज्य नामक हिन्दुओं का एक त्योहार है । 

पृष्ठ २३. विष्णुपुराण--यह प्रमाण तीसरी पुस्तक द्वितीयांश में पाया जाता हे | 

दूसरा अवतरण विष्णु-पुराण, तृतीय पुस्तक, तृतीयांश से है | 

s पृष्ठ २४, उनतीस द्वापर युगो के व्यासों के नाम विष्णु-पुराण, तृतीय पुस्तक, तृतीयांश 
से लिये गये Š | ग्रन्थकार का ऐतिह्य संस्कृत-पाठ से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि वह सदा 
उसी व्यास को उसी द्वापर के साथ, विशेषतः सूची के अन्त के समीप, नहीं मिलाता । 
त्रिवृषन्‌ को छोड़कर, जिसके लिए अरबी में fad या rqa जैसा कुछ लिखा है, दोनों 
Wwe में नाम मिलते ë | इसके अतिरिक्त, ऋणज्येष्ठ शब्द में (अरबी में रिनजेर्तु) ग्रन्थकार 
ने भूल को हे । संस्कृत श्लोक इस प्रकार हे-- 

कृतञ्जयः सप्तदशे क्रणज्येष्टादशे स्मृतः। 

. अलबेरूनी ने क्रणज्येष्टादशे के स्थान क्रणज्येष्टोष्टादशे पढ़ लिया है और इन शब्दों 
को भूल से ऋणज्यो अष्टादशे के स्थान ऋणजयेष्टो- अष्टादशे में बाँट दिया Š । फिर उसने 
ऋणय्येष्ट को रिनजेर्तु में बदलकर ज्येष्ठ (मास का नाम) के सादृश्य का अनुकरण किया है | 

522 8 विण्णु-धर्म- वासुदेव, संकर्षण इत्यादि विष्णु के नाम युगों में बताने से 
यह खात भागवर्ता या पाँचरात्रौं के सम्प्रदाय की शिक्षा से मिलता Š | Vide Colebrooke, 
“Essays.” 1, 439, 440. 
पृष्ठ २६. वासुदेव, अर्थात्‌ कृष्ण, के जन्म की कथा विष्णुपुराण, पाँचवीं पुस्तक, 
तीसरे अध्याय में वर्णित है | 
; पृष्ठ २८, कारव के पुत्रों, इत्यादि--निम्नलिखित इतिहास महाभारत से लिये गये 
हैं; जुआ खलना सभा-पर्व से; युद्ध के लिए तैयारी कर्मा उद्योग-पर्व से; ब्रह्मा के d मे 

पांचा “gal का विनाश मासल-पर्व से; उनका स्वर्ग का जाना महाप्रास्थानिक पर्त म । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २४१ 


इस वर्णन का प्रास्ताविक नात्या कत की 
सन्तान अपने चचेरे भाइयों के ऊपर थी" बड़ा विलक्षण Š | शायद इसमें कुछ शब्द फट 
गये हें । पाण्डु मर चुका था और उसके पुत्र अपने चाचा कौरव अर्थात्‌ धृतराष्ट्र के दरबार 
में, हस्तिनापुर में, पले थे। मेरी समझ में यह वाक्य कुछ इस प्रकार होना चाहिए था 
“कोरव के पुत्र अपने चचेरे भाइयों से शत्रुता करते थे” परन्तु अरबी पाठ ऐसा हे कि 
उसका अनुवाद जो मैंने किया हे उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। 

पृष्ठ ३१. अक्षोहिणी पर देखो H.H. Wilson, “Works,” रात edit., iv. p. 
290 (हिन्दुओं की युद्ध-कला पर) । 

मंकलुस (Mankalus) मिर्तिलुस (Myrtilus) का अशुद्ध रूप प्रतीत होता हे । 
Cf. Eratosthenis Catasterismorum Reliquice. rec. C. Robert, p. 104. 
अलबेरूनी का स्रोत जोएनीस मलालस (Johannes Malalas) की पुरावृत्तपरम्परा ऐसी 
कोई पुस्तक जान पडती हे । 

दूसरा इतिहास जो Aratus Phoenomena की टीका से लिया गया हे उसी 
पुस्तक, Eralosthenis, etc., p. 100, 98 में पाया जाता है । इस जानकारी के लिए में 
अपने सहकारी प्रोफेसर सी. राबर्ट का कृतज्ञ हूँ। 

पृष्ठ ३२. लोगों की २८४३२३ संख्या जो रथां और हाथियों पर चढते हैं भूल 
मे लिखी गई हे। इसके स्थान में २८४३१० होना चाहिए। में नहीं जानता १३ मनुष्यों 
की इस अधिकता का क्या कारण है। परन्तु फिर भी अशुद्ध संख्या ऐसे ही रहने देनी 
चाहिए क्योंकि ग्रन्थकार इसके साथ अगले हिसाब में गिनती करता € | 

पृ. ३३. प्रसिद्ध काल-गणना सम्बन्धी उनचासवें परिच्छेद के दो भाग हैं। उनमें से | 
प्रत्येक का मूल्य बिलकुल भिन्न है | हिन्दुओं के पाराणिक संवतो का व्याख्या विष्णु-धर्म - 
से ली गई है। a 

देखिये ग्रन्थ की भूमिका । इसमें जो ऐतिहासिक जानकारी दी गई हे वह कि 
साहित्यिक मूल से नहीं ली गई। यदि अन्थकार न॑ 4 बातें किसी विशेष पुस्तक या 
प्रन्थकर्ता से सीखी होतीं तो वह अवश्य कह देता। उसकी जानकारी TE तो वह हे 
जिसको हिन्दू-विद्वान ऐतिहासिक समझते थे और जो उन्होंने उस बताई GREAR RE Si 
है जो उसने हिन्दुओं में और दूसरी जगह रहते हुए स्वयं उपाजन की थी। oF IRR aa 
शिकायत है कि हिन्दुओं का ऐतिहासिक ऐतिह्य कुछ अधिक विश्वास्य नही (दुसरा भाग 
पृष्ठ ४०) और ऐतिहासिक कालगणना का जितना वर्णन वह दे सका है, वह सब प्रकार 


से सन्तोषजनक नही Pa इस बात को ग्रन्थकार सरलतापूर्वक स्वीकार करता है! es Shs 
इस परिच्छेद में जो भी प्रशंसा या दोष की वात मालूम हो उसके m cn T 
नहीं, वरन्‌ उसके आवेदकों को उत्तरदाता SETA FEN SEES s S समझना 
उसके समय में उत्तर पश्चिम भारत के सुशिक्षित हिन्दुओं में पाये जा वाले विचार समझ 


चाहिए | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NEIN E e c 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४२ अलबेरूनी-वार्णत भारत 


यह हो सकता Š कि अलबेरूनी को जो कहानियाँ बताई गई थीं वे उच्च आदर्श 
की न हों, परन्तु फिर भी यह बड़े खेद का विषय है कि उसने उनको अपनी इस पुस्तक 
में नहीं मिलाया। 

उसे आशा थी कि में किसी दिन इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। 
परन्तु मालूम नहीं उसकी यह आशा पूर्ण हुई या नहीं । उसने अपनी कानून मसऊदी नामक 
पुस्तक 'अलबेरूनी का भारत' के कुछ वर्ष बाद लिखी थी । उसमें भारतीय काल-गणना 
पर कहीं-कहीं टिप्पणियां मिलती हें । परन्तु उनसे यह प्रकट नहीं होता कि उसका इस 
विषय का ज्ञान कुछ उनत हो गया था। भारतीय काल-गणना-सम्बन्धी सभी परिशोधों में, 
विशेषतः उनमें जिनका सम्बन्ध शक ओर गुप्त संवतों के आरम्भ के साथ है, अलबेरूनी 
के आवेदन बड़े महत्त्व का काम करते हैं। ओरों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकों का 
मिलान कीजिए- | 

Ferguson, “(31 Indian Chronology”, “Journal of the Royal Asiatic 


Society", Vol. IV.(1870). 0.81, and “On the Saka Samvat, and Gupta 
Eras.” Vol.XIL.(1880), p. 259. 


E. Thomas, “The Epoch of the Guptas,” ibid, Vol.VIII (1881), 
p. 524 | 


Oldenberg,“On the Dates of Ancient Indian Inscriptions and 
Coins,” “Indian Antiquary.” 1881, p. 213. 


Fleet, “The Epoch of the Gupta Era,"ibid, 1886, p.189. 
Drouin, *Chronologie et Numismatique des Rois Indo-Scythes." 
in "Revue Numismatique.” 1886, premier trimestre - pp. 8 seq. 
M. Muller, “India, what can it teach us?" pp. 281, 286, 291. | 
पृष्ठ ३३. ग्रन्थकार को कई भिन्न-भिन्न शाकों की आपस में तुलना करने के लिए | 
एक सामान्य मान को आवश्यकता थी । उसने इस प्रयोजन के लिए नववर्ष का दिन या | 
शक संवत्‌ ९५३ का प्रथम चेत्र चुना । यह दिन अनुरूप होता है इन दिनों के-- | 
(१) सन्‌ १०३१ ईसवी, २५वीं फ़रवरी, बृहस्पतिवार | | 
(२) सन्‌ ४२२ हिजरी, २८वीं सफर | 
(३) सन्‌ ३९९ परसराम, १९वीं इस्पन्दारमज्ञ-माह | 
पारसी सन्‌ ४०० का नो रोज़ या नव वर्ष का दिन ९वी मार्च १०३१ को हुआ, 
जो कि जूलियन काल का २०९७६८६ दिन है (Schram) । 
पृष्ठ २४. इसका सम्बन्ध कलियुग संवत्‌ ३६०० से Š क्योंकि वर्तमान युग के 
te दिव्य वर्ष या ३६०० वर्ष बीत चुके हैं। अगले पृष्ठ पर अलबेरूनी मानवर्ष या 
कलियुग के ४१३२ वें वर्ष की गिनती करता है। क्योंकि कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका 


हे इसलिए ८ वर्ष, ५ मास, ४ दिन अनुरूप होते हे ८ > ७२० +u X ६० + ४ 
X २, या ६०६८ कल्पा, या २६२१३७६००००००० वर्ष के। वर्तमान कल्प के छ: 
मन्वन्तर या १८४०३२०००० वर्ष, सात सन्धियाँ या १२०९६०००० वर्ष, सत्ताईस चतुयुंग 
या ११६६४०००० वष, CARU G १७२८००० वर्ष त्रेतायुग या १२९६००० वर्ष, द्वापर 
युग या ८६४००० वर्ष, ओर कलियुग के ४१३२ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं; इसलिए सातवें 
मन्वन्तर क सार १२०५३२१३२ वर्ष, कल्प के १९९७२९४८१३२ वर्ष ओर ब्रह्मा की 
आयु के २६२१५७३२९४८१३२ वर्ष व्यतीत हो चुके Š (Schram). 

पृष्ठ ३४. मैंने यह बात युधिष्ठिर को कही थी, इत्यादि | इन शब्दों में विष्णु-धर्म 
के रचयिता का संकेत महाभारत के तीसरे पर्व की ओर हे। 

पृष्ठ ३५. ब्रह्मा के जीवन के आरम्भ से लेकर वर्तमान कल्प तक ६०६८ कल्प 
या ६०६८ कल्प या ६०६८ X १००८ X ४३२०००० या २६४२३ ४७००८०००० 
वर्ष व्यतीत हो चुके ë । छ: मन्वन्तर = ६ X ७२ X ४३२०००० या १८६६२१०००० 
वर्ष; सत्ताईस चतुर्युग = २७ X ४३२० ooo या ११६६४०००० वर्ष; तीन युग + 
४१३२ वर्ष = ३ X १०८०००० +४१३२ या ३२४४१३२ वर्ष । पिछली संख्या 
चतुर्युग के बीते हुए वर्षों को दिखलाती हे; इसमें वर्षों कौ दूसरी संख्याएं क्रमश: जोड़ने 
से इस पृष्ठ पर दी हुई संख्याएं प्राप्त होती है । 

अरबी हस्तलिखित प्रति में २६४२५४५६२०४१३२ के स्थान में 

२६४२५४५६२००००० हे (श्रम) | 

पृष्ठ ३६ — शक संवत्‌ का आरम्भ इत्यादि - अलबेरुनी अपनी पुस्तक क़ानून 
मसऊदी में इस शाक के विषय में ये शब्द कहता हे — 


Mole ) pois eov? sei Ji 9 OE 519 cas, 

as Mm xis QM 3M 5 (६० ex, d Js rz = Quz 

UE (०८०: = "IE eS eme Wate JS x) 
xxai UN eye Nie 


(छठे परिच्छेद, प्रकरण १, का आरम्भ, Codex Elliot से - जो कि ब्रिटिश 
म्यूज़ियम में है - उद्धृत |) 

अनुवाद - वक्त को हिन्दुओं की भाषा में काल 
उनके ज्योतिषियों में, जो संवत्‌ सबसे अधिक प्रसिद्ध 
समय de . के वर्ष से गिना जाता है क्योंकि वह उस पर (उस 
समय पर) शासन कर रहा था। इसमें और दूसरे संवतों में यह रीति है कि AUNT xm 
वर्षों से की जाती है, अपूर्ण या वर्तमान वर्षों से नहीं। 7 इसके ale T 
पारसी, और मुसलिम sadi के साथ शक संवत्‌ को तुलना करने के नियम देता हे । 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


गल कहते हे | उनमें और विशेषतः 
हे वह शककाल अर्थात्‌ शक का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


66 अलबेरूनी-वाणित भारत 


अबू सइद अब्दुलहेय इनन अलदहहाक इब्न महमूद गदज़ा (गदज़ THA क पूव | 
में एक नगर) नाम के एक पिछले लेखक ने शक संवत्‌ पर फारसी में अलबेरूनी की | 
जानकारी उद्धृत को है। मेरे पास इस समय मूल हस्तलिखित पुस्तक (M.S.Onseley 
240. Bouldleian Library, Oxford) न @ 4 में यहां अनुवाद देता हू जा कई 
वर्ष हुए मेंने किया था | 
“हिन्दू संवत Jvc कहलाता है, क्योंकि ४३ का अर्थ समय हे, ओर | 
— एक राजा का नाम हे जिसकी मृत्यु को संवत्‌ बनाया गया था। उसने | 
हिन्दुओं को बहुत हानि पहुँचाई थी, इसलिए उन्होंने उसकी मृत्यु की तिथि को एक उत्सव 
बना लिया” (आक्सफोर्ड हस्तलिखित कापी, पृ. ३५२)। 
करूर स्थान का उल्लेख चचनाम में भी 21 देखिए इलियट का “भारत का 
इतिहास", 1 १३९. १४३, २०७. 
पृष्ठ ३८. अल-अरकन्द | यह पुस्तक योरूप की अरबी हस्तलिखित पुस्तकों के 
संग्रह में मोजूद नहीं जान पड़ती | 
पृष्ठ ३९. कनीर, बर्दरी, मारीगाल, निरहर (निर्गृह ?) नामों का उच्चारण अटकलपच्चू 


हे। 

अलबेरूनी मारीगाल को तक्षशिला से अभिन्न ठहराता ë | मारीगाल नाम शाहढेसौ | 
से केवल दो मील दक्षिण में स्थित गिरिमाला में सुरक्षित जान पड़ता हे (कर्निङ्गम, “भारत | 
का प्राचीन भूगोल”, पृ. १११)। इस स्थान का उल्लेख 'तबकाते नासरी' में भी हे । 

पृष्ठ ३९. दुर्लभ | एक मुलतान-निवासी | इसका केवल दो बार उल्लेख हुआ ë | । 
यहां ग्रन्थकत्ता शक संवत्‌ को गिनने की ओर अहर्गण को गिनने की उसकी बताई हुई | 
विधि उद्धृत करता हे । उसके अनुसार भारतीय वर्ष मार्गशीर्ष मास से आरम्भ होता था, 
परन्तु मुलतान के ज्योतिषियों के अनुसार यह चेत्र से शुरू होता था । 

पृष्ठ ४०. बर्हतकीन - यह नाम केवल इस एक ही ane पर मिलता हें | यदि 
यह भारतीय नाम होता तो में इसे बृहत्कीन (या बृहत्केतु.. exc जसा | 
कोइ शब्द समझता | यदि यह तुरकी शब्द हे तो यह संयुक्त हे, जसका दूसरा अंश तगीन | 
€ (जसा कि तुगरुल्तगीन ओर दूसरे नामों में)। क्योंकि ग्रन्थकार इस कुल को तिव्यती 


बताता हे, इसलिए प्रश्न पदा होता हे कि क्या इस नाम की व्याख्या तिब्बती मानकर की 
जाय | 


पृष्ठ ४०. कनिक - केवल तीन व्यंजनों, क न क, का निश्चय हे | हम इसे कनिक 

या कनिक्कु पढ़ सकते हें | कनिक्कु संस्कृत के कनिष्क का मध्य भारतीय रूप कनिक्खु 

होगा। इसी प्रकार तुर्क शब्द का उच्चारण मध्य-भारतीय बोली में तुरुक्खु और संस्कृत 
तुरस्ख हो गया था। 

यह ज़ोपाईरस-कथा मुहम्मद अनफी ने उद्धत की थी। मिलान कीजिए इलियट, 

“भारतवर्ष का इतिहास ।” | 

] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
ओ। MSS Og OS s 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
टीका २४५ 


पृष्ठ ४२ लगतुर्मान - इस शब्द की अपरूप रचना इसे अभारतीय मूल (तिब्बती) 
का दिखलाती प्रतीत होती हे । मेने पहले इसको तिब्बती राजा, लङ्गतरमा, के नाम के साथ 
जोड़ने का विचार किया था ! क्योंकि हमारा लङ्गतरमान अन्तिम बौद्ध राजा था, और दोनों 
नाम भी बहुत कुछ आपस में मिलते ë | राजा लङ्गतरमान ने बुद्ध-धर्म का (सन्‌ ८९९ ई) 
नाश किया था (देखो Prinsep, “Useful Tables” 1. 289) परन्तु यह जोड़ भ्रमात्मक 
जान पड़ता है | 

कल्लर नाम को») कल्लूर लिखा गया 21 क्या यह नाम कुलुष 
(कलुष 2) के साथ मिलाया जा सकता है? मराठा राजा सम्भाजी के एक ब्राह्मण मन्त्री का 
यह नाम मिलता हे । 

पृष्ठ ४२. ब्राह्मण राजा - सामन्त शब्द का अर्थ माण्डलिक राजा है। 

कमलू राजा अमर इब्न लेतह का समकालीन था। इब्न लेतह की मृत्यु सन्‌ ९११ 
में हुई थी। देखो, इलियट, “भारतवर्ष का इतिहास” ii, १७२. यह नाम कमलवर्धन ऐसे 
किसी नाम का रूपान्तर तो नहीं? 

आनन्दपाल, भीमपाल और त्रिलोचनपाल का अर्थ हे वह व्यक्ति जिसका रक्षक 
शिव है। इसलिए यदि ये राजा इण्डो-सिदियन राजाओं (देखो Drouin, Revue 
Numitmatique, 1888, 48) की तरह शेव थे, तो हमें जयपाल नाम को व्याख्या 
कदाचित्‌ जयापाल, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसकी रक्षिका (शिव-पली) दुर्गा है, के तौर पर 
करनी चाहिए | देखिए इलियट के “भारतवर्ष का इतिहास” में काबुल के हिन्दू-राजाओं का 
वर्णन | $ 

पृष्ठ ४२. शेषोक्त मारा गया था - अरबी हस्तलेख में d हं। यह 

५ और jus दोनों पढ़ा जा सकता है। मैं यह नहीं मालूम कर सका कि 

प्रस्तुत वर्ष त्रिलोचनपाल के राजतिलक का था या मृत्यु का। परन्तु मैं ins के साथ 
इसे (us (उसका वध किया गया था) पढ़ने में सहमत हूँ। ५५ यहां बिलकुल बे 


मोका जान पड़ता Š | 


पृष्ठ ४४. पाठ में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई कि कैन्द्रिक परिभ्रमण से 


तात्पर्य है गे संख्याएं अलबेरूनी ने उद्धृत की हैं वे इस विषय में कोई भी सन्देह 
तात्पर्य हे, परन्तु जो संख्याएं अलबे त उम हैं। इनको यदि संख्या ५७२६५३९४ 


नहीं रहने देतीं | कल्प के दिन १५७७ ९१ E QE. 
१४२ पर भाग दिया जाय तो एक परिभ्रमण के लिए २५ ८२६८११४१४२ one 
दिन १३ घण्टे १८ कला ३३ विपल निकलते हैं, और चन्द्रमा NIE ug 2S 
दिन, १३ घण्टे, १८ कला ३७ विपल के बराबर है । इन दोनों Tid Auer विसी 
इतना निक तुल्य P कि यह सदेह कि me Re TOT D D 
दूसरी चीज़ से तात्पर्य है पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इसके त य टा 
के परिभ्रमणों की संख्या ४८८ १०५८५८ में ५७२६५९ ४ की संख्या है। वास्तव में 
३००००० के बराबर होती है जो कि नक्षत्रसम्बन्धी परिभ्रमणो की सं , 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


२४६ अलबेरूनी-वर्णित भारत | 


उच्चस्थान के परिभ्रमण योग कैन्द्रिक परिभ्रमण नक्षत्र-सम्बन्धी परिभ्रमणों के बराबर होने 

चाहिएं (Schram) । । 
पृष्ठ ४८. अहवाज्ञ के अबुलहसन का उल्लेख केवल इसी स्थान में हुआ है। ऐसा | 

प्रतीत होता है कि वह अलफ़ज़ारी ओर याकूब इब्न तारिक का समकालीन था | | 
पृष्ठ २६. विलम्बित-संवत्‌ देखो ग्रन्थकार की “Chronology” (English edition) | 

p. 73. मलमास, हिन्दुतानी में मल्मास | देखो डासन को “हिन्दुस्तानी ग्रामर” | | 
पृष्ठ २७. एक चतुर्युग या ४३२०००० सोर वर्षों के ५३४३३३०० चान्द्र मास 


या १६०२९९९००० चाद्र दिन होते हें । इसलिए एक सौर वर्ष में ३७१ = चान्द्र दिन 


हुए, और एक वर्ष के सोर और चान्द्र दिनों के बीच ११ E का अन्तर है | ३६० WX 
दिन : १ ष्ट्र दिन = क्ष are दिन : ३० दिन, इस समानुपात से क्ष के लिए 
१४६४ 


९७६ ४१७६ 
५३११ 


४७७९९ 


संख्या निकलती हे, और यह ९७६ 


के बराबर है (Schram) ! 


पृष्ठ ५१. २३” के स्थान पर २२ पढ़िए। 
पृष्ठ ५१. पदमास - यह एक पुरानी भूल प्रतीत होती हे जो किसी प्रकार 
अलफ़ज़ारी आर याकूब के ग्रन्थों की हस्तलिखित अरबी प्रतियो में घुस आई है । तुलना 
कीजिए ग्रन्थकार की “कालगणना” पर पुस्तक (अंगरेजी संस्करण) के साथ | 
पृष्ठ ५५. इस पृष्ठ की पहली पंक्ति में दिया हुआ नियम बिलकुल ग़लत है, और 
फलतः इस नियम के अनुसार जिस उदाहरण की गणना की गई है वह भी ग़लत है। 
दुरुस्त रीति यह होगी - “पूर्ण वर्षों को १२ से गुणा किया जाता है; गुणन-फल में वर्तमान | 
वर्ष के व्यतीत हुए मास जोड़ दिये जाते हें। इनका योगफल आंशिक सौर मासां को | 
दिखलाता है। आप इस संख्या को दो स्थानों में लिखते हैं; एक स्थान में आप इसे | 
५३११ से अर्थात्‌ सार्वत्रिक अधिमासो को दिखलानेवाली संख्या से गुणा करते है। | 
गुणन-फल को आप १७२८०० पर अर्थात्‌ सार्वत्रिक सौर मासों को दिखलाने वाली संख्या | 
पर भाग देते हें | इससे जो भाग-फल आपको मिलता है उसे, जहां तक उसमें पूर्ण मास 
हैं, दूसरे स्थान में लिखी हुई संख्या में जोड़ दिया जाता है; और इस प्रकार प्राप्त हुए 
योग-फल को ३० से गुणा किया जाता हे; गुणन-फल में वे दिन जोड दिये जाते हैं जो | 
कि वर्तमान मास के बीत चुके ë | योग-फल चाद्भाहर्गण अर्थात्‌ आंशिक चान्द्र दिनों के 
समाहार को दिखलाता ë । यदि हम अपूर्णाको को न छोड़ दें, तो ये दोनों क्रियाएं अभिन्न 
होंगी; परन्तु अधिमास का अन्तर्निविश केवल उसी समय होता हे जब वह पूर्ण हो, इसलिए 
यह आवश्यक है कि हम पहले अधिमासों की संख्या का निश्चय कर लें, और अपूर्णाकों 
को छोड़कर उनको दिनों में बदल दें; जब हम पहले ३० से गुणा करते हैं तो अधिमास 
के अपूर्णाक a गुणित हो जाते हैं, जो कि शुद्ध नही । यह बात इस उदाहरण में स्पष्ट 
देख पड़ती हे, जिसे वह इस नियम के अनुसार हल करता Š | हमें आश्चर्य है कि 


RES ee © 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
टीका २४७ 
अलबेरूनी ने इस भूल को क्यों नहीं देखा। वह वर्ष के आरम्भ के लिए, और फलतः 
मास के आरम्भ के लिए भी, अहर्गणों की गणना कर रहा हे, और, इस पर भी, उसे (पृष्ठ 
५७ पंक्ति १६) मास के २८ दिन आर ५१ कला देखकर, जो पहले ही बीत चुके हैं, 
आश्चर्य नहीं हुआ | 
अधिमास महीनों के बनाये हुए दिनों के सिवा अधिमास दिन और कोई चीज़ 
नहीं । क्योंकि अधिमासो की संख्या अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए अधिमास दिनों की 
संख्या ३० पर विभाज्य होनी चाहिए। इसके अनुसार, पृष्ठ ५७ पंक्ति २ पर उद्धृत संख्या 
३० पर विभाज्य न होने से, एकदम भूल देख पड़ती हे, और जब वह निम्नलिखित पंक्तियों 
में कहता हे कि “यदि, गुणन ओर विभाजन में, हमने अधिमास महीनों का उपयोग किया 
था, तो अधिमास महीने निकलने चाहिएं ओर इनको ३० से गुणा करने से वे यहाँ 
उल्लिखित अधिमास दिनों की संख्या के बराबर होंगे” तो हमें बड़ा आश्चर्य होता हे । 
इस दशा में संख्या अवश्य ही ३० पर विभाज्य होनी चाहिए। कदाचित्‌ उसे इस दोष 
का पता लग जाता, यदि, विचित्र देवयोग से, ठीक और गलत संख्या के बीच का अन्तर 
ठीक २८ दिन या चार पूर्ण सप्ताह न होता, इसलिए यद्यपि विचारित संख्या गलत हे, 
तथापि वह पृष्ठ ५७ पंक्ति १३ में सप्ताह का ठीक दिन पा लेता है। 
अलबेरूनी पृष्ठ ५६ पंक्ति १९ कल्प के आरम्भ से लेकर सातवें मन्वन्तर तक 
दिनों की संख्या ६७६६१०५७३७६० पाता हे । फिर पंक्ति १९ सातवें मन्वन्तर के आरम्भ 
से लेकर वर्तमान चतुर्युग के आरम्भ तक वह ४२६०३७४४१५० दिन, ओर, पंक्ति २३, 
कलियुग के आरम्भ तक वर्तमान चतुर्युग के १४२०१२४८०५ दिन व्यतीत हुए पाता है। 
इन संख्याओं का योग करने से हम देखते हें कि कल्प के आरम्भ से लेकर चतुर्युग के 
आरम्भ तक बीते हुए दिनों की संख्या ७२०६३४४४२७१५ है; परतु पृष्ठ ५७ पंक्ति १०, 
वह उसी युग से मान-तिथि तक ७२०६३५९५१९६३ दिन बीते हुए पाता ë! nm 
मान-तिथि कलियुग के आरम्भ के १५०९२४८ दिन बाद होगी | अब हम मालूम ह 
मान-तिथि २५वीं फरवरी सन्‌ १०३१ या जूलियन काल का दिन २०९७६८६ ç, TR, 
जैसा कि सभी लोग जानते है, कलियुग का पहला दिन ईसा म त्ता 
जूलियन : के साथ मिलता है, इसलिए दोनों 
३१०२ के साथ या जूलियन काल के दिन ५८८ ४६६ F 
तिथियों का अन्तर १५०९२२० है, १५०९२४८ दिन नहीं। 


वे Ñ विधि अलबेरूनी के उदाहरण को 
टिप्पणी के आरम्भ में दी हुई विधि के अनुसार a 
मा हा आयंगे | तब पृष्ठ ५६ २८ के स्थान 


हल करते समय हम भी इसी परिणाम पर आय ' i 
पर हम पायेंगे कि उस वर्ष तक कल्प के बीते हुए व की संख्या व : | 
इनको १२ से गुणा करने से हमें उनके मासों की संख्या Ji bac) 
जिस तिथि को हमने मान-तिथि के रूप में ग्रहण किया है, उस E RA 
पूर्ण वर्ष ही Š | इसलिए हमें इस संख्या में कुछ भी ओर बढ़ाना d EE 
मासो को दिखलाती Š | हम इसको ५३११ से गुणा करते हैं और TTS 


: ३४६३ अधिमासों को दिखलाता है ' अपूर्णाकों 
पर भाग देते हैं। भागफल ७२७६६१६३३:६८८ अधि को 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


को छोड़कर हम आंशिक सोर मासों २३६७५३७७५८४ में ७२७६६१६३३ का योग करके 
२४४०३०३९२१७ आंशिक चान्द्र मास पाते हें | क्योंकि नियमित तिथि में कोई दिन नहीं, 
इसलिए इस संख्या में बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई दिन नहीं । इसको ५५७३९ से । 
गुणा करने, और गुणन-फल को ३५६२२२० पर भाग देने से हमको आंशिक ऊनरात्र दिन, 


अर्थात्‌ ११४५५२ oh मिल जाते हें। दिनों की इस संख्या को, अपूर्णांक 
५ रे 


छोड़कर, आंशिक चान्द्र दिनों में से घटाया जाता हे, और शेष ७२०६३५९५१९३५ हमारी 
मान-तिथि के नागरिक दिनों की संख्या को दिखलाता ë । इसको ७ पर भाग देने से ४ 
अवशेष रहता Š | इसका अर्थ यह हे कि इनका अन्तिम दिन बुधवार हे | इसलिए भारतीय 
वर्ष मंगलवार के साथ आरम्भ होता है। 

७२०, ६३५९५१९३५ और कलियुग के आरम्भ ७२०६३४४४२७१५ के बीच 
का अन्तर, जैसा कि चाहिए १५०९२२० दिन हे । (Schram) 

अरबी पुस्तक में ५२वें परिच्छेद के आरम्भ में aL! ओर 20! की 
जगह 322 और yy gel लिखना आवश्यक प्रतीत होता Š | 

पृष्ठ ५७. बृहस्पतिवार - अरबी हस्तलिखित प्रति में मंगलवार हे । 


पृष्ठ ५७. यह इस प्रकार होना चाहिए - अधिमास मासों के लिए हमने ऊपर 
३४६३ 


७२७६६१६३२२२. पाये हैं; पूर्णांक बीते हुए अधिमासों की संख्या, अर्थात्‌ ७२७६६१६३३ 
को दिखलाते हँ, और अपूर्णांक वह समय है जो कि वर्तमान अधिमास महीने का पहले 
ही बीत चुका 61 इस अपूर्णाक को ३० से गुणा करने से हम इसे दिनों में प्रकट कर 
देते हे, अर्थात्‌ २८ दिन ५१ कला ३० विपल। इसलिए वर्तमान अधिमास को पूरा मास 
बनने के लिए १ दिन ८ कला ३० विपल और चाहिए (Schram) | 
.. पृष्ठ ५८. संख्या १२०३७८३२७० को पाने के लिए ११६७८८७५२० सौर दिनों 
H ३० X ११९६५२५ या ३५८९५७५० अधिमास दिन बढ़ाने पडते ë | (Schram) 
पृष्ठ ५८. चतुर्युग के आरम्भ से लेकर मान-तिथि तक दिनों की संख्या पुलिस | 
की विधि से यहां ११८४९४७५७० पाई गई ë परन्तु पृष्ठ ५९ पंक्ति २५ में चतुर्युग के 
आदि से लेकर कलियुग के आदि तक दिनों की संख्या ११८३४३८३५० पाई गई हे। 
दोनों संख्याओं के बीच का अन्तर (जैसा कि होना चाहिए) १५०९२२० दिन Š (Schram) | 
. पृष्ठ ५९. आर्यभट्ट की विधि वही हे जो कि पहले दी जा चुकी Š | जिन संख्याओं 
के साथ हमें गुणा करना ओर भाग देना है, केवल वही, उसकी शेली के अनुसार भिन्न 
ë | उसकी शेली कल्प में परिभ्रमणों की एक भिन्न संख्या मान लेती Š | बड़े आर्यभट्ट 
के अनुसार चतुर्युग में १५७७९ १७५०० दिन होते हैं। सूर्य और चन्द्र के परिभ्रमण वही 
जान पड़ते हें जो पुलिस ने दिये ë | इसमें तालिकाएं पृष्ठ २० तथा २१ बिलकुल दुरुस्त 
नहीं है, क्योंकि उदाहरणार्थ, वे चन्द्रमा के पात और उच्चस्थान के परिभ्रमणों के लिए एक 
कल्प में उनके परिभ्रमणों का १०००वां अंश देते हैं, जब कि दूसरे भाग में कहा गया है 


OEE नप 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
pS NEEDS डिके 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका ae 
कि पुलिस ओर आर्यभट्ट के अनुसार कल्प में १००८ चतुर्युग होते हें) परन्तु पृष्ठ ४८ 
पंक्ति २३ हे सूय > E २०००० ओर चन्दमा के लिए ५७७५३३३६ की संख्याएं 
सम्भवतः आर्यभट्ट के सिद्धान्त के सम्बन्ध की दी गई ë | बॅण्टले ने भी अपनी “हिस्टोरीकल 
व्यू ऑव दि हिन्दू आस्ट्रानोमी” (लंडन १८२५ पृ. १७९) नामक पुस्तक में काल्पनिक कहे 
जाने वाले आर्य सिद्धान्त की प्रणाली के सम्बन्ध में इन्हीं संख्याओं को उद्धृत किया है | 
निस्सन्देह यह वही प्रणाली है, क्‍योंकि यदि हम कल्प के आरम्भ और कलियुग के आरम्भ 
के बीच के दिनों की संख्या की, जिसको बॅण्टले उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १८१ में 
७२५४४७५७०६२५ बताता है, अलबेरूनी द्वारा उद्धृत उसी संख्या, पृष्ठ ५९ पंक्ति अंतिम 
के साथ तुलना करें, तो दोनों प्रणालियों के तादात्म्य में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता, 
विशेषतः जब कि यह संख्या ७२५४४७५७०६२५ विचित्र हे, क्योंकि यह कल्प का प्रथम 
दिन गुरुवार बताती हे ओर दूसरी प्रणालियां इस तिथि के लिए रविवार देती हें। इस 
पुस्तक के विषय में बॅण्टले कहता हे, पृष्ठ १४८ - “इसके विषयों की जाँच करने में 
अधिक समय नष्ट करने का प्रयोजन नहीं, जो कुछ दिखलाया जा चुका हे वह किसी भी 
सहज बुद्धिवाले मनुष्य को इसके सर्वथा आधुनिक कपट-लेख होने का विश्वास कराने के 
लिए पूर्ण रूप से यथेष्ट होगा”; और पृष्ठ १५२, “कृत्रिम ब्रह्मसिद्धान्त आर साथ ही कृत्रिम 
आर्यसिद्धान्त निस्सन्देह दूर से दूर गत शताब्दी की रचनाएं हैं।” ग्रदि उसे मालूम होता 
है कि “गत शताब्दी की इस रचना” को अलबेरूनी पहले ही उद्धृत कर चुका है, तो 
कदाचित्‌ वह इससे अधिक नियंत्रित शब्दों का प्रयोग करता। | 

जब हम चतुर्युग के लिए इन संख्याओं को ग्रहण करते € अर्थात्‌ १ Me) S 
नागरिक दिन, ४३२०००० सूर्य के परिभ्रमण और ५७ ७५३३३६ चन्द्रमा के परिभ्रमण 
और फलत; ८३४३३३३६ चान्द्रमास, तो हम उपर्युक्त deme को चार पर भाग देने से 
युग-सम्बन्धी 'संख्याएं मालूम कर लेते है, क्योंकि इस प्रणाली मं डि एक समान 
लम्बे Š | इस प्रकार एक युग के लिए हम ३९४४७०३७५ नागरिक दिन, ९०८०००० 
सोर वर्ष और फलतः १२९६०००० सौर मास और ३८८८००००० ME दिन, १३३५८३३४ 
चान मास, ४००७५००२० Speake पा क 
ऊनरात्र दिन पाते Š | कल्प के आरम्भ और मान-तिथि के बीच e js 2 = 
रूप में, पृष्ठ ६० पंक्ति ३ में कही संख्या ७२५४४९०७९८४५ की पा 
प्रकार क्रिया करनी होगी - “कलियुग के आरम्भ से लेकर हमाल UE cae x 
वर्ष बीत चुके है । इनको १२ से गुणा करने से ४९५८४ TAS और सार्वत्रिक सोर 
इस संख्या को सार्वत्रिक अधिमास महीनों २९८२२३४ से गु mS ran निकलती 
XLS गया की सख्या C 
मासों १२९६०००० पर भाग देने से १५२ ३ studiis 
Š | अपूर्णांक को छोड़कर इस संख्या को सार मासा 
चान्द्र wn की संख्या ५११०७ निकल आती S संख्या को सार्वत्रिक ऊनरात्र दिनों 
१५३३२१० आंशिक चाद्ध दिन TREER e ES दिनों ४० E 20 पुर आण a 
६२७० ६४८ से गुणित करने, ओर सार्वत्रिक पान C DU 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


की ४९५८४ में बढ़ा देने से आंशिक 
फिर इसको ३० से गुणा करने से 


——— — M M कट 2 


V een eee 


T 11 UM तारे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२५० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


` २४७३७८५ 
QU RSS ४४५२७७८ 


१५३३२१० में से २३९९० घटा देने से मान-तिथि तक कलियुग के बीते हुए नागरिक 
दिन १५०९२२० निकलते हें ओर ये पृष्ठ ५५ की टीका में दी हुई संख्या से अभिन्न 
हैं। इन १५०९२२० दिनों को ७२५ ४४७५७०६२५ दिनों में बढ़ा देने से, जो कल्प के 
आरम्भ ओर कलियुग को अलग करते हे, ७२५४४९०७९८४५ दिन (पृष्ठ ६० पंक्ति ३ 
में उद्धत) निकलते हें। अन तमान कल्प से पूर्व ब्रह्मा की आयु के बीते हुए दिनों | 
को संख्या कल्प के दिनों की संख्या अर्थात्‌ १५९० ५४०८४०००० को वर्तमान कल्प से | 
पूर्व बीते हुए कल्पों की संख्या ६०६८ से गुणा करने से प्राप्त होती Š (Schram) | 
पृष्ठ ६० पंक्ति ३०. यहाँ भी वही दोष हे जिसके कारण अलबेरूनी असत्य परिणाम 
पर पहुँचा था। पृष्ठ ३५ से गुणन अधिमास महीनों के अपूर्णाक को छोड़ने के पश्चात्‌ 
होना चाहिए, न कि पूर्व (Schram) । 
पृष्ठ ६१. कीड़ों के खाये हुए स्थान में इस प्रकार का कोई वाक्यांश होगा - 
“तीन भिल-भिन स्थानों में; सबसे निचले स्थान की संख्या को वे ७७ से गुणा करके 
गुणन-फल का ६९१२० पर भाग देते हैं।” अगले पृष्ठ पर जो व्याख्या दी गई है उससे 
यह बात स्पष्ट हे (Schram) i 
पृष्ठ ६१. सौर के स्थान में चान्द्र, अरबी में ( ७८....41 । ७ , अन्तिम शब्द) 
के स्थान में ill पढ़ों। 
पृष्ठ ६१. शब्दरचना बहुत ही संक्षिप्त हे, इसलिए यह स्पष्ट नहीं कि “मध्यवर्ती 
संख्या” से अभिप्राय क्या हे | इसको इस प्रकार समझना चाहिए; आंशिक चान्द्र दिनों को 
यह संख्या दो भिन्न-भिन्न स्थानों में एक दूसरे के नीचे, लिखी जाती Š | इनमें से एक 
“सबसे ऊपर के स्थान में” में है, वे निचली संख्या को ११ से गुणा करते हैं और गुणन-फल 
को इसके नीचे लिख देते हैं। तब वे इसको अर्थात्‌ गुणन-फल को ४० ३९६३ पर भाग | 
देते, ओर भाग-फल को मध्यवर्ती संख्या में, अर्थात्‌ आंशिक are दिनों के ग्यारह गुना 
घात में, बढ़ा देते हँ (Schram) | 


आंशिक ऊनरात्र दिन निकलते हैं, ओर आंशिक are दिनों 


पृष्ठ ६२. पंक्ति S. मासों को एक विशेष संख्या अ को ६ Ct १५५ पर भाग देना 
१५९३३ 


। यदि हम केवल ६५ पर भाग देने से वह परिणाम लेना चाहते तो हमारे लिए आवश्यक 


कि अ में से एक विशेष संख्या क्ष को घटाएं, इस संख्या का निश्चय समीकरण 
अ अक्ष j 


११५५ T G 
६५ १५९३३ | 


A^ me 


से होगा। यह समीकरण क्ष का मूल्य | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
eS ,5 “7६ है: AF 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २५१ 
११५५ 
क्ष =A basi या, क्ष =अ [tea] या अन्ततः क्ष -अ 
, १११५ | १०३६८०० | SS न्न 
१५९३३ 
2 १५५ 
SD | देता है 3 १५९३३ x 
Tec | 1 el समाकरण 8 =F = SU इस रूप में 
| ६५ 5 Sii 
c CR er MM 
६५ : = क्ष: अ H भी लिखा जा सकता हे; अथात्‌, जसा कि 


१५९३३ १५९३३ 
अलबेरूनी इसको बताता है “सारे भाजक का इसके अपूर्णाको के साथ वही सम्बन्ध है 
जो विभाजित संख्या का घटाये हुए अंश के साथ” (Schram) | 
पृष्ठ ६२. अलबेरुनी ने ऊपर दी हुई गणना साधारण रीति से नहीं, वरन्‌ एक 
विशेष अवस्था के लिए, मान-तिथि के लिए को हे । वह अपूर्णांक — — पाता हं। इसे 
किसी भी दसरी तिथि के लिए पायगा, क्योंकि यह अपूर्णांक संख्या अ से स्वतन्त्र है 
(Schram) ! 
`x दिनों ^ a B ` ५०६६३ 
पृष्ठ ६३. यहाँ भी फिर ऊनरात्र दिनों को एक विशेष संख्या अ का ६२५३६ 


३ ७०३ 
पर भाग दिया जायगा। यदि हम केवल qal. पर या, जो कि वही बात 9, पर 


भाग देने से वही फल लेना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि अ में एक विशेष संख्या 
क्ष बढ़ा दी जाय । यह संख्या आगे दिये समीकरण से निश्चित को जाती ह। 


७०३ 
ara CLE थी |= हक | V 
घटे हु ASS ६७३९ 
११ दी i Sen 
— 0२ 
७०३ — ११०६ ६३ ८५७३९ | _ iy eas १७२९ याक्ष=अ 
क्ष =3 WO E ५५६४२ 
५ ५०२ ——— 
११> ६३ WET ५५७३९ 
९७ = 
sss 3 Moco P ss TRR 
३९१८४४२० | 75 [asteene 
५५७३९ aan SEN. > š ( देखो 
भाग देने से अ. पाते हें। c sien कण (देखो 
दे) से हवा चि 3 ९ 
४०३९६३ तत 


पृष्ठ ६३ पंक्ति २८) (Schram) ! 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


"CX I" zin rapi mar P mmn FY 


PT 


— ——À— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२५२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


पृष्ठ ६३. अरबी हस्तलिखित प्रति में ७७३९ की जगह ७७१३९ हे, जैसा कि 
डाक्टर श्रम (Schram) की मांग € | 

पृष्ठ ६४. यहाँ वह मानता हे कि २८ दिन जो हम ७२७६६१६३३ मासों से ऊपर 
पाते हैं चेत्र मास के आरम्भ के पश्चात्‌ गिने जाते हैं, अतएव निकला हुआ परिणाम, पृष्ठ 
५६ पंक्ति १८ पहली के साथ नहीं वरन्‌ २८वीं चैत्र के साथ मिलता है (Schram) | 

पृष्ठ ६६. यह वैसी ही बात हे जैसी कि पिछले पृष्ठों पर है, केवल संख्याएं थोड़ी 
भिन हैं। यदि अ उन मासों की संख्या है जिनको ३ Ee. पर भाग देना हे, और हम 
अ में से एक संख्या घटाना चाहते हें ताकि अन्तर को केवल ३२ पर भाग देने से वह 
परिणाम प्राप्त हो, तो समीकरण यह है -- 


अ अ -क्ष š 
कदर जू इससे क्ष का मूल्य यह निकलता d— 
६६३८९ 
३५५५२ 
६६३८९ 3 
— | याक्ष= अ SR | याक्-अ९९१। 
३६ ३५५५२ 9१००००) ३७५०० | 


६६३८९ 
s अलबेरूनी ने यहा भी फिर एक विशेष अवस्था, मान-तिथि, के लिए गणना की 
हे, ओर वही पूर्णाक प्राप्त किया हे (Schram) | 


_ See. “दिनों की यह संख्या” अर्थात्‌ दी हुई तिथि के अनुरूप सौर दिनों की 
सख्या (Schram) i 


पृष्ठ ६६. हस्तलिखित प्रति में ९७६ के स्थान पर ९७४ Š | 
पृष्ठ ६६. अधिमास महीनों की संख्या १५९३३३६ की जगह सौर दिनों की संख्या 


` 


१५५५२२२००० को भाजक के रूप में ग्रहण किया गया छ॥ अपूर्णाक यह होना चाहिए 
१०४०६४ ४३३६ 


१८९३३३६ 0६6६52 सामान्य भाजक २४ (Schram) | 


पृष्ठ ६६. ऐसा जान पड़ता है कि अलबेरूनी पुलिस की गणना को नहीं समझा । 
यह गणना दुरुस्त हैं, यद्यपि इसकी व्याख्या में किसी जगह से कोई अक्षर कीड़ा खा गया 
a ay d पुलिस के सिद्धान्त के अनुसार एक चतुर्युग में १५५५ २० bd ०० सौर 
दिन आर १५९३३३६ अधिमास महीने होते हैं। पहली संख्या को दूसरी पर भाग देने 


से हम उस समय के रूप में जिसमें एक अधिमास पूरा होता Š ९७६-४०४०६४ दिन पाते 
१५९३३३६ 


हें। अतएव सोर दिनों की दी हुई संख्या को संख्या eve पर भाग देने से 
ENS n x CR १५९:३३६ 
अधिमासां का संख्या प्राप्त हा जाती ह; परन्तु पुलिस अपूर्णांक को न गिनना ही अच्छा 


समझता हे | इसलिए वह दिये हए दिनों की संख्या में से एक विशेष राशि कम करके 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
टीका 


केवल ९७६ पर ही भाग देता ह। दिये हुए दिनों में से जो संख्या कम की जायगी वह 
निम्नलिखित समीकरण से सुगमतापूर्वक मालूम हो जाती है - 


मान लीजिए कि दिये हुए सोर दिनों की संख्या द है; तब 


१०४०६४ 
द्‌ < = J १५९३२३६ 
€ — = पपप या क्ष = द ae ee या 
भन URS ep t 
dope QU = == 
१५९३३३६ १५९३३३६ 
| १०४०६४ 
५९३३३६ ०४०६४ E 
क्ष > LASS याति द | डड की अब १०४०६४ ओर हार 
१५५५२००००० [Rca 
१५९३३३६ i 
१५५५२००००० के लिए ३८४ एक सामान्य भाजक हे । इसलिए पुलिस को भाँति हम 
भरी क्ष = द mÀ? (Schram) | 
Yokoooo 


पृष्ठ ६७. न केवल यह “सर्वथा असम्भव ही नहीं कि इस संख्या का, गणना के 
इस भाग š भाजक के रूप में प्रयोग किया जाय", वरन्‌ इसका भाजक के रूप में अवश्य 
प्रयोग होना चाहिए | जब हम विशेष संख्याओं के साथ गणना करने के स्थान में बीजगणित 
की रीति से करते Š तो यह बात तत्काल स्पष्ट दीखने लगती हे । मान लीजिए कि एक 
agin में सौर दिनों की संख्या स है, और अ चतुर्युग में अधिमास महीनों की संख्या 
है। तब उन दिनों की संख्या जिनमें एक अधिमास महीना पूण हाता हं स का अ पर 
भाग देने से मालूम हो जायगी | इस विभाजन से हमें पूर्णाक और एक अपूर्णाक मिलेगा; 
मान लीजिए कि क्क पूर्णाकों को और र अपूर्णांक के गुणाकार को दिखलाता हे । तब 
8 क यास se 7 अब यदि सौर दिनों की दी हुई संख्या 
अ अ 
प्राप्त करने के लिए हमें द को क्क + š पर भाग देना 


है, परन्तु क्योंकि हम केवल कक पर ही भाग देना चाहते हैं, इसलिए हमें द में से एक 


गीकरण से होगी- 
संख्या क्ष अवश्य घटानी चाहिए। यह संख्या इस AAT से मालूम होगी 


द हो, तो अधिमासों की संख्या प्र 


*+-— 2 
: E यहाँ स एक 
बराबर है स के. इसलिए क्षे = ६ ह! 


nha न 
Ea इस भाग में आवश्यक रूप से भागहार 


चतुर्युग में सौर दिनों की संख्या हे | यह गत T 
होनी चाहिए । (Schram) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 


२५४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


i N ` A र v ~ 
* अक्क +र बराबर हे स के, इसलिए क्ष = <-I यहाँ स एक चतुर्युग में 
"सौर दिनों की संख्या है। यह गणना के इस भाग में आवश्यक रूप से भागहार होनी 
चाहिए। (Schram) 


पृष्ठ ६७ अन्तिम पैरा-- क्योंकि एक ऊनरात्र दिन ६३ = : Iu wx दिनों 
NE 
में पूरा होता है (देखो पृष्ठ ६३ प्रथम पंक्ति) इसलिए समीकरण फिर इस प्रकार है - 
५०६६३ 
a ल-क्ष ५५७३९ 
- = या क्ष = ENS = = 
५०६६३ &3 a NT या क्ष =a 
RASAK ? ५५७३९ 
५०६६२३ E fà REM र E à 
| ३५६३२२० + यहाँ ल दिये हुए चान्द्र दिनों की संख्या को दिखलाता है | 


पृष्ठ ६८ पंक्ति २९-- जैसा कि हम पृष्ठ ५५ को टीका में देख चुके Š संख्या 
७३०६२५९५१९६३ ठीक नहीं हे । २८ दिनों की अधिकता से यह बहुत बडी Š | परन्तु 
अधिमास दिनों की संख्या २१८२९८४९०१८ भी २८ दिन बहुत बड़ी Š | अतएव अन्तर 
फिर भी ठीक हे । यहाँ भी वही दोष है जो पृष्ठ ५५ पर हे | गणना इस प्रकार होनी 
चाहिए - जो आंशिक नागरिक दिन हमारी मान-तिथि तक बीत चुके हें वे ७२०६३५९५१९३५ 
हैं। यह संख्या दी गई है, और जो कुछ बात हम मालूम करना चाहते हें वह यह है कि 
कितने भारतीय वर्ष ओर मास दिनों की इस संख्या के बराबर Š | पहले हम इस संख्या 
को ५५७३९ से गुणा करते और गुणन-फल को ३५० ६४८१ पर भाग देते हे; भाग-फल 


१९३४३०९ 


१९४११२२४१७५7 BERTI दिन होता है । हम नागरिक दिनों में ११४५५२२४५७५ 


E तो योग-फल ७३२०९११७६५१० TIE दिन होते हैं। इस संख्या को ३० पर | 
भाग र से भाग-फल के रूप में २४४०३०३९२१७ चान्द्र मास निकलते हैं (और कोई c | 
अपूर्णांक नहीं; इसलिए हम देखते हैं कि प्रस्तुत तिथि में केवल मासों की एक संख्या ही | 
हे, या, जो कि वही बात हे, यह तिथि मास के आरम्भ के अनुरूप है) | चान्द्र मासों को | 
५३११ से गुणा करने आर गुणन-फल को १७८१११ पर भाग देने से हम । 

१६६२२४ | 


C sss अधिमास प्राप्त करते हैं; २४४०३०३९२१७ wp मासों में से 
७२७६६१६३३ अधिमास घटाने से २३६७५३७७५८४ सौर मास निकलते Š | इनको १२ 
पर भाग देने से १९७२९४८१३२ वर्ष निकलते हैं और कोई अपूर्णांक नहीं रहता । अतएव 
हम दी हुई तिथि को न केवल मास' के वरन्‌ वर्ष के आरम्भ के भी अनुरूप पाते है । 
हम वर्षों की वही संख्या पाते हैं जिनसे कि मान-तिथि बनी हे। 
पृष्ठ ६९. वास्तव में इस नियम का आधार अवश्य ही कोई पूर्ण भ्रम है, क्योंकि 
यह, जैसा कि अनबेरूनी ठीक ही कहता है, सर्वथा सत्येतर है (Schram) 1 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


BENE Te SE CE she U “ण 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २५५ 


. पृष्ठ ७१. यदि हम कल्प या चतुर्युग के आरम्भ से गणना करें, तो इस काल 
विशेष में न तो अधिमासों के आर न mnm दिनों के अपूर्णाक हैं; परन्तु क्योंकि ऐसी 
दीर्घ अवधियों में दिनों की बहुत बड़ी संख्या का सन्निवेश होता हे जिससे गणना श्रमकर 
हो जाती e, इसलिए इस परिच्छेद में बताई हुई विधियां न तो कल्प के आरम्भ से और 
चतुयुग के आरम्भ से परन्तु उन यथारुचि चुनी हुई तिथियों से शुरु होती हैं, जो उस 
समय के निकट हाँ जिनके लिए उनका प्रयोग किया जायगा। क्योंकि ऐसी कालावधियां 
अधिमासों आर ऊनरात्र दिनों के अपूर्णाकों से खाली नहीं, इसलिए इन अपूर्णाकों को 
हिसाब में ज़रूर गिनना चाहिए (Schram) | 
पृष्ठ ७१. जिन संख्याओं का प्रयोग यहां हुआ हे उनका सम्बन्ध पुलिस की प्रणाली 
से हे, ब्रह्मगुप्त की प्रणाली से नहीं। जिस वर्ष को शाक के रूप में ग्रहण किया गया है 
वह संवत्‌ ५८७ शक-काल हे | हम देख चुके हैं कि हमारी मान-तिथि के आरम्भ या 
संवत्‌ शककाल ९५३ के क्षण में, चतुर्युग के ३२४४१३२ वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए संवत्‌ 
५८७ शककाल के आरम्भ तक अवश्य ही चतुयुग के ३२४३७६६ वर्ष बीत चुके eu 
अब हमें पहले इस काल-विशेष के लिए अधिमासों तथा ऊनरात्र दिनों को गिनती करनी 
चाहिए। पुलिस की रीत्यनुसार - ३२४३७६६ वर्ष बराबर हं ३८९२५१९२ सार मासा 
या ११६७७५५ ७६० सोर दिनों के। इस संख्या को २७१ सं गुणा करने आर ४०५०००० 


पर भाग देने से ७८१३८ ०, प्राप्त होते हें । क्योंकि यहाँ निकटतम संख्या लेनी ह 


इसलिए हम ७८१३९ पाते हे, जिनका ११६५७५५७६० म॑ से घटाने से ११६७६७७६२१ 
प्राप्त होते É | इस पिछली संख्या को ९७६ पर भाग दन से अधिमासो की संख्या के 


रूप में ११९६३९१.“ मिलते हैं। अव ११९६३९१ अधिमास महीने ३५८९१७३० 


अधिमास दिनों के बराबर हैं, जिनको ११६७७५५७६० सोर दिना में बढ़ाने से 
१२०३६४७४९० चान्द्र दिन प्राप्त होते हें । पुलिस के सिद्धान्त के अनुसार (पृष्ठ ES 
अन्तिम पैरा) एक चतुर्युग में १६०३००००८० चाळ आर २५०८२२८० ऊनरात्र दिन होते 
arg दिनों में पूरा होता ë । इसलिए हमें चादर 


$; इसलिए एक ऊनरात्र दिन ६३ 


दिनों की दी हई सं था, परन्तु हम ल में से 
नों की दी हुई संख्या ल को ६३८८७५ र भाग हना चाहिए | 


à bir भाग देना अच्छा 
एक विशेष संख्या क्ष को घटाना और शेष को ६३३३ पा पर भाग दे 


समझते É | संख्य। क्ष को यह समीकरण दगा 
ल-क्ष _ ११ल- १६ S ग्रह | क्ष के लिए यह मूल्य 


q उ T 
६३३७९ ७०३ p 
६९६७३ ११ 
a MN ur 
देता - रे. Jl | usus ७० |३८९८०५५८ | 
Wm हे ४३९ 
Se ६९६७३ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MY DY ONE” py ani Tie rt 


qu y; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२५६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अब क्योंकि ल बराबर 


क्ष =| | ल, या लगभग ११ क्ष = || 
EET | १११५७३ | 
" VENUS MER | 
हे १२०३६४७४९० WP दिनों के, इसलिए ११ ल बराबर होगा १३२४०१२२३९० AK 
दिनों के; इस संख्या को १११५७३ पर भाग देने से ११८६६७ —— S प्राप्त होते हें । | 
निकटतम संख्या को लेकर, हम ११८६६८ को १३२४०१२२३९० में घटाकर 
१३२४०००३७२२ प्राप्त करते हैं जिनको ७०३ पर भाग देने से ऊनरात्र दिनों की संख्या 


` N ४९७ S दिनों NM EY 
केरूपमें १८८३ ३५७५८८३ NI होते É | इनको १२०३६४७४९० चान्द्र दिनों में बढ़ाने 


से हमारे गणनारम्भ की तिथि के लिए नागरिक दिनों की संख्या ११८४८१३९१५ प्राप्त 
होती ài 

_ इस संख्या को ७ पर भाग देने से ५ अवशेष रहता है | अब वर्तमान चतुर्युग के 
पहले अन्तिम दिन सोमवार (देखो पृष्ठ ५९ पंक्ति २३) था, इसलिए हमारे गणनारम्भ के 
पूर्व अन्तिम दिन शनिवार हे और उस गणनारम्भ से बीते हुए दिनों की किसी भी संख्या 
को यदि ७ पर भाग दिया जाय तो वह रविवार को १ मानकर गिनने से सप्ताह-दिवस 
को अवशेष से प्रकट करेगी, जेसा कि कहा जा चुका है (पृष्ठ ७२ पंक्ति ३)। अब इस 
सारी रीति को सर्वथा ठीक मानने में कुछ भी कठिनाई नहीं रहती। आंशिक सौर दिनों 


` २७१ > NON ` ` ^ S 
से गुणा करने के बदले हम उनको — — से गुणा करते Š जो कि 
१४९४५ ; 


का 


४०५०० ० 


४०५०००० 


पर्याप्त रूप से शुद्ध हे, क्योंकि — C बराबर है जिया के । क्योंकि पूर्ण | 
| १४९४४ RN | 
२७१ 


अधिमास महीनों के अतिरिक्त —- महीनों का अपूर्णाक अभी 
स महीनो के ता अधिमास महीनों का अपूर्णांक अभी हमारे गणनारम्भ 


में हे, इसलिए ९७६ पर भाग देने से पूर्व हम ५ बढ़ा देते हैं। ऊनरात्र दिनों की गणना 
का व्याख्या पहले ही की जा चुकी है; परन्तु क्योंकि हमारे गणनारम्भ में पूर्ण ऊनरात्र दिनों 


N 


अतिरिक्त RO दिनों अपूर्णाक है 
के त --ज अनरात्र दिनों का अपूर्णांक रहता है, इसलिए ७०३ पर भाग देने के 


पूर्व हमें ४९७ अवश्य बढ़ा देना चाहिएँ। सारी क्रिया की इस प्रकार व्याख्या हो जाती 
हे (Schram) | । 
. पृष्ठ ७२. हमारी मान-तिथि से पूर्व बीते हुए पूर्ण वर्षों के लिए गणना की गई 
É | अतएव हम मान-तिथि के प्रथम चैत्र के पूर्व अन्तिम दिन का सप्ताह-दिन पाते हैं 
ओर यदि यह बुधवार हो, तो प्रथम चेत्र स्वयं गुरुवार है। 
इस गणनारम्भ का प्रथम दिन जूलिवन काल के दिन १९६४०३ १ के अनुरूप Ç I 
१९६४०३१ में १३३६५५ बढ़ाने से प्रथम चेत्र के लिए ९५३ निकलते हैं, जो कि जूलियन 
काल का दिन २०९७६८६ €, ओर ऐसा ही होना चाहिए था (Schram) | 


, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २५७ 


पृष्ठ ७२. यज्दजिर्द ३९९ की १८वीं इसफन्दारमज़ वास्तव में बुधवार, २४वीं 
फरवरी १०३१ के अनुरूप हे, जो कि पहली चेत्र ९५३ शककाल के पूर्व का दिन है 
(Schram) ! 
पृष्ठ ७३. छः qd — अरबी हस्तलिखित प्रति में छः के स्थान में सात है । 

पृष्ठ ७३. जिस रीति का प्रयोग यहाँ किया गया हे उसका आधार पुलिस का 
सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिमासों की प्राप्ति के लिए सौर दिनों को 


४३३६ _ à ४३३६ 
९७६ पर भाग दना आवश्यक ह। अब ९७६ = 
६६३८९ ६६३८९ 


२ २९२८२ s 
९७६०; Nucl के बराबर हे । 


काफ़ी दुरुस्त तोर पर 


यदि स सौर मासों की संख्या को दिखलाता हो, तो सौर दिन या ३० स को 
२९२८२ 
३० 


भाग देना चाहिए | 


पर भाग दिया जायगा, या जो कि वही बात है, ९०० स को २९२८२ पर अवश्य 


> दिनों ६३३७९ 
ऊनरात्र दिन मालूम करने के लिए, urs fedi का द रे दिया 


em x A aiu M 
जाना आवश्यक है (देखो पृष्ठ ७१ पंक्ति १६ की टिप्पणी) अब ६३६३ १ हे 


3 
७०३ £ (OO aa 
> 399 ~ २१०९०२ 
= या काफी दुरुस्ती के साथ, Taser यायी से कम ae के 


बरावर है | इस प्रकार इस रीति के गुणनों और विभाजनों की व्याख्या हो गई | 

जो धुव संख्याएं जोड़ी जायंगी वे इस गणनारम्भ में अन्तर्निरूढ्‌ हैँ। संवत्‌ <. 
शककाल चतुर्युग के संवत्‌ ३२४४०६७ के अनुरूप हैं, २२४४०६७ वर्ष बराबर हें 
३८९२८८०४ सौर मासों, या १९६७८६४१२० सोर दिनों के । इन सौर मासों को ६६३८९ 


४०६३ 
से गुणा करने और २१६०००० पर भाग देने से १९९६५०२८८८ STR महीने 


या ३५८९५०६० अधिमास दिन प्राप्त होते हें । इसको १ २६ ८. सौर दिनों में 
जोड़ देने से १२०३७५९१८० चान्द्र दिन प्राप्त होते हैं। इस संख्या का ग्यारह गुना बराबर 
हे १३२४१३५०९८० के; यह पिछली संख्या १९१५७३ पर भाग देने से ११८ 


६७८-०४८६ या निकटतम संख्या ११८६७९ देती हे | इसको १२२४१३५०९८० aa 


१११५७३ us 
घराने से अवशेष १३२४१२३२३०१ रहता है, जा muss ३ पर भाग दिये जाने से 


१८८३५३२३२२२ ऊनरात्र दिन देता है; इन दिनों को चा दिनों में से घटाने से नागरिक 
या. हे। इस अन्तिम संख्या को ७ पर भाग देने 
युग के पहले अन्तिम दिन सोमवार था (देखो 


दिनों की संख्या ११८४९२३८५७ निकलती 
से ५ अवशेष रहता है; और क्योंकि वर्तमान 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२५८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


पृष्ठ ५९ पंक्ति २३) इसलिए यहाँ ग्रहण किया हुआ गणनारम्भ से पूर्व अन्तिम दिन 
शनिवार हे, इसलिए उस गणनारम्भ से लेकर बीती हुई दिनों की कोई भी संख्या, ७ पर 
भाग दिये जाने पर, रविवार को १ मानकर गिनने से सप्ताह के दिन को अवशेष से 
दिखलायगी । इस गणनारम्भ का पहला दिन जूलियन काल के दिन २०७३९७३ के अनुरूप 


जोकि 


१७२७६६ 

१८६००० 
२९२८२ 

पर भाग देने से पहले ६६१ अवश्य बढा देने चाहिए | 


६६० 


या बहुत लगभग अधिमास के बराबर ह, इसलिए हमें २९२८२ 


६९६०० bi 
ऊनरात्र दिनों का अपूर्णांक - बराबर Š . या लगभग ES 
के। इसलिए २१०९०२ पर भाग देने के पहले ९६६०१ का बढ़ाना आवश्यक हे | 
अलबेरुनी ने इस संख्या ६९६०१ के वदले संख्या ६४१०६ का और ९ की जगह ४ का 
प्रयोग किया हे, ओर पिछली तीन संख्याओं को उलट दिया है (ए | 
पृष्ठ ७४. हमारे पास ७८० मास थे; उनमें २३ अधिमास महीने जोड़ने से ८०३ 
मास हो जाते हैं, जिनको ३० से गुणा करने से २४०६० नहीं वरन्‌ २४०९० दिन होते 


$1 इसके बाद के सभी दोषों का कारण यही दोष है (Schram): ^ 

पृष्ठ ७४. यह इस प्रकार चाहिए “उसमें ६९६०१ जोड़ने से, ७९५६६६०१ योगफल 
होता हे । इसको २१०९०२ पर भाग देने से, भाग-फल ३७७ अर्थात ऊनरात्र दिन, और 
अवशेष अथात्‌ अवमस निकलते हैं |” (अरबी प्रति में हस्तलेख का पाठ बदलना 


नहीं चाहिए था।) ठीक परिणाम २३७१३ नागरिक दिन हैं। यदि हम इस संख्या को ७ 
पर भाग दें, तो अवशेष ४ मिलता हे, जो कि फिर यही दिखलाता हें कि हमारी मान-तिथि 
के पहले अन्तिम दिन बुधवार हे । २३७१३ को २०७३९७३ में बढ़ाने से हम पहली चेत्र 
के लिए ९५३ पाते हें जो कि जूलियन काल का दिन २० ९७६८६ हे, ओर यही होना 
चाहिए था (Schram) | 

पृष्ठ ७४. ३०७ के स्थान में ३७७ पढिए | 

पृष्ठ ७४. यह रीति पहली रीतियों की अपेक्षा कम ठीक संख्याओं के साथ काम 


करती है। यह मान लिया गया है कि एक अधिमास महीना ३२ सौर मासों में पूरा 
७ 


७ SI qni ^ [f २२ 
होता है । इसलिए सौर मासों को ३२- पर या = पर भाग दिया जाता है, या, जो कि 


N i ` N क्योंकि ` 
एक ही वात ह, उनको -— से गुणा किया जाता हे | क्योंकि ऊनरात्र दिन के बनने का 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २५९ 


x x १० 3 a 
समय यहाँ केवल ६३--- माना गया है, और चान्द्र दिनों को ६३ या 00३ पर भाग 
"š We शर 


दिया जाता ë, या, जो कि एक ही बात हे, उनको — से गुणा है 

; एः त हैं, उनको 0.5 से गुणा किया जाता है | गणनारम्भ 
संवत्‌ ४२७ शककाल या चतुर्युग के संवत्‌ ३२४३६०६ के अनुरूप हे | वर्षों की यह 
संख्या ३८९२३२७२ सोर मासों के बराबर हे जिनको ६६३८९ से गुणा करने और 


२२१६००० पर भाग देने से ११९६३३१८१ 


अधिमास निकलते dq uem ने 


३०००० 

११९६३३२ अधिमास महीने लेकर छोटे से अपूर्णांक um की उपेक्षा कर दी हे, इसलिए 
०००७ 

उसके पास अधिमासों का कोई अपूर्णांक नहीं | इन ११९६३३२ अधिमासो को ३८९२३२७२ 

सार मासों में बढ़ाने से ४०११९६०४ चान्द्र मास, या १२०३५८८१२० चान्द्र दिन बनते 


हं। ११ से गुणा करने से १३२३९४६९३२० होते हैं, इनको १११५७३ पर भाग देने से 
achat या ११८६६२ प्राप्त होते हैं। इनको १३२३९४६९३२० में से घटाने 


११५ 


से १३२३९३५०६५८ रहते É, जिनको ७०३ पर भाग देने से ऊनरात्र-दिनों की संख्या 


५२० निकलती B दिनों अपूर्णाक ५२० ३ «x 
१८८३२६४६--- ; निकलती है । अतएव ऊनरात्र दिनों का अपूर्णांक s हे, जो कि इस 
७० 0 


रीति के कर्त्ता द्वारा गृहीत अर्थात्‌ ES के बहुत निकट हैं। ors दिनों में से ऊनरात्र दिन 
घटाने से नागरिक दिनों की संख्या के रूप में हमें ११८४७५५४७४ मिलते हैं जो कि ७ 
पर विभाज्य हैं। अतएव, क्योंकि चतुर्युग के पहले अन्तिम दिन सोमवार था, इसलिए इस 
गणनारम्भ के पहले अन्तिम दिन भी सोमवार है, और इस गणनारम्भ के बाद से बीते हुए 
दिनों की संख्या को ७ पर भाग देने से एक ऐसा अवशेष निकलता हे जो, मंगलवार को 
१ गिन कर, सप्ताह-दिन को दिखलाता हे । इस गणनारम्भ का प्रथम दिन जूलियन काल 
के दिन १९०५५९० के अनुरूप हे (Schram) | 

पृष्ठ ७५. यह बात आसानी से समझ में आ जाती हे कि यह रीति यवन-सिद्धान्त 


em अशि x २२८ us `~ 
क्यों कहलाती Š । यह मान लिया गया हे कि एक अधिमास ३२. या 0 सार मासा 


में पूरा हाता हे। अब 


यवनों (यूनानियों) के उनतीस वर्षों के कालचक्र का प्रयोग भासती ç | 2 
पृष्ठ ७५ . ३२ मास १७ दिन ८ घटी और ३४ चषक आर कुछ नही, केवल 


२२८ योर मास É सोर वर्षों के बराबर हैं। इसलिए यह रीति 
M3 9 


x unii < 3 ES 
३२- मासों को कहने का एक दूसरा ढंग हे । 
७ 


पृष्ठ ७५ - नागरिक दिनों की संख्या १९२०९६ है; ७ पर कल 5 eni 
अवशेष रहता Š | क्योंकि इस रीति में मंगलवार को १ गिना जाता हे, इसलिए Fe SU 


EN 3 को ०५५९ ग्रे 
मान-तिथि के पूर्व अन्तिम दिन बुधवार ठहरा देती है। १९२०९६ की ९९२१११० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


जोड़ने से पहली चैत्र के तौर पर हम ९५३ पाते हैं, जो कि, जैसा कि होना ही चाहिए, 
जूलियन काल का दिन २०९७६८६ हे (Schram) 

पृष्ठ ७५. अल-हरकन - इस पम्तक का उल्लेख केवल इसी वाक्य में हुआ हे | 
ग्रन्थकार इसे पचांग Cv अर्थात्‌ नक्षत्र-विद्या, फलित ज्योतिष, आर 
काल-गणना-सम्बन्धी तालिकाओं और गणनाओं का संग्रह कहता 21 यह कोई मौलिक 
अरबी पुस्तक थी, या संस्कृत से अनूदित थी, या इसका मूल क्या था, इसका हमें ग्रन्थकर्ता 
से कुछ भी पता नहीं चलता। यह शब्द अहर्गण का अरबी रूपान्तर प्रतीत होता हे । 
अलबेरूनी इस पुस्तक से एक संवत्‌ का परिसंख्यान उद्धृत करता है जिसका गणनारम्भ 
फारसी संवत्‌ के गणनारम्भ से ४००८१ दिन पीछे होता है, और इसकी तुलना मान-तिथि 
के साथ करता है। 

पृष्ठ ७५. यदि यह गणनारम्भ संवत्‌ यज्दजिर्द के गणनारम्भ से ४००८१ दिन 
बाद आया तो यह संवत्‌ ६६४ शककाल की पहली चेत्र को आयगा, परन्तु बात ऐसी 
नहीं। सन्‌ १९७ के शाबान मास की पहली वैशाख ७३५ के आरम्भ के अनुरूप है। 
क्योंकि ७२ वर्षों को घटाना हे, इसलिए हम वैशाख ६६३ पर, आयंगे, और वर्ष के आदि 
से आरम्भ करने के लिए, गणनारम्भ को चेत्र ६६४ तक स्थगित कर देना आवश्यक हे। 
परन्तु इसका कुछ महत्त्व नहीं, क्योंकि हम दिखाएंगे कि अलबेरूनी यहाँ फिर इस रीति 
को ठीक तौर पर नहीं समझा (Schram) । 

पृष्ठ ७५-७६. ये दोनों तिथियाँ दिनों तक नहीं मिलती । पहली फ़रवेरदिन माह 
यज्दजिर्द १६वीं जून ६३२ के अनुरूप है; ४००८१ दिन पीछे सोमवार, १२वीं मार्च ७४२ 
था | इधर यज्दजिर्द के सन्‌ ११० की २१वीं देमाह रविवार, ११वीं मार्च ७४२ के अनुरूप 
हे | परन्तु स्वयं तिथि के अशुद्ध होने के कारण इसका कुछ महत्त्व नहीं (Schram) | 

पृष्ठ ७५. क्योंकि इस रीति में गुणन और विभाजन बनाने वाली संख्याएं 
पचंसिद्धात्तिका की संख्याओं से अभिन हें, इसलिए हम वहाँ दिये हुए आदेशों के अनुसार 
स्थिरां का हिसाब लगा सकते Š | अल-हरकन की विधि का गणनारम्भ सन १९७ के 
शाबान मास का आरम्भ हे | परन्तु यह तिथि वेशाख ७३५ शककाल के आरम्भ के अनुरूप 
€ | अतएव इस तिथि के लिए हमें निम्नलिखित गणना चाहिए - ४२७ को ७३५ वर्ष 
और १ मास में से घटाने से, ३०८ वर्ष १ मास, या ३६९७ मास प्राप्त होते हें; ३६९७ 


को ७ से गुणा करने ओर २२८ पर भाग देने से अधिमास मासों की संख्या ११ Roe 


मिलती है; ११३ अधिमास महीनों का ३६९७ सौर मासों में योग करने से ३८१० चाद्र 
मास या ११४३०० चान्द्र दिन निकलते हँ। इस संख्या को ११ से गुणा करने से 
१२५७३०० होता हे; हम ५१४ का योग करते हैं जिससे १२५७८१४ हो जाते हैं; इसको 


७०३ पर भाग देने से ऊनरात्र दिनों की संख्या १७८९--- निकलती है | यदि, वास्तव 
में. यह गणनारम्भ सच्चा गणनारम्भ हो, तो हमारे गणनारम्भ के लिए जिन संख्याओं का 
प्रयोजन हें वे सब हमें मिल जानी चाहिएँ। परन्तु हमें अन्तर में ८६४ मास बढ़ाना है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २६१ 


इसलिए ये ८६४ मास, जिनका बढ़ाना सदैव आवश्यक Š गणनारम्भ में से पहले अवश्य 
घटा देने चाहिए जिससे यह शेपोक्त ७२ वर्ष पीछे जा पड़ता हे | अब ७२ वर्ष या ८६४ 


सौर मासो को ७ से गुणा करने और २२८ पर भाग देने से २६--- अधिमास महीनों 
२२८ 


की संख्या प्राप्त होती है। ये ८६४ सोर मासा के साथ मिलकर ८९० चान्द्र मास या 
२६७०० चान्द्र दिन होते हैं, जो ११ से गुणा करने ओर ७०३ पर भाग देने से 


५४९ AS M EN ES c - `x ` 

४१७८८३ ऊनरात्र दिन देते हें । अतएव हमें पहले मालूम की हुई संख्याओं में से 
र N ५४९ à ` 

२६ = अधिमास महीने ओर ४१७ ` ऊनरात्र दिन घटाना हे | तब हमारे सच्चे गणनारम्भ 
x 0 

~ महीनों 2 - १५ १३० २२३ 

में अन्तर्निरूढ़ अधिमास महीनों की संख्या ११३ SR लिन -८६३३८ या काफी 


२२८ २२८ 


७ अपूर्णाक ` à दिनों न १४७ 
दुरुस्ती के साथ अपूर्णांक के बिना ८७ आर ऊनरात्र दिनों की संख्या १७८९: 


४१७" = १३७१ होगी | इसलिए अधिमास महीनों में कोई अपूर्णांक नहीं बढ़ाना, 
७०३ ७०३ 
X x46 


किन्तु ऊनरात्र दिनों में ३०१ या लगभग AS अवश्य बढ़ाना चाहिए। इसलिए 
j ७०३ ७०३ 


ser गुणा करने के पहले हमें अवश्य २८ (२८ नही) बढ़ाने चाहिएँ | पहले गणनारम्भ 
७०३ ~ 
के ११४३०० चान्द्र दिनों में से ७२ वर्षा के २६७०० चान्द्र दिन कम कर दन सं ८७६०० 


चान्द्र दिन रह जाते हैं। इसलिए १३७१ ऊनरात्र दिन घटाने से ८६२२९ नागरिक दिन 
रहते हैं। इनको ७ पर भाग देने से ३ अवशेष बचता हे । अतएव इस TIPI के पूर्व 
अन्तिम दिन गुरुवार है, ओर इस रीति के गणनारम्भ से लेकर बीते हुए दिना को संख्या, 
यदि उसे ७ पर भाग दिया जाय तो, शुक्रवार को १ मानकर frat से, सप्ताह दिवस को 
दिखाने वाला अवशेष देती है। इस गणनारम्भ का पहला दिन जूलियन काल के दिन 
१९९१८१९ के अनुरूप हे (Schram) | Ç -— 

पृष्ठ ७६. यह २८ होना चाहिए, २८ नहीं (पूर्ववर्ती टीका देखिए) (Schram) | 

पृष्ठ ७६. यदि हम तिथि से पूर्व अन्तिम दिन का सप्ताह-दिन नहीं, वरन्‌ स्वयं 


ri b ` चाहिए S " 
तिथि का सप्ताह-दिन मालूम करना चाहते हैं तो हमें अवश्य १ बढ़ाना um E 
पृष्ठ ७६. यहाँ शुक्रवार को सप्ताह का प्रथम दिन समझा गया है, भारतीय पु 


नहीं । इसका संकेत अवश्य हो जाना चाहिए था Pj I 
के IDE phu की इस रीति पर अलबेरूनी की | zr ag 
रचना का निर्बलतम भाग हैं । उसकी पहली ही टिप्पणी से प्रकट होता AE qi 
को समझने में उसे पूर्ण भ्रान्ति हुई है । यह रीति बिलकुल ठौक d dorm 
वर्षों के साथ इसका आरम्भ होता है वे सोर हे । याट वे जेसा Fu, 
लिया हैं, are हों, और शेष मास भी, जैसा m उसने समझा है, DE p 
सर्वथा निरर्थक हो ' जायगी; क्योंकि अधिमास मत को मालूम क 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कारणा IY Sarge amy pe etm 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


मालूम करने के सिवा और कुछ नहीं जिसका जोड़ना सोर मासों को चान्द्र मासो में बदलने 
के लिए आवश्यक है । परन्तु जब मास पहले ही चान्द्र हे, तो फिर उनको दुबारा चान्द्र 
बनाने के लिए उनमें कोई चीज़ केसे जोड़ी जा सकती है? (Schram) i 

पृष्ठ ७६. स्वयं रीति के विषय में उसकी टिप्पणी भी वैसी ही भ्रान्त हे जैसा कि 
उसका दृष्टान्त है। जो भी व्यक्ति पृष्ठ ६९ पर दी हुई रीति की परीक्षा करेगा उसे यह 
अवश्य स्पष्ट हो जायगा कि इन शब्दों “इनमें वे मास जोड़ दो जो सन्‌ १०७ के शाबान 
की पहली ओर उस मास की पहली के बीच व्यतीत हुए हैं जिसमें तुम देवयोग से हो” 
से केवल सोर मास ही अभिप्रेत हो सकते हे । ग्रन्थकर्ता ने “पहली वैशाख ७३५” कहकर 
आद्य गणनारम्भ को भारतीय पचांग में स्थिर करने के बदले “९ शाबान १९७” कहकर 
इसको अपने पचांग में स्थिर किया। इस अकिंचित्कर आकस्मिक अवस्था के कारण ही 
अलबेरूनी ने यह समझ लिया कि उसे चान्द्र मासो में अन्तर लेना है क्योंकि अरबी पचांग 
में केवल चान्द्र मास होते हैं। उसने यह नहीं देखा कि गणना के इस भाग में चान्द्र मास 
सर्वथा असम्भव हें | वास्तव में, उदाहरण में, यह अन्तर को चान्द्र मासों में लेता है, क्योंकि 
पहली शाबान १९७ और पहली रब्बी १. ४२२ के बीच २६९५ चान्द्र मास हे, और इन 
२६९५ चान्द्रमासा H वह ८६४ मास जोड़ता है जिनको वह जानता है कि वे सोर है । 
तब वह इन सब मिश्रित मासों को, जिनका अधिकतम अंश पहले ही चान्द्र हे, चान्द्रमासों 
में बदलता हे, मानों वे सब सौर हों और अन्त को उसे परिणाम को निरर्थक देखकर 
आश्चर्य होता है, और वह इस रीति का संशोधन करने का यल करता Š | इस बात में 
एकमात्र दोष यह है कि वह रीति को नहीं समझा। 

यदि हम अपनी मान-तिथि, अर्थात्‌ पहली चैत्र ९५३ शककाल की अवस्था 3, 
अलहरकन की पद्धति का निदर्शन करना चाहें, तो हमें इस प्रकार क्रिया करनी चाहिए - 
९५३ वर्षो a से ७३५ वर्ष १ मास घटाने में हमें अन्तर के रूप Ñ २१७ वर्ष ११ मास 
या २६१५ सोर मास मिलते हैं; इनमें ८६४ सौर मास जोड़ने से ३४७९ सौर मास बनते 
Š | इनको ७ से गुणा करने और २२८ पर भाग देने से अधिमासों की संख्या के रूप में 


१८५ होते हैं € 
१०६. प्राप्त होते हैं; १०६ अधिमासों को ३४७९ सोर मासों में जोड़ने से, ३५८५ 


चाळू मास, या १०७५५० चान्द्र दिन प्राप्त होते Š | हम २८ जोडते और १०७५७८ को 
११ से गुणा करके ११८३३५८ प्राप्त करते Š | इस पिछली संख्या को ७०३ पर भाग 


देने से ऊनरात्र दिनों की संख्या (STA निकलती है। १६८३ ऊनरात्र दिनों को 


७० 
१०७५५० EX दिनों में से घटाने से, १०५८६७ नागरिक दिन प्राप्त होते हे | पहली चेत्र 
९५३ का सप्ताह-दिन मालूम करने के लिए हम १ जोडते हे, और ७ पर भाग देने से ७ 
अवशेष रहता है। क्योंकि यहाँ शुक्रवार को १ माना गया है, इसलिए ७ गुरुवार के 
अनुरूप है, और पहली चैत्र ९५३ गुरुवार पाई गई है। १०५८६७ को १९९१८१९ में 
जोड़ने से पहली चेत्र संवत्‌ ९५३ के लिए, जैसा कि चाहिए, जूलियन काल का दिन 
२०९७६८६ होता हे (Schram) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका ल 


पृष्ठ ७६. संशोधन भौ वैसा ही सत्येतर है जैसा कि स्वयं उदाहरण था। २५९५८ 
दिन यज्दजिर्द के गणनारम्भ के ४००८१ दिन बाद पड़ने वाले गणनारम्भ से लेकर पहली 
शाबान १९७ तक गिने जाते हैं। किन्तु २५९५८ दिन बराबर हैं ८७९ अरबी मास, या 
७३ वर्ष ओर ३ मास के। फिर, वह दुबारा अन्तर को चान्द्र मासों में लेता है, जिससे 
अब संशोधित पद्धति में उसके पास सिवा cupa मासों के और कुछ नहीं, इनको वह फिर 
चान्द्र मासों में बदलता हे, मानो वे पहले सोर थे । अतएव वह एक ऐसी संख्या प्राप्त 
करता है जो कि पूर्णतः सत्येतर है, परन्तु वह उसे सत्य समझता हे, क्योंकि पिछले उदाहरण 
में वह १ जोड़ने के स्थान में १ घटाकर एक नवीन दोष करता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
दोषों के आकस्मिक रूप से इकट्ठा हो जाने से वह देवयोग से एक ऐसा सप्ताह-दिन पा 
लेता है जो हमारी मान-तिथि के पूर्व के दिन के अनुरूप है (Schram) | 

पृष्ठ ७७. क्योंकि इस रीति के गुणनों और विभाजनों का समाधान टीका में किया 
जा चुका है, इसलिए हमें यहाँ उन धुव संख्याओं को ही जताना हे जो इस गणनारम्भ में 
अन्तर्निरूढ़ हें | TURPE ८५४ शककाल हे, जो कि कल्प के संवत्‌ १९७२९४८०३२ 
के अनुरूप है | १९७२९४८०३३ को १२ से गुणा करने से, हमें २२६७५३७६३९६ सौर 
मास प्राप्त होते Š जिनको कल्प के अधिमासों, १५९३३००००० से गुणा करने, ओर कल्प 
के सौर ART, ५१८४००००००० पर भाग देने से अधिमासों की संख्या के रूप में 


७२७६६१५९७-- भाग-फल प्राप्त होता J) ७२७६६१५९७ अधिमासो को 
१४४०० 


२३६७५३७६३९६ सौर मासों में जोड़ने से २४४०३०३७९९३ चादर मास या 
७३२०९११३९७९० चान्द्र दिन होते ë! इस पिछली संख्या को कल्प के ऊनरात्र दिनों, 
२५०८२५५०००० के साथ गुणा करने, ओर कल्प के चात्र दिनों, १६०२९९९०००००० 


5 1 ३४७४८१ š 
पर भाग देने से ऊनरात्र दिनों की संख्या ११४५५२२४००० ८५८२२२ निकलती él 


११४५५२२४००० ऊनरात्र दिनों को ७३२०९११३९७९० चान दिनों में EN घटाने से 
कल्प के आरम्भ से लेकर इस गणनारम्भ तक व्यतीत हुए नागरिक दिनों को um 
७२०६३५९१५७९० निकलती है और इस संख्या को ७ पर भाग देने d bets 
रूप में ० रह जाता Š । इसलिए, क्योंकि कल्प के पूर्व अन्तिम दिन शनिवार था É z 
इस कल्प के पहले भी अन्तिम दिन शनिवार है, और इस meu से लेकर iS 
feat कौ कोई संख्या, यदि उसे ७ पर भाग दिया जाय, अपने अवशेष से, रविवार को १ 


मानकर गिने हुए सप्ताह-दिन को दिखाती Š | इस गणनारम्भ में ae अधिमासों 


र्न 
IT Š ६४६३ बराबर है —  — या बहुत 
का अपूर्णांक Es पाया जा चुका है। अब 22227 रब है 
न हें | ऊनरात्र दिनों 
लगभग 28 के, इसलिए ६५ पर भाग देने से पहले हम २९ जोड़ देते Š । ऊनरात्र दि 
हि > 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६४ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
२६७०७२ 
३४७४८१ SN ३५६२२२ 
३४७४८१ ३ अब 
अपूर्णांक ~` हे। अब फिर ------ बराबर है —— — या लगभग 
का अपूर्णांक ERE $1 CEPR see 


S के, इसलिए ७०३ पर भाग देने से पूर्व हम ६८६ जोडते है । 


इस गणनारम्भ का पहला दिन जूलियन काल के दिन २०६१५४१ से मिलता हे । | 

पृष्ठ ७७-७८. इस पद्धति में पहले सूर्य और चन्द्र के मध्यम याम्योत्तर वृत्त का 

अन्तर मालूम किया जाता है | संख्याएं पुलिस की हैं | एक चतुर्युग में ४३२०००० परिभ्रमण 
सूर्य के, ओर ५७७५३३३६ परिभ्रमण चन्द्रमा के होते हैं। अन्तर ५३४३३३३६ चान्द्र | 
मार्सो की संख्या है । प्रत्येक चान्द्र मास में चन्द्रमा सूर्य से एक परिभ्रमण या ३६० अंश | 
(डिग्री) बढ़ जाता Š | ५३४३३३३६ को सोर वर्ष ४३२०००० पर भाग देने से हम एक | 
I 
| 
| 


सौर वर्ष के चान्द्र मासों की संख्या १ we पाते हें | इसलिए प्रत्येक सौर वर्ष में 
चांद सूरज से १२ न्न परिभ्रमण बढ़ जाता है | 
पूर्ण परिभ्रमणो को छोड़कर, जिनमें कोई स्वार्थ नही, चन्द्रमा सूर्य से EE 


३६०००० 


परिभ्रमण, या, जो कि एक ही बात है, १३ == अंश बढ़ जाता Š | अब ES अंश 
६८ ३४ सौर ` 
बराबर हे ४६३८० या ४६:६ कला के | इसलिए प्रत्येक सौर वर्ष में चन्द्रमा सूर्य से १३२ 


: ३४ ET : : 
अंश ४६.६ कला बढ़ जाता है। वर्षों की संख्या को १३२ अंश ४६२” कला से गुणा 
4 o 


करने से हमें उन अंशो की संख्या मिल जाती है जो निर्दिष्ट अन्तर में चन्द्रमा सूर्य से 
अधिक बढ़ गया Š | अब यदि इस गणनारम्भ के आदि में सूर्य और wx इकट्ठे होते, 
तो यह सूर्य और चन्द्र के मध्यम याम्योत्तर रेखांश का अन्तर होगा। परन्तु क्योंकि यह | 
बात केवल चतुर्युग के आरम्भ ही में थी, और हमारे गणनारम्भ के क्षण में नहीं, इसलिए | 
सूर्य और चन्द्र के रेखांशों के बीच आद्य अन्तर Š जिसको अवश्य जोड़ना चाहिए। हमारा 
गणनारम्भ, या संवत्‌ ८२१ शककाल, चतुर्युग के संवत्‌ ३२४४००० के अनुरूप है। 
३२४४००० को चाद्ध मासों की संख्या ५३४३३३३६ से गुणा करने, और सौर वर्षो की 
संख्या ४३२०००० पर भाग देने से, हम देखते हैं कि इन ३२४४००० वर्षों में चन्द्र ने 


सूर्य से ४०१ २४४७७. परिभ्रमण अधिक किये | फिर पूर्ण परिभ्रमणों को छोड़कर हम 


देखते हैं कि हमारे गणनारम्भ के क्षण में चन्द्रमा सूर्य से = परिभ्रमण या ११२ अंश 


आगे था। इसलिए ये ११२ अंश अवश्य जोड़े जाने चाहिएँ, और इस रीति की सभी 
संख्याओं का समाधान इसमें मिल जाता ë | हमारी मान-तिथि के लिए परिणाम, ३५८० 
२४१० ४६”, उन अंशों, कलाओं ओर विपलों की संख्या है जो कि चन्द्रमा सौर संवत्‌ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
SR YOM S P A लि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
टीका २६५ 


८२१ के आरम्भ के समय, अर्थात्‌ उस समय जब कि सूर्य मेपराशि H प्रवेश करता है, 
सूर्य से आगे हे । क्योंकि चान्द्र-सौर वर्ष के आरम्भ में सूर्य और चन्द्र की अवश्य ग्रहयुति 
हुई होगी, इसलिए चान्द्र-सौर वर्ष के आरम्भ से उतना अन्तर पहले है जो चन्द्रमा के लिए 
सूर्य से ३५८° ४१' ४६” बढ़ जाने के लिए ठीक पर्याप्त था। चन्द्रमा प्रत्येक चान्द्र मास 
या ३० चान्द्र दिनों में ३६० अंश प्राप्त करता हे, इसलिए वह प्रत्येक चान्द्र दिन में ३०° 
प्राप्त करता है । अतएव ३५८° ४१“ ४६” को १२ पर भाग देने से हमें उतने चान्द्र दिन 
और अपूर्णांक मिलते हैं जितने कि चान्द्र-सोर वर्ष सोर वर्ष के पहले आरम्भ हुआ था 
चान्द्र दिनों के अपूर्णाकों को घटियों आर चपकों में बदल दिया जाता $ इससे हम पाते 
हैं कि चान्द्र-सौर वर्ष सूर्य के मेषराशि में प्रविष्ट होने के २९ दिन, ५३ घटी, २९ चषक 
पहले आरम्भ हुआ था। यह पृष्ठ ४० पंक्ति ४१ पर पाये हुए अधिमास के अपूर्णाक के 


अनुरूप है | क्योंकि “2 अधिमास भी २९ दिन ५३ घटी २९ चषक के बराबर हे | 
ई५००० ; 
संख्या २७ दिन २३ घटी २९ चषक जो वह देता हे, पृष्ठ ७८ पंक्ति१० वह ३५८ १४ 
४६” को नहीं, वरन्‌ ३२८° ४१“ ४६” को १२ पर भाग देने से प्राप्त होती € । 
पृष्ठ ७८. अरबी हस्तलेख में ३५८ के स्थान में २२८ है। 


"SS NU a त्त Sam हि 
पृष्ठ ७८. यह संख्या १३२° ४६, है, ओर १३२" ४६“ av^ नहीं (जसा कि 


hp "i "m 
अरबी हस्तलिखित प्रति में है)। इसलिए वर्षाश (Porto anni) १ १० ३ ५२ ^ 
नहीं, वरन्‌ ११ दिन ३ घटी ५३ चपक २४” हैं: ओर मासांश (Portio mensis) ० 
५५ १९” २४” नहीं, वरन्‌ ० दिन ५५ घटी १९ चषक qo” El 

इस गणना का कारण यह है-एक वर्ष या १२ सार मासों में चन्द्रमा सूर्य i 
१३२० ४६३ बढ़ जाता है । क्योंकि वह प्रत्येक चान्द्र दिन में १२ अंश प्राप्त करता हैं, 
^ ° à š ^ और ES N अपूर्णाक NS योगफल 
इसलिए इन अंशों का बारहवाँ भाग उन urs दिनों आर उनके क oe tus 
अर्थात्‌ अधिमास दिनों और उनके अपूर्णांक के योगफल, को दिखायगा P 
३६० से अधिक Š । एक सौर मास में ० अधिमास दिन ५५ पट है q = m 
, से सौर मासों की वह संख्या जिसमें एक अधिमास महीना या २० चान्द्र iw 
हैं ३० दिनों को ० दिन ५५ घटी १९ चषक २७ पर भाग देने से पाई जा 
° ° 3 3 
२ वर्ष ८ मास १६ दिन ३ घटी ५५ चषक निकलते D | AA 
पृष्ठ ७८. यहाँ अवश्य बहुत से अक्षरों को कोंडा खा JR अर्थात्‌ करणसार के 
की पहली पंक्तियों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता जिस खात Pe नह सा सादा 
अरबी अनुवाद से, ग्रन्थकार ने यह जानकारी ली है, में मे | & 


कोडे खा गये थे। b s के दिनों की 
पृष्ठ ७८. यह गणना निम्नलिखित ढंग से होनी EE ee ती 
संख्या को कल्प के नक्षत्र-चक्रों से गुणा करक क 


à x के आरम्भ से लेकर 
दिया जाता है। इससे हमें कलियुग के 
१५७७९ १६४५०००० पर भाग या जाता € | ई 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


८५ FR १ | dl ad ee ed ee 


उप 5 


Ep 


T s 


y 


—x 


—— 


5 nD PC _ 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


जो समय व्यतीत हुआ हे उसमें किसी नक्षत्र ने जितने परिभ्रमण ओर परिभ्रमण का अंश 
पूरा किया है मालूम हो जाता है। परन्तु कलियुग के आरम्भ में सभी ग्रहों की युति नहीं 
थी; यह बात केवल कल्प के आरम्भ में ही थी। इसलिए कलियुग के आरम्भ से परिभ्रमणों 
के जो अपूर्णांक ग्रह ने बनाये थे उनमें स्वयं इस आरम्भ पर उसकी स्थिति, अर्थात्‌ उस 
परिभ्रमण का अपूर्णांक जो प्रत्येक ग्रह कलियुग के आरम्भ में रखता था, अवश्य जोड़ना 
चाहिए ओर पूर्ण परिभ्रमणों को उनसे कोई लाभ न होने के कारण, छोड़ देना चाहिए। 
परन्तु ब्रह्मगुप्त कल्प के नागरिक दिनों पर भाग देने से पहले इन संख्याओ का योग करता 
है, ओर वह बिलकुल स्वाभाविक है। इस क्रिया में दोनों अपूर्णाकों का भागहार एक ही 
है। इसलिए जिसे वह आधार कहता है वह कलियुग के आरम्भ में प्रत्येक ग्रह का अपूर्णांक 
गुणित कल्प के नागरिक दिन होना चाहिए; परन्तु उसने भारी भूल की है । अपूर्णाको को 
कल्प के नागरिक दिनों अर्थात्‌ १५७७९१६४५०००० से गुणा करने के स्थान में उसने 
उनको कल्प के वर्षा अर्थात्‌ ४३२००००००० से गुणा कर दिया Š | इसलिए पृष्ठ ८० 
आर ८१ पर आधारों के रूप में दी हुई सभी संख्याएं सर्वथा भ्रान्त हें प्रत्येक ग्रह के 
लिए अपूर्णांक और आधार मालूम करने के लिए हमारे पास यह गणना है - कल्प के 
आरम्भ से लेकर कलियुग के आरम्भ तक १९७२९४४००० वर्ष व्यतीत हुए Š; इसलिए 
कलियुग के आरम्भ में ग्रहों की स्थितियां मालूम करने के लिए हमें प्रत्येक ग्रह के परिभ्रमणों 
को १९७२९४४००० से गुणा करना, और उनको कल्प के वर्षों ४३२००००००० पर भाग 
देना चाहिए। क्योंकि इन दोनों संख्याओं का सामान्य हार ४३२००० है, इसलिए हम 
प्रत्येक ग्रह के परिभ्रमणों को ४५६७ से गुणा करते, और उनको १०००० पर भाग देते 
हैं। इससे हमें कलियुग के आरम्भ में ग्रह की स्थिति मालूम हो जायगी। अकहरे ग्रहों 
के लिए हमारी गणना इस प्रकार है - मंगल के लिए, २२९६८२८५२२ परिभ्रमणों को 


४५६७ से गुणा और १०००० पर भाग देने से १०४८९६१५२५-९९०% परिभ्रमण प्राप्त 
१०००० 


होते हैं इसलिए कलियुग के आरम्भ में मंगल का स्थान परिभ्रमण का -९७४ है। 
१०००० 


बुध के लिए, १७९३६९९८९८४ परिभ्रमणों को ४५६७ से गुणा करने और 
१०००० पर भाग देने से ८१९१८२७४३५-- परिभ्रमण निकलते हैं; इसलिए बुध का 


१०० 


९९२८ 3 
स्थान c परिभ्रमण Š | 


बृहस्पति के लिए ३६४२२६४५५ परिभ्रमणों को ४५७६ से गुणा करने ओर | 
१०००० पर भाग देने से १६६३४२२२ ११ परिभ्रमण निकलते है, इसलिए उसका | 
स्थान = परिभ्रमण है | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow j 


BEN NEMPE i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका 


ED 


६७ 


शुक्र के लिए, ७०२२३८९४९२ परिभ्रमणों को ४५६७ से गुणा करने और १०००८ 


९९६४ 


पर भाग देने से ३२०७१२५२८० ४] प्राप्त होते हैं; इसलिए उसकी स्थिति -+ 
3०3० 
हू १०००० 


परिभ्रमण ë | 
शनि के लिए १४६५६७२९८ परिभ्रमणों को ४५६७ से गुणा करने और १०००० 
पर भाग देने से ६६९ ३७२८४८०८८७ परिभ्रमण प्राप्त होते हे; और उसका स्थान 


~ परिभ्रमण हे | 
१०००० 
सूर्य के उच्चस्थान (apsis) के लिए ४८० परिभ्रमणों को ४५६७ से गुणा करने 
ओर १०००० पर भाग देने से २१९ ES परिभ्रमण प्राप्त होते हैं; ओर उसकी स्थिति 
0००१० 


२१६ 


— परिभ्रमण हे | 


१००० 


चन्द्रमा के 'उच्चस्थान' के लिए, ४८८१०५८५८ परिभ्रमणों को ४५६७ से गुणा 
3 NN ३४८६ S ७७ Oy और ` 
करने ओर १०००० पर भाग देने से २२२९ १७९४५२८८०० परिश्रमण प्राप्त होते हैं; ओर 


इसका स्थान - “परिभ्रमण है। चन्द्रमा के पात (nod) के लिए २३२३१११६८ 


* 0000 2 देने 
परिभ्रमणो को ४५६७ से गुणा करने आर १०००० पर भाग देने से 


u होते a .& e ४२५६ 3 
१०६०९६५१० a परिभ्रमण प्राप्त होते हे; और इसकी स्थिति s. परिभ्रमण हे | 


अब प्रत्येक ग्रह की स्थित को १५७७९१६४५०००० से गुणा करने से हमें अकहरे 


ग्रहों के लिए निम्नलिखित आधार प्राप्त होते हैं - 

मंगल के लिए १५७३८१३८६७२३० | 

बुध के लिए १५६६५५५४५१५६० | 

बृहस्पति के लिए १५७५५४९५७५३२५ | 

शुक्र के लिए १५७२२३५९५०७८० | 

शनि के लिए १५७२५५१५३४०७० । 

सूर्य के उच्चस्थान के लिए ३४०८२९९५३२०० । 

चन्द्रमा के उच्चस्थान के लिए ५५००६१६७४४७० | 

राहु के उच्चस्थान के लिए ६७१५६१२४११२० sane) 5 

पृष्ठ ८६. सन १६१ हिजरी-पृष्ठ १५ के अनुसार सन vus 

पृष्ठ ९१. ग्रहों के भ्रमण-पथो के साथ तुलना के id 
. पृष्ठ ९४. इन qii की अरबी परिभाषा के सम्बन्ध मे, यह 
S CC-0. UP State Museum, Hazratganj. — 


सिद्धान्त १२९० टिप्पणी | 
ह बात ध्यान देने योग्य 


es E 


धन्य 


B = 


तलाक 


ote 


E E 


Eq oF 


Y 


TURTLE 


E TUN RUE E कल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
(१) ४००७०) 3125: का अर्थ हे सच्चा अन्तर = संस्कृत मन्दकर्ण | 
(२) eÀ tex «का अर्थ हे छाया के fut की सच्ची दूरी; और 
4 ` : बरिजीवा 
(३) Sinus totus XN ~रः संस्कृत त्रिजीवा या त्रिज्या का अर्थ 


है तीन राशियों या ९०० अंशों की त्रिज्या, अर्थात्‌ व्यासार्ध | 


Y 


पृष्ठ ९४. तच = C के स्थान में अरबी हस्तलेख में क च ट - है, 


जिसका डाक्टर श्रम (Schram) ने संशौधन कर दिया हे | 
पृष्ठ ९५. कीड़े के खाये हुए स्थान में अवश्य इस प्रकार का पाठ होगा - 
“क्योंकि क च को स्मृति में रखे हुए हार पर भाग देना चाहिए ।” (Schram) | 
पृष्ठ ९७. यह और इसके बाद के दो वचन स्पष्ट नहीं । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
अलबेरूनी विषय को नहीं समझा, क्योंकि छाया न तो सबसे बडी, न मध्यम, वरन्‌ सच्ची 
छाया हे; ओर जिस छाया में से घटाना हे, अर्थात्‌ १५८१, वह पृथ्वी के व्यास के सिवा 
ओर कुछ नहीं। यह व्यास भी न मध्यम, न महत्तम, वरन्‌ सदा एक सा Š (Schram) | 
पृष्ठ ९८. अलख्वारिज्मी का यहाँ और दूसरे भाग में (महणो के विविध वर्णो के 
सम्बन्ध म) उल्लेख हुआ ह | फिहरिस्त के अनुसार उसने सिन्दहिन्द (ब्रह्मसिद्धान्त) का एक 
संक्षेप रचा था। वह बीजगणित पर एक पुस्तक के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध Š | इस पुस्तक 
का सम्पादन श्री रोज़न (लण्डन, १८३१) ने किया है। तुलना करो L. Rodet, L 
Algebred’ Alkhwarizmi et les Methodes Indienne et Grecque "Journal 
Asiatique." 101 (1878) pp. 3 seq. 
SES Qos. Q सूर्य, दो चन्द्र, इत्यादि - यह सिद्धान्त तथा शब्द मछली, (धुव 
तारे क लिए एक नाम) जेन-मूलक हे | Cf. Colebrooke Essays, ii, 201.) 

. TS १०२. TA को इस तालिका के साथ तुलना कीजिए डाक्टर थीबो 
(Thibaut) के E ब्रह्मगुप्त इत्यादि के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों को बनाने वाली तारकाओं 
की संख्या ' पर निबन्ध, दि इण्डियन एण्टिक्वेरी”, १८८५, पृ. ४३; के साथ; एवं कोलब्रुक, 
एसेज”, ii, २८४ तथा सूर्यसिद्धान्त, पृ. ३२१. 

TS १०७. अरबी पाठ में, पृष्ठ e १५, omil की जगह 
पढ़िए। वर्षों की संख्या २५०० नहीं, १८०० ÈI. : 

पृष्ठ १०८. है कालांशक - इस परिभाषा (तथा कालांश) की व्याख्या सूर्यसिद्धान्त, 
९. ५ को टिप्पणी में की गई ë| 

TW तुलज़ीजात नामक पुस्तक का उल्लेख एक ही बार हुआ Š | यह, कदाचित्‌, 
कितावुल CR से अभिन्न है, जिसका अवतरण अलबेरूनी अपनी “कालगणना” (मेरा 
“dae TS १५ et passim) में देता है। इसका रचयिता अबूमुहम्मद अलनाइब 
अलामुली था । इसने याकूब इव्न तारिक के ग्रन्थ का उपयोग किया है । 

पृष्ठ १०८. खण्डखाद्यक का संशोधन अर्थात्‌ उत्तर खण्ड करणतिलक के कर्ता 
विजयनन्दिन्‌ पर तुलना करो दूसरा भाग टीका | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २६९ 


पृष्ठ ११६. यहां पर्वतों को परिगणना मत्स्य पुराण से ली गई हे | इसकी पड़ताल 
विष्णु पुराण, 1 १४१, टीका २ और ü १९१ seq. की सहायता से की जा सकती है। 
अन्तिम नाम अरबी में बहाशीर लिखा हे. जिसको में किसी भारतीय नाम के साथ नहीं 
मिला सका | कदाचित्‌ महाशीर को भूल से ऐसा लिख दिया गया हो। महाशीर महाशैल 
का अपभ्रंश हो सकता है । देखो विष्णु पुराण, II iv. p.197 

पृष्ठ ११६. ओर्व के उपाख्यान पंर तुलना कीजिए विष्णु पुराण, I vii. p.81. 
1016. 

पृष्ठ ११७. प्रजापति की पुत्रियों (राशियो) के पति सोम की कथा का बीज पहले 
ही वैदिक काल में पाया जाता ë | तुलना कीजिए H. Zimmer, Altindisches Leben. 
pp.355 375. 

पृष्ठ ११८. जुआर और भाटा के हिन्दू-सिद्धान्त पर तुलना कीजिए, विष्णु-पुराण i 
२०३, २०४ दो नाम, जिनके भारतीय पर्याय मुझे नहीं मिले, अरबी में बहर्न ओर बुहर 
लिखे गये हें। 

पृष्ठ ११९. विष्णु-पुराण कहता है--ऐसा जान पड़ता है कि ग्रन्थकार का संकेत 
विष्णु-पुराण, [1 iv. p. 204 की ओर है, “भिन्न-भिन्न समुद्रों के पानियों का उतार और 
चढाव पाँच सौ और दस (१५०० नहीं) इंच (या अंगुल चौडाई) है ।” 

पृष्ठ ११९ - दीबजात के मूल के सम्बन्ध में ग्रन्थकार के सिद्धान्त का उल्लेख 
पहले ही इक्कीसवैं परिच्छेद में हो चुका है। 

पृष्ठ १२२. ब्रह्मगुप्त की सरलता पर ग्रन्थकार ने आक्षेप किये ë । परन्तु जिन 
वचनों पर अलबेरूनी का कोप उमड़ा है वे ब्रह्मगुप्त के विचारों को प्रकट नहीं करते, किन्तु 
उसने केवल उनको दूसरे पुराने ग्रन्थों से लिया था--वास्तव में वे पूर्व शाख्रानुसारेण लिखे 
गये थे। तुलना कीजिए, श्रीयुत कर्णकृत बृहत्संहिता का अनुवाद, परिच्छेद ३ श्लोक ५ 
(पृष्ठ ४४५) की टीका। 

पृष्ठ १२५. ग्रहणों के प्रकार-इसके स्थान में ग्रहणों के वर्ण पढ़िए। जिसको 
ग्रन्थकार यहाँ हिन्दुओं का मत कहतां है वह अक्षरशः सूर्यसिद्धान्त, ६,२३ से मिलता है | 

पृष्ठ १२६ - आरबी सिन्दहिन्द के संस्कृत मूल खण्डखाद्यक पर, देखिए दूसरे 
भाग के पृष्ठ ६५-६६ की टीका। 

पृष्ठ १२९. वराहमिहिर के बृहज्जातकम्‌ पर देखो पहले खण्ड की टीका | 

पृष्ठ १३० . दिन, मास और वर्ष के अधिपति मालूम करने के नियम सूर्यसिद्धान्त 
i 51,52; xü 78,79 Ñ दिये गये हें। 

पृष्ठ १३०. महादेव के खूधव (2) को उत्पल की इसी नाम की पुस्तक के साथ 
गड़बड़ नही कर देना चाहिए। देखो दूसरे भाग भाग की अध्याय १४ पर टौका। 

पृष्ठ १३१. नागों की तालिका- इस तालिका के नामों का मिलान विष्णु पुराण, di 
७४२८५ के नामों के साथ करना चाहिए। ऐसा जान पड़ता हे कि अरबी प्रतिलिपि 


न भूल à वासुकि और चक्रहस्त को सुकु और चव्रहस्त लिख दिया है। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२७० अलबेरूनी-वर्णित भारत 


पृष्ठ १३२. ग्रहों के अधिपतियों के नाम मुझे संस्कृत मूल से ज्ञात नहीं, इसलिए 
उनमें से कुछ का उच्चारण अनिश्चित हे | 
पृष्ठ १३२२-३३. नक्षत्रों के अधिपतियों के नाम ए. बीबर महाशय ने Ueber den 
Vedakalender Namens Jyotisham, पृष्ठ ९४ पर दिये हें। सूर्यसिद्धान्त viii 9 
pp. 327 seq, आर विष्णु पुराण 11 vii p. 276 277 पर टीका भी देखो । 
अनुराधा के अधिपति मित्र के स्थान में शायद मैत्र, और अरबी में ae (विष्णु 
पुराण 1 p, २७७) लिखना अच्छा होगा । 
इस तालिका का पिछला भाग अरबी पाठ में गड़बड़ से खाली नही | 
उत्तरभाद्रपदा के अधिपति को पूर्वभाद्रपदा के पास रख दिया गया है. और पूर्व 
भाद्रपदा का अधिपति दिया ही नही, यद्यपि इसका अधिपति अज एकपात Š (सूर्यसिद्धान्त 
p. 3X3)! इस अक्षर का एकांश अश्विनी के वर्ग में विद्यमान जान पडता Š जहाँ कि 
yea! लिखा है । कदाचित्‌ इसको अश्विन्‌ अजेकपाद, ° -५=>। 
पढ़ना चाहए। इस दशा में अरबी नक़ल करनेवालों ने दो भूले की है--एक तो अजैकपाद 
शब्द का अंश छोड़ देना और दूसरे उसे गलत वर्ग में रखना | 
पृष्ठ १३४. षष्टयव्दां पर देखो सूर्यसिद्धान्त 55 and xiv. 1 7; बराहमिहिर, 
बृहत्संहिता, viii 20-53 
पृष्ठ १३५. संवत्सर, परिवत्सर, इत्यादि नामों के लिए देखिए बृहत्संहिता viii. 24: 
सूर्य-सिद्धान्त, xiv 17, नेट; Weber Ueber den Vedakalender genannt 
Jyotisham, p. 33-36 
, TS १३७. अकहरे पंचाब्दों के अधिपति, बृहत्संहिता, परिच्छेद ८, २३ में दिये 
गये हें । 
अकहरे वर्षों के नाम संस्कृत पाठ से कुछ भिन्नताएं दिखलाते ë (बृहत्संहिता, viii 
27-52) । 
अया Gs यात के SIGE 000) बह के शाब्दा ली त तट के 
कारण हो गया हे-- 
श्रीमुखभावसाह्वौ अर्थात श्रीमुख-भाव-साहौ | 
NETS ० < युव के स्थान मी ee कदाचित्‌ अरबी पाठ की 
प्रतिलिपि करनेवाले की भूल हे | 
सख्या १५ .- विष (कर्ण के संस्करण में वृष) अशुद्धि नहीं; वरन्‌ पाठ-भेद 
Ë | कोष्ठो के भीतर का शब्द (वृषभ) काट डालना चाहिए। 
समा १८ ~ नतु यह पाथिव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यहा नतं के 
अनुरूप हँ | देखो परिच्छेद ८३५ के कर्ण के विविध पाठ | 
संख्या ३० > तीसवें वर्ष का नाम दुर्मुख है | कदाचित Q पाठ का कारण 
इन शब्दों को अशुद्ध बाट ç । (viii-3)— मन्मथोऽस्य परतश्च दुर्मुख 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
टाका Š 
२७१ 


यहाँ च दुर -घटकों को दिखलाते हुए कदाचित्‌ >e. हो गया है 
संख्या २४ --;*“(शर्व) WAR या सर्वरिन्‌ का अशुद्ध रूप जान पड़ता हे | 
संख्या ४०. कुछ हस्तलेखों में परभाव का परावसु पाठ है 
संख्या ४८. कर्ण इस वर्ष को आनन्द कहता है, परन्तु अलबेरूनी का पाठ विक्रम, 
कई संस्कृत हस्तलेखों H भी मिलता 21 देखो viii. 45 के विविध पाठ | 
संख्या ५६ एसा प्रतीत होता ë कि प्रतिलिप करने वाले ने भूल से दुन्दुभि को 
ci: लिख दिया ह (viii. 50.) | 
संख्या ५७. उद्गारि (viii ५०) के स्थान में अङ्गार या अंगारि, जो कि विशेष 
हस्तलेखों का पाठ हे । 
संख्या ५८ और ६०.( “८5, क स्थान में) ous और >? = 
रक्ताक्ष आर क्षय ष आर र के बीच ध्वनि-सम्बन्धी परिवर्तन के उदाहरण जान पड़ते हैं 
नामो की यही सूची सूर्य-सिद्धान्त i. 55 note दी गई है। 
पृष्ठ १४०. ब्राह्मण के जीवन के चार भागों पर इस परिच्छेद की तुलना विष्णु-पुराण 
खण्ड ३ अध्याय ९ के साथ कीजिए। 
पृष्ठ १४१. बश्शार का पूरा दोहा यह हे - 
“पृथ्वी काली हे, परन्तु अग्नि उज्ज्वल, 
ओर जब से अग्नि है, तब से अग्नि की पूजा होती है U 


` 


यह उस मनुष्य का कथन हे जिसके माता-पिता उपरि-आक्षस नदी पर अवस्थित 
तुखारिस्तान से युद्ध के बंदियों के रूप में आये थे, परन्तु उसका जन्म बसरा में हुआ था, 
आर वह खलीफा अलमहदी के अधीन बगदाद में रहता था क्योंकि उस पर नास्तिक 
(जदुश्त का अनुयायी या मनीची) होने का अपराध लगाया गया था, या, एक दूसरे वर्णन 
के अनुसार, क्‍योंकि उसने खलीफा के सम्बन्ध में विद्रूपात्मक कविता बनाई थी, इसलिए 
आयु बड़ी होने पर भी, इसको पीटने का दण्ड मिला, जिससे वह सन्‌ १६७ हिजरी = 
७८४ ईसवी में मर गया | तुलना कीजिए इब्न खल्लिकान, विता नं. ११२ | 

पृष्ठ १४२. अनिष्ट का प्रदर्शन करने वाली दिशा के रूप में दक्षिण का उल्लेख 
पहल ही एक बार लंका और वड्वामुख के सम्बन्ध में हो चुका है । देखो तीसवां परिच्छेद 
के २ अन्तिम पेरे | 

पृष्ठ १४३. आर्यावर्त के इस वर्णन के साथ तुलना कीजिए मनु, अ २, श्लोक 
१७; वासिष्ठ; अ. १; श्लोक १२; ओर बोधायन, i. 1, 9-12 (Sacred Laws of the 
Atyas, translated by G. Buhler, Oxford, 1879-82) 

पृष्ठ १४४. अभक्ष्य तरकारियो पर देखो मनु v. ५, और वासिष्ठ xiv. 33 

सस्कृत की नालिका जान पडती हे | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२७२ अलवेरूनी-वणित भारत 


पृष्ठ १४५. इस परिच्छेद की बातों का विष्णु-पुराण, तृतीय खण्ड, परिच्छेद ८ से 
बहुत निकट का सम्बन्ध हे । 
पृष्ठ १४५. राजा राम, ब्राह्मण ओर चण्डाल की कथा रामायण से ली गई है, 
देखो विल्किन्स की “हिन्दू माईथालोजी” (कलकत्ता, १८८२) पृष्ठ ३१९। 
पृष्ठ १४६. भगवद्गीता के जो दो अवतरण अलबेरूनी ने दिये हैं उनका गीता 
के वर्तमान रूप में कहीं भी पता नहीं चलता। 
पृष्ठ १४७. अश्वमेध या घोड़े की बलि पर देखो कोलबुक के “एस्से" ५५, ५६ | 
पृष्ठ १४७. विष्णु-धर्म के प्रमाण से दिये हुए इस उपाख्यान का संस्कृत-मूल मुझे 
नहीं मिला। 
पृष्ठ १४९. क्योंकि पुराणों से इस अवतरण का मूल मुझे मालूम नहीं, इसलिए 
कुछ शब्दों का उच्चारण अनिश्चित हे । 
` पृष्ठ १५०. सगर, भगीरथ, और गंगा की कथा के लिए रामायण का प्रथम काण्ड 
ओर विल्किन्स की “हिन्दू माईथालोजी”, पृ. ३८५ देखिए । 
पृष्ठ १५१. में वराहमिहिर-संहिता में इस उद्धरण का मूल नहीं dz सका । 
पृष्ठ १५१. यहाँ जो शब्द शोनक के ठहराये गये हैं, वे सम्भवतः विष्णु-धर्म से 
लिये गये हैं। 
| पृष्ठ १५२. ब्रह्मा के सिर की कथा असुर जलन्धर के साथ शिव के युद्ध का एक 
भाग ह। दख “Kennedy’s Researches”, p. 456. 
पृष्ठ १५४. इस आर इसके आगे के परिच्छेदो में जिन विषयों का वर्णन Š उन 
पर E आपस्तम्व, गोतम आदि प्रत्येक भारतीय स्मृति में विचार किया गया है । परन्तु 
यह नहीं जान पड़ता कि अलवेरुनी ने सीधा इन पुस्तकों से लिया वरन्‌ उसने अपने 
अनुभव से, जा कुछ उसके पण्डितों ने उसे बताया था उससे, और जो कुछ उसने अपने 
भारतीय प्रवास-काल में स्वयं देखा था उससे लिया हे | 
TS १५६. अलहज्जाज उमया खलीफा अब्दुल मलिक (६८४-७०४) के नीचे बीस 
वर्ष तक ओर उसके पुत्र अलवलीद (७०४-७१४) के अधीन बेबीलोनिया का शासक था। 
पृष्ठ १५६. कि ब्राह्मण ओर चण्डाल उसके लिए एक समान होते हैं - देखो 
पराशर क पुत्र, व्यास, का कथन; यहाँ तीसरे परिच्छेद के अन्तिम पृष्ठ पर। 
पृष्ठ १५८. विवाह के लिए निषिद्ध पीढ़ियों के सम्बन्ध में देखिए मनु, अ. ३, 
श्लोक ५ | 
पृष्ठ १५९. गर्भाधान, सीमन्तोन्नयनम्‌ इत्यादि के सम्बन्ध में देखिए गोतम का 
धर्मशास्त्र, viii.tw; एवं आश्वलायन के गृह्यसूत्र |,१३.१४ 
. पृष्ठ १५९. इस प्रकार, जब काबूल को विजय किया, इत्यादि - ग्रन्थकर्ता के 
शब्दों के अथा को दिखलाने के लिए कोष्ठों के भीतर बढ़ाया हुआ वाक्य, इस प्रकार 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rr SiN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २७३ 


होना चाहिए (जिससे सिद्ध होता हे कि वह गोभक्षण ओर अस्वाभाविक मैथुन से घृणा 
करता था, परन्तु वह वेश्यावृत्ति को हानिकारक और अधर्म नहीं समझता था) | 

काबुल के इतिहास के जिस व्योरे की ओर यहाँ संकेत है उसका दूसरे स्रोतों, 
उदाहरणार्थ बलादहूरी, से पता नहीं चलता | दमिश्क के उमेया खलीफा के समय में काबुल 
ओर सिजिस्तान दोनों मुसलमानों के विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़े थे। विशेष वर्षों में वे 
अभिभूत हो गये थे, ओर उन्हें कर देना पड़ा था, परन्तु काबुल सदा पालवंश के हिन्दू 
(ब्राह्मण) राजाओं के शासनाधीन रहा | अब अब्बासिया मामूँ के काल में खलीफा के साम्राज्य 
में मिलाया गया; इसे एक मुसलमान शासक का स्वागत अवश्य करना पडा, परन्तु इसने 
अपनी ओर से एक हिन्दू शाह बहाल रक्खा | ऐसा ही द्विचक्री शासन ख्वारिज्म में था। 

लगभग सन्‌ ९५०-९७५ ईसवी में काबुल नगर पहले ही मुसलिम था, और 
नगरोपांत में हिन्दू (ओर यहूदी) बसते थे। होहनजोलनों के लिए प्रशिया में कोनिग्सवर्ग 
के सदृश, पालवंश के लिए काबुल राज्याभिषेक का नगर था। काबुल में रहना बन्द कर 
देने के पश्चात्‌ भी उन्हें वहीं अभिषेक करना पड़ता था। 

अलबेरूनी ने जिस इसपाहबाद का उल्लेख किया है, मैं समझता हूँ वह पाल ग़जा 
को ओर से काबुल नगर का शासक था। हमारा ग्रन्थकार सीसानियन साम्राज्य की उपाधि 
का प्रयोग एक हिन्दू साम्राज्य के अधिकारी पर करता है। 

जिस व्यवहार की ओर अलबेरूनी का संकेत हे वह किस संवत्‌ में हुआ, इसका 
कुछ पता नहीं। कदाचित्‌ मामू शासनकाल में, जब कि नगर निश्चित रूप से मुसलिम 
विजेताओं को सौंप दिया गया। 
मुसलमानों में यह लोक-मत जान पड़ता है कि हिन्दू व्यभिचार को धर्म समझते 
हैं, जेसा कि इब्न खुर्दादबिह कहता है (इलियट, “भारत वर्ष का इतिहास”, १,१३), और 
अलबेरूनी के अनुसार वे इसे अधर्म्य समझते थे, परन्तु इसके लिए दण्ड देने में शिथिल 
थे। 

पृष्ठ १५९. बूइया राजा अजुदुद्दोला, जिसने फ़ारस पर राज्य किया, सन्‌ ३७२ 
हिजरी (= सन्‌ ९८२ ईसवी) में मर गया। जिस काल में अलबेरूनी ने पुस्तक प्रणयन 
का कार्य किया था उसके थोड़ी ही देर पहले, उनका राज्य ग़ज़नी के महमूद के साम्राज्य 
में मिल चुका था। 

पृष्ठ १६०. इयास इब्न मुआविया उमेया खलीफा उमर इब्न अब्दुलअज़ीज़ के 
अधीन बसरा में न्यायाधीश था। उसकी मृत्यु वहीं सन्‌ १२२ हिजरी (= सन्‌ ७४० 

पृष्ठ १६०. ग्रन्थकार की दी हुई परीक्षाओं के वर्णन के साथ तुलना कीजिए, मनु 
अ. ८, श्लोक ११४ और “जर्नल आँव दि एशियाटिक सोसायटी ऑव बंगाल”, १८६७, 
खण्ड ३५, पृष्ठ १४ और उसके अगले में “व्यवहार मयूख” की “परीक्षाओं पर परिच्छेद' 
का जी. बूहलर का किया हुआ अनुवाद Zeitschrift der Deutschen 


Morgen ] i & à G gl aff. ] में Stenzler. Die Indischen 
x aN sists used hazratganj . Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


e 
G 
x 


Gottesurtheile. अन्तिमोल्लिखित प्रकार को परीक्षा का वर्णन इलियट के “भारतवर्ष का 
इतिहास”, १३२९ (सिंधी अग्नि परीक्षा) में भी हे । 

पृष्ठ १६४. मनु - पुस्तक के एक वचन के अनुसार--मिलान करो मनु, अ. ९, 
श्लो. ११८ | 

पृष्ठ १६५. फीड़ो का अवतरण पाया गया हे ११५ सौ-११६/ — 


Odrruper BC oe tiva 7७००४ rus ár, ihn, BovdAnoGe, éavrep 
ye १८४॥7६ pe kai pù Expvyw upas, KT A 

éyyvijcac Oc ovy pe TPOS Kpirova तक], Tuv (10८०५ Eyyy गे 
१४ 007०५ T pos Oukag TAs YYY UAT ९७7०५ per yep 1] pv TO pa Ever 
UPLELS 06 5 pay p mopapeverv Cyyijraa Oe emecüav arobav ७, १११५० 
०१३४०६०९७८ dmióvra, iva Npireov paov pép, sat pr) ०१७०४ pov 
TÒ wpa ) KULOPLEVOV ॥ KUTOPUTTOPLEVOV (LY LVAK TI) UTEP €pov' WS 
Seva TAT ०५7०५ jyde Aéyy €v Ty Tahy, WS ॥ T p07 (06०८ Suxparn 
N expépet 1) KATOPUTTEL, KT A 

८११० Gappeiv 76 XP) wot durar Torpoy एकण QamTev Kut 
Oirrew oUrws, Omus dv gor ९८१०७ ?| Nut podwta Wyn ४०८१८०४ 


T 
evar. 


पृष्ठ १६७. जालीनूस--इस उद्धरण का ग्रीक मूल मुझे मालूम नहीं | 
पृष्ठ १६७. वासुदेव के शब्द भगवद्गीता, अ. ८, श्लोक २४ से लिये गये हैं। 
पृष्ठ १७१. विष्णु-पुराण के लिए देखिए पहले भाग के पांचवें परिच्छेद के पृष्ठों 


को टीका । पाठ दुवी निश्चित नहीं, क्योंकि अरबी पुस्तक में केवल लिखा 
eal 


M दिलीप, दुष्यन्त, ओर ययाति नामों की विष्णु-पुराण की अनुक्रमणिका के द्वारा सही 
गईं हे | 


पृष्ठ १७२. वासुदेव कृष्ण के जन्म के पर्व (कृष्ण जन्माष्टमी) पर तुलना कीजिए 
वीबर, इण्डियन एण्टिक्केरी", १८७४, पृ. २१; १८७७, पृष्ठ १६१; Zeitschriftder 
Deutschen Morgelnlandischen Gesellschaft, vi p. 92 

पृष्ठ १७२. देवसीनी-इस शब्द के पिछले अर्धभाग की व्युत्पत्ति स्वप = सोना 
धातु से दीख पड़ती हे | प्राकृत में सोना = सिविणो (संस्कृत स्वप्न) | देखो वररुचि, 
13 

पृष्ठ १७३. देवोत्थीनी, देवोत्थान और fegaq भी कहलाती हे | तुलना कीजिए 
एच एच. विल्सनकृत "reme sa टॅकनीकल टर्म्ज” पृष्ठ १३३, १३४, १४३ ओर 
मीमायर्स ऑन दि हिस्टरी, फोकलोर, एण्ड डिस्ट्रोब्यूशन aia दि रेसज, आँव्‌ दि नार्थ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २७५ 


qei प्रॉविन्सिज आफ इण्डिया ।' एच. इलियट लिखित, ओर जे. बीम्ज द्वारा सम्पादित, 
पृष्ठ १. २४५ 

पृष्ठ १७४. यहाँ लिखा भीष्म पंचरात्रि विल्सन द्वारा उल्लिखित भीष्म-पंचकम 
एस्सेज्ज एण्ड लेकचर्ज” २. २०३ से अभिन्न प्रतीत होती हे । j 

पृष्ठ १७४. नाम गोर-त-र पृष्ठ १७५ पर भी आया हे, और देसी 
बोली में गोरी-तृतीया का रूप जान पड़ता हे | मिलान कीजिए Wilson Ll 0.185, 

पृष्ठ १७५. पर्वों के इस पचांग के साथ तुलना की जाय उसके “एस्सेज़ एण्ड 
लेकचर्ज़' दूसरा खण्ड पृष्ठ १५१, में एच. एच. विलसन लिखित “हिन्दुओं के धार्मिक पर्व”, 
ओर Garcin de Tassy, “Notice sur les Fetes populaires des Hindous, 
Paris, 183 इस, एवं इससे पहले परिच्छेद पर ज्योतिर्विद्याभरणम्‌ अध्याय २१ से कदाचित्‌ 
बहुत प्रकाश पड़ेगा | तुलना कीजिए वीबर, “जर्नल आँव दि जर्मन ओरियण्टल मोसायटी”, 
खण्ड २२ पृष्ठ ७१९ ओर खण्ड २४, पृष्ठ ३९९ | 

अबू सईद गर्देजी ने इस परिच्छेद का फ़ारसी अनुवाद (ऑक्सफोर्ड, ओसले २४० 
में बोडलियन-लायब्रेरी का हस्तलेख) किया हे । 

पृष्ठ १७५. अगदूस--अरबी में केवल ~~ ! हे, जो अज्यदिवस के सदृश 
कोई शब्द होगा । 

पृष्ठ १७५. मुत्ते axe यह उच्चारण हस्तलेख ने दिया हे । इस नाम को अरबी 
नाम मत्ता (Matthoeus) के साथ गड़बड़ नहीं कर देना चाहिए । मुत्ते कदाचित्‌ सिविस्तान 
के एक राजा के नाम से अभिन हे। इस राजा का उल्लेख इलियट ने अपनी पुस्तक 
“भारतवर्ष का इतिहास” पहला खण्ड, पृष्ठ १४५-१५३ में किया हे | 

हिण्डोली चेत्र--मिलान-कीजिए विलसन (पृष्ठ २२३) की डोल-यात्रा या होली के 
साथ | 

बहन्द--देखो Wilson, LC. और बसन्त | 

पृष्ठ १७७. गाइहत (2) इत्यादि अरबी पाठ H ७७०० के पहले शब्द 

अवश्य बढ़ा देना चाहिए | : 

. अगली पंक्ति में कुछ अक्षरों को कीड़ा खा गया है। अपने अनुवाद में मेने इस 
रिक्त स्थान को गर्देजी के फारसी अनुवाद की सहायता से भर दिया हे | फारसी अनुवाद 
इस प्रकार हे cyl » o SM! <$ >> pM 25 < t (सब 
जगह ऐसा ही लिखा है) 0,5 cuum ४ 0:०७ ७८ ।, एक दूसरे स्थान 
"uw ~ (< लिखता है। 

पृष्ठ १७८. जीवशर्मन पर तुलना कीजिए पन्द्रहवें परिच्छेद के पृष्ठो की टीका । 
ह = १७८. कौरी (De के प्रतिलिपिकार न छ 

बात-अलअमीर) को भूल से कीरी लिख दिया हे । तुलना कीजिए, बहकी, मा 
द्वारा सम्पादित, पृ. २७४. यह वही स्थान है जहाँ राजा मसऊद का वध किया गया था | 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rr a F -.. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अलवेरूनी-वर्णित भारत 


A) 
G 
m 


पृष्ठ १७८. दीवाली = दीपावलि (दीपों की पंक्ति)--तुलना करो, विलसन कृत 
“ग्लासरी आव टॅकनीकल रर्म्ज" पृ. ११४ गर्देज़ी में दीवाली 2 i 
पृष्ठ १७९. साकार्तम > शाकाष्टमी | 
पृष्ठ १८०. जान पड़ता हे कि चामाह > चतुर्दशी माघ, मांसर्तगु = मांसाष्टक, 
piş = पूराष्टक, और माहातन = माघाष्टमी | तुलना क्रीजिए, Wilson Essays, ii. 
181, 183, 184. | 
पृष्ठ १८०. धोल नामक त्योहार होली, होलिका, या दोल-यात्रा से अभिन्न प्रतीत 
होता हे | तुलना कीजिए, Wilson p. 147, 210. धोल की जगह गर्देज़ी के फारसी 
अनुवाद में += होली है। 
पृष्ठ १८०. शिवरात्रि--तुलना कीजिए विल्सन, पृष्ठ २१० | 
पृष्ठ १८०. पूयत्तानु कदाचित्‌ पूपाष्टमी है | तुलना कीजिए पूपाष्टक | 
_ पृष्ठ १८१. १५ माघ पर, कलियुग के आरम्भ के रूप में, मिलान कीजिए विल्सन, 
“एस्सज़ एण्ड लेकचर्ज़” दूसरा खंड, पृष्ठ २०८. अलबेरूनी ने युगाद्या, या युग के आरम्भ 
क सम्बन्ध में विष्णु-पुराण, तृतीयांश परिच्छेद १४, पृष्ठ १६८ (अंगरेज़ी) से जानकारी ली 
प्रतीत होती ei 
पृष्ठ १८२. चान्द्र दिनों की संख्या १६०३००००१० डाक्टर श्रम (Schram,) के 
अनुसार बदलकर १६०३००००८० कर देनी चाहिए। 
.. पृष्ठ १८३. विषुव - ज्योतिष में इस परिभाषा के उपयोग पर, तुलना कीजिए 
सूर्य-सिद्धान्त Hi 6, note. 
पृष्ठ १८४. सोर वर्ष ३६५ दिन १५/ 30" २२”” ३०” हे, न कि ३६५ दिन 
३०' २२ ३०” o^ | तदनुसार अन्तिम पंक्ति इस प्रकार होनी चाहिए, (अर्थात्‌ १ दिन 
१५” ३० H २२”” 3o बराबर [4 S (uit | 
३२०० 


` 


पृष्ठ १८४. भागहार ५७२ नहीं, जैसा कि हस्तलेख में है, वरन्‌ ५७६ Š और 

अपूर्णांक e€ ७२५ ३ 
Ul —- S a 
णाक We € (Schram) ! 

TS १८४. ओलिअत्त (2) यह नाम इस प्रकार लिखा हुआ Š 
इसका अधिक शब्दानुवाद यह हे “आर जो कुछ स क पुत्र अने उसी (विषय) पर बताया 
हे, उसका आधार पुलिससिद्धान्त Š | यह ग्रन्थकार एवं समय' अलबेरूनी के समकालीन 
जान पडते हें । 

पृष्ठ १८५. परिभाषा पड़शौतिमुख की व्याख्या सूर्य-सिद्धान्त, xiv. 6, note में 
को गई ह। 

पृष्ठ १८६. पर्वन्‌ पर, तुलना कोजिए परिच्छेद ६० । 

. पृष्ठ १८७. संहिता--ग्रंथकार यहाँ बृहत्संहिता, अ. ३२. श्लोक २४-२६ का उद्धरण 
देता है | i 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


टीका २७७ 


i] 


पृष्ठ १८७. खूधव पुस्तक पर तुलना कीजिए, दूसरे भाग के पृष्ठ ७० की टीका I 
क्या यह शब्द = सर्वधर हे? 

पृष्ठ १८८. करणो के सिद्धान्त के साथ तुलना कीजिए सूर्य-सिद्धान्त, ॥ 67-69 

पृष्ठ १८९. परिभाषा भुक्ति को व्याख्या के लिए, तुलना कीजिए सूर्यसिद्धान्त, i 
27 note. 

पृष्ठ १८९. सामान्य करणों के नाम सूर्य-सिद्धान्त, ॥ 69, note में पाये जाते हें । 

दूसरे नाम किसी देसी वोली की छाप वाले भारतीय अंक हें | इनके अनुरूप 
सिन्धी रूप बखु (2), बिओ, त्रिओ, चोथो, पंजो, छहो, सतो, अठो, नाओ, दहो, यारहो, बारहो, 
तेरहो, चोढो हँ | तुलना कोजिए, ट्रम्प कृत “सिंधी व्याकरण”, पृष्ठ १५८, १७४ रूप पंचाही 
जहां तक H देख सकता हू, देसी बोलियों में कोई सादृश्य नहीं रखता 

पृष्ठ १९३. संक्रान्ति का अर्थ हे सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना। तुलना 
कीजिए, सूर्य सिद्धान्त xiv. 10 note. 

पृष्ठ १९३. अलकिन्दी- इस विद्वान्‌ ने जिस ढंग से हिन्दुओं के करणों के सिद्धान्त 
को रूपान्तरित किया है वह बड़ा शिक्षाप्रद है, क्योंकि उससे पता लगता हे कि अलबेरूनी 
से पूर्व, अरब के बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर प्रबुद्ध लोग भी किस प्रकार भारतीय विषयों का 
वर्णन किया करते थे | इन बातों का प्रथम ज्ञान अरबों को सम्भवतः ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त 
(सिन्दहिन्द) ओर खण्डखाद्यक (अरकन्द) के अनुवाद से हुआ था। अलकिन्दों पर, तुलना 
किजिए, 6. Flugel, Alkindi, genannt der Philosoph der Araber, Leipzig, 
1857 (in vol. i. of the Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes) ! 
` QS १९६-१९७. विष्टियों के नाम, जैसा कि वे (महादेव के) खुधव से लिये गये 
हैं, मुझे संस्कृत मूल से जात नहीं। फिर भी, वड़वामुख, घोर और कालरात्रि निश्चित जान 
पड़ते हैं। शब्द ,4. और Wy शायद प्लव और ज्वाला हों, परन्तु d5; 2? 

अलकिन्दी के अनुसार, विष्टियों के नामों का दूसरा अनुक्रम, जो भूल से अरबी 
पाठ में छूट गया हे, इस प्रकार लिखा जा सकता है 

(१) शूल्पी (शूलपदी ?) 

(२) जमदूद (याम्योदधि 2) 

(३) घोर। 

(४) नस्तरीनिश । 

(4) दारूनी (धारिणी 2) 

(६) कयाली | 

(७) बहयामनि | 

(८) बिकत (व्यक्त ?) 

पृष्ठ १९८, योगों पर -- इस परिच्छेद की बातें सूर्य-सिद्धान्त अध्याय ११ की 


जातो में बहुत festos UP Stas का dedi UEM IET EE w 


TTT _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२७८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


करो । पारिभाषिक शब्द पात का शब्दार्थ गिरावट हे, पर इसका अरबी में अनुवाद 
अर्थात्‌ गिरता हुआ ( पृष्ठ ११, २४) किया गया है। अरबी पाठ में पृष्ठ | 
२११, ७ पर > की जगह Ja पढ़ो और शब्द Hye, के साथ यह 
अवश्य लगा देना चाहिए कि हस्तलेख मे how RI 

पृष्ठ २०३. विजयानन्दिन्‌ करणतिलक पर, तुलना कौजिए दूसरे भाग की टीका 


al 

पृष्ठ २०१. स्याववल (2) काश्मीर का एक हिन्दू जान पड़ता हे जो कि मुसलमान 
हो गया था, और एक अरबी पुस्तक के द्वारा, हिन्दुओं की फलित-ज्योतिष के विशेष 
परिचछेदों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहता था । उच्चारण स्यावबल निश्चित 
नहीं अरबी हस्तलेख में सियावपल हे । 

पृष्ठ २०१. ब्राह्मण भट्टिल पर, मिलान कीजिए पन्द्रहवें परिच्छेद के पृष्ठों की | 
टीका | योगों के जिन नामों का उल्लेख वह करता है वे अन्य स्रोतों से मुझे ज्ञात नहीं। 
नाम गण्डान्त, कालदण्ड और वैधृत निश्चित हैं बई और वह सम्भवतः वर्ष Š | 

पृष्ठ २०२. श्रीपाल पर देखो, पन्द्रहवें परिच्छेद के पृष्ठो की टीका । 

पृष्ठ २०३. इस तालिका के नामों के साथ तुलना करो सूर्य सिद्धान्त ॥ 63 note 


(also p. 432) अरबी पाठ में hsv, विष्कम्भ को अरबी पाठ में भूल से 
लिखा जान पड़ता ह; संख्या १५, gus, गण्ड को भूल से Any. लिख 
दिया हे | 

(तीसरे योग के नाम) आयुष्मन्त की जगह अरबी में 5! aE ?) 


है; व्यतिपात की जगह FAR ,. (गतिपात ?) हे। | 
पृष्ठ २०४. फलित-ज्योतिष सम्बन्धी इस परिच्छेद की बातें मुख्यतः वराहमिहिर | 
कृत लघुजातकम्‌ से ली गईं हें | इस पुस्तक के पहले और दूसरे परिच्छेदों का अनुवाद 
ए. वीबर न (Indische Studien 2, 277 seq.) और शेष का एच. जकोबी ने (De | 
Astrologice Indiece hora appellatoe originibus. Accedunt Laghujataki 
Capita inedita iii — xii Bonn, 1872. किया हे | संस्कृत-पाठ में अनुच्छेदों का जो | 
क्रम हे उसी पर अलबेरूनी सदा नहीं लगा रहता । विशेष भागों के लिए उसने किसी 
टीका से लिया जान पडता हे । 
परिभाषा तारों की कलाओ 7१%५!। ly: का ठीक अर्थ मुझे 
ज्ञात नहीं | : | 
पृष्ठ २०५. ग्रहों की तालिका लघुजातकम्‌ के अध्याय २. ३. ४ से ली गई है। | 
परिभाषा नैसर्गिक, विमिश्र, और षडाय के पाठ के लिए मैं कील के अध्यापक 
एच. जकोबी का आभारी € | | 
उनके परिमाण का अनुक्रम शीर्षक वाले स्तम्भ में संख्या २५ sS भूल जान पड़ती 
है। यह ३ Ç होनी चाहिए थी । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पृष्ठ २१०. राशिचक्र की तालिका लघुजातकम्‌ परिच्छेद १ से ली गई Š । 

पृष्ठ २१२. भवनों की यह तालिका लघुजातकम्‌ परिच्छेद १. १५ से ली गई है । 

पृष्ठ २२५. धूमकेतुओं और दूसरी उल्काविषयक बातों पर टीकाएं बराहमिहिर की 

बृहसंहिता से ली गई हैं। 

पृष्ठ २२८. धूमकेतुओं की यह तालिका वृहत्संहिता अध्याय ११. १०-२८ से ली 
गई हैं। 

अग्नि की सन्तान संस्कृत में हुताशसुताः और अरबी -००४“०1००,। कहलाती 
Š | इसका में समाधान नहीं कर सकता | 

पृष्ठ २३१-२३२. धूमकेतुओं की तालिका बृहत्संहिता, परिच्छेद ११. २९-५१ से 
ली गई है | 

पद्मकेतु के स्थान में >>>) पाठ प्रतिलिपि करनेवाले की भूल 
जान पड़ती है। यह Ke होना चाहिए था। 

पृष्ठ २३६. हाथियों की चिकित्सा की पुस्तक और इस और इसके सदृश दूसरे 
साहित्य, देखिए A weber, Vorlesungenuber ndische Literatur geschichte. ; 
p. 289 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


I 00 nh. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका 


द्वितीय खण्ड 


अ 
अकहरे वर्ष -- २७० 
अटकल पच्चु — २४४ 


अक्षि -- १९९ 
अक्षोहिणी -- २८, ३१, २४१ 
अगादूस -- २७५ 


अगस्त्य -- ८५, १०८ से ११० 

अग्नि -- २०, ८३, १२६, १३२, १३५, 
१३७, १४०, १४१, १४७, १४८ 
१६७, १८१ 

अग्नि को सन्तान -- २२८, २२९, २७९ 

आग्निबाहू -- २४० 

अग्नितेजस -- २३९ 

eiu -- २१ 

अंगरखा -- ९० 

अंगच्छेदन -- ४१ 

अजगर -- ७ 

अजारमास — ४९ 

अतिनामन -- २१ 

अत्रि -- १७, १८, २१ 

अदिति -- १३२ 

अधिमास -- ४९ से ५३, ६० से ६४, 
६७, ६९, ५७, ५८, ७५, ७८, ८१, 
२४६ से २४८, २५३, २५४, २५८, 
२६०, २६२, 

अधिमास दिवस — RE 

अधिपति (ग्रहों के) — aue 

अधिमास महिने -- २५० , २५५ से २६१ 
> REG 


3 


अनहिलवाड़ा — ३७ 


अनामिका — १४० 

अनिरूद्ध -- २५ 

अनुराधा -- १८, १०३, १०५, १३२, १७३, 
२७० 

अन्तरिक्ष -- २४ 

अपर -- २१ 

अपामूर्ती -- २१ 

अपोलो == So 

अप्रतिमोजस — २१ 


अफलांतू -- ९, १४, १६५ 
अफ्रिडिसीयस — ३१ 

अबुल मुहम्मद अल नाइबअला मुली- २६८ 
अबु अलहसन — २४४, २४८ 
अबुल हसन — ४८ 

अबू सईद — २४४ 

अबू सईद गर्देजी — २७५ 
अब्बासिया मामू — २७३ 
अभिजित — ८५, १०४ 

अमर इब्न लैतह — २४५ 
अमावस्या — ७३, १८१ 
अमृत — १२० 

अयन — १२९ 

अयनचलन — १९, १०५ 
अर्यमन — १३२, १९२ 
अर्कन्द — २७७ 

अरबी अक्षर — २२८ 

अरब ९९, २७७ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२८२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


अरबी — ६, ४८, २३७, २५०, २६९, 
२७५, २७८, २७९ 
अरबी नकल -- २७० 
अरबियों — २३७ 
अरबी खण्डखाद्यक — २०१ 
अरबों के नक्षत्र — ९९ 
अरबी परिभाषा -- २६७ 
अरबी पाठ -- २३९, २७०, २७७, २७८ 
अरबी पुस्तक -- २४८, २६०, २७४, २७८ 
अरबी प्रती — २५८ 
अरबी प्रतिलिपिकार -- २७५ 
अरबी पंचांग -- ७५, २६२ 
अरबी मास -- ७७, २६३ 
अरबी रूपान्तर -- २६० 
अरबी सिन्द हिन्द — २६९ 
अरबी हस्तलिखित प्रति -- २४३, २४६, 
२४८, २५७ 
अरबी हस्तलेख -- २४५, २६५, २६८ 
अरबी हस्त लिखित पुस्तक -- २४४ 
अस्तु -- ८३ 
अराटस — १२ से १४ 
अराटस का प्रमाण -- २३८ 
अरुन्धति — १७ 
अरूण (पर्वत) -- १४९ 
अर्जुन -- २८ से ३०, १४६ 
अर्कन्द — ७ 
अलअज़ल -- १०३ 
अल AAG — १०८ 
अल अरकन्द — २४४ 
अल अर्जर -- ४८ 
अल आजम — १०४ 
अलर्ड्स — १०४ 
= el — १९३, २७७ 
अलक्षेद्र — १९ 
अलरव्वा रिज्मी — १२५, २६८ 


अल जमा — १०३ 

FATA — १०३ 

अल जमाहर फिल जवाहिर -- भूमिका 
अल जहानी -- भूमिका 

अल जुबरा -- १०३ 

अल जुबाना — १०० 


HA FLAT -- १०२ 


अल दबरणान — ८५, १०२ 


अल घिरा — १०२ 
अलन आम — १०३, १०४ 
AAMT -- १०२ 


अल ART — १०८ 

अलनसर अल वाकिअ — १०४ 

अलन्तफ -- ३ 

अलफजारी -- ४३, ४४, ४६ से ४८, ५१, 
२४६ 

अलबुतैन -- १०२, १०८ 

अलबेरूनी — १३७, २४२ से २४५,२४७, 
२४९ से २५२,२५४, २५८, २६० 
से २६२, २६८, २६९, २७१ से 
२७३, २७६ से २७८ 

अलबेरूनी की अनूदित पुस्तकें — भूमिका 
पृष्ठ संख्या १५ 

अलबेरूनी की लिखी पुस्तकें - भूमिका 
पृष्ठ संख्या १७ 

अलबेरूनी के स्रोत -- २४१ 

अलमजस्ट -- १२६ 

अलममनसूरा -- ३७ 

अलमुकतदिर — भूमिका 

अलयमानिया -- १०८ 

अलरामिह -- १०३, १०८ 

अलवाकिअ — १०४, १०८ | 

अलवारिद — १०३ 

अलशोला -- १०३ 

अलसफाएह -- १०३ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका २८३ 


अलसरखसी — ४४, ४७ 
अलसरतान — १०२, १०५ 
अलसादिर — १०४ 

अलसिमाक — १०३, १०८ 
अल सिमाकान — १०८ 

अल सिमाकुल अजल — १३ 
अल सुहा — १७ 

अलहकअ -- १०८ 

अल हज्जाज उमैया -- २७२ 
अलहरकन -- ७५, २६०, २६१ 
अल हरकन को पद्धति — २६२ 
अली इब्न जियाद अलतमीमी -- भूमिका 
अली इब्न जैन -- १२१, २३८ 
अली खेशवन्द — भूमिका 
अवम -- ६८, ७४ 


अवसर्पिणी — २३७ 
असुर -- २७२ 
अश्वत्थ -- १४८ 


अश्वत्थामन — २४, ३० 

अश्वमेध ~ ३४, १४७, २७२ 

अश्वलायनगृह्यसूत्र — २७२ 

अश्विनी — २, १०२, १०५, १३८ 

अशोक — १७७ 

अहर्गण -- १, ४९, ५४, ५५, ६१, ६४. 
६८, ७३, ७७, ८०, ८१, १२७, 
१८०, २४०, २४७, २६० 

अहवाज -- २४६ 

अहोरात्र -- ४, ३३, १८१ 

अस्क्ली पियोस खज WS 


आ 
आकाश — ८३,९२, २३६ 
आकाश के मण्डल -- ९८ 
आकाशवाणी -- २७ 


आत्महत्या ~ १६६, १८६ 


आत्रेय -- १२ 

आत्रेय के पुत्र — २३८ 
आदित्यवार -- २ 
आदित्य पुराण -- १ 
आंधी -- ११४ 


आनन्द (बर्ष) -- २७१ 
आनन्द पाल — ४२, २४५ 


आपस्तम्ब -- २७२ 
आयुर्वेद -- १२ 
आर्णी — २१ 
आर्जमद — ४८ 


आर्द्रा खण्ड — ८५, १०२, १०६, १३२ 
आर्यभट्ट ~ १,५, ६, ७,८, १५, ४३ से 
४६, ४८, ४९, ५९, १२२, १८४, 


२४८ 
आर्यभट्ट छोटे -- २ 
आर्यभट्ट बडे - २ 


आर्य-सिद्धान्त — २४९ 

आर्या शतशत — १५ 

आर्यार्वत — ३७, २७१ 

आवर्त -- २३५ 

आंशिक सौर दिवस — ५६ 

आश्वयुज — २८, ११४, १७१, १७३, 
१७६, १७७, १८७ 

आष्लेषा — १०२, १०६, १०७, १०८, 
१३२ 

आषाढ़ - २८, ४९, ११४, १७१, १७६, 
१८७ P 

आहोई — १७७ 


$ 


इश्वाकु = १६ 


इन्डियन — २७४ 


आचूद — १४९-0. UP State Museum, Hazratyanj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२८४ 


इन्द्र -- १५, १६, २०, २२, २४, १३७, 
१७२, २३८ 

इन्द्रधनुष -- २३६ 

इन्द्राग्नी -- १३२ 

इपोलोचोस — २३७ 

इब्नइसहाक — ४३ 

इब्न खल्लिकान -- २७१ 

इब्न खुर्दादबिह — २७३ 

इब्न तारिक — ४३ 

इयास इब्न मुआबिया — २७३ 

ईलियट -- २४४, २४५, २७३ से २७५ 

इश्चान्य — २१ 

इसलाम — १८१ 

इसफन्दार्मिज — ७२, २५७ 

इसपन्दारमज-माह -- २४२ 

इसपाहाबाद — २७३ 


E 


ईथर — ८९, २२१ 
ईरान शहर -- १७५ 
इन्डोसीदियन राजा -- २४५ 


ईसाइ -- १६२ 

उ 
उट्टो (SE) — २३७ 
उतामस — १६ 
उत्तम — २४ 


उत्तरःखण्ड करण तिलक -- १०६-१०७ 
उत्तर-खण्ड खाद्यक -- १०६-१०८ 


उत्तरमास -- ५१ 
उत्तरफाल्गुनी — १०६-१३२ 
उत्तरभाद्रपदा — १०४, १०५, १०६, १०८, 


१३७ 
उत्तराषाढा ¬ १०४, १०६, ११४ 
उत्पल — २६९ 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


उप्तमोजस -- १६ 
उपवास — १४० , १६३, १७० , १७१, १७२ 
उशनस -- २४ 


उनमास — २५२ 
उनरात्र ¬ ४९, ५३, ५९, ६८, ६९, ७१, 
१८७, २४८ 


उनरात्र दिन — ५३ से ५५,५७, ५९, Go, 
६८, ७०, ७४, ७५, ७७, ७८, ८१, 
१८२, २५१, २५४, २५५, २५८ 


से २६३ 

उरुर -- १६ 

u 
एथन्ज — १४, ३१ 
एथीनी — ३१ 
एरिच थोनियस — ३१ 
ऐरावत -- २३६ 

ait 
ओतत — १६ 
औत्तिमि -- १६ 

क 
कंक -- २७, २८, ११६ 
ककुत्सथ -- १७३ 
कटर २२९ 


कनिक — ३८, ४० ४१, ४२, २४४ 
कनिक चैत्य ज 


कनिङ्गम — २४४ 
कनीर -- २४४ 
कनोसियन -- १४ 


कन्नोज -- ३६, ३९, ४१, ४२, १३९ 

कन्या — १३, १८, १७४, १८४, १८५, 
२१० से २१२ 

कपालकेतु -- २३२ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अनुक्रमणिका २८५ 


कपिल — 33 
कफन - १६८ 
कमलनाल — १७ 
कयाली — २७७ 


करण — १८८, १९३ 

करण कृत -- २०९ 

करण तिलक — ३८, ७३, ८१, ९८, २००, 
२०२, २६८, २७८ 

करण तिलक पंचाङ्ग — ७४ 

करण सार — २६५ 

करण सार का नियम -- १९ 

कमलवर्धन -- २४५ 

कमलू — ४२ 

कमलू राजा — २४५ 

करण सार -- १९, ३८ ७७, ८१, ९८ 

करण के सिद्धान्त -- २७७ 


कराल — १० 
कर्क -- १८, १०७, १७३, १८५, २१०, 
२११, २१२, २१८ 


कर्क राशि -- १२८, १८४ 

कर्क संक्रांति — १०६, १०७, १६७, २१९ 

कर्कोर — १३१ 

कर्णाट -- १४३ 

कला -- ९०, २४५ 

कलि -- ४,५, १२, २४ 

कलिकाल — ३३, ३५ 

कल्प अहर्गण -- १, २७ 

कलियुग -- ४, ५, १०, ११, १९, २४, 
२५, ३३, ३५, ४५, ४६, ५५, ५९, 
६०, ६३, ६४, ८०, १८१, २४२, 
२४७, २४८, २४९, २५०, २६५, 
२६६, २७६ 

= WR S ७, ©, ९०, ges BY, 

३५, ४३, ४४, ४७, ५१, ५२, ५४, 
५५, ५८, ५९, ६०, ६३ से ६५, 


६८, ७९, ८४, ९०, ९१, २४२, 
२४२, २४९, २५५, २६५ 


कल्पवृक्ष -- ६४ 
क्लब-अलअ — १०८ 
कल्माष -- १३२ 


कल्लर -- ४२, २४५ 

कशमीर -- १९, २०, ३८, ३९, ११८, 
१५३, १७५, १७८, २०१, २७८ 

कशमीरी पंचांग -- १८, ३६, ३९ 

कश्यप -- २१, ११५ 

कानून मसउदी -- २४२, २४३ 

काबा -- १५२ 

काबुल -- ४०, २७३ 

काबुल के शाहिया -- ४० 

कामरू — ३४ 

कार्तिक — २८, ३९, ११४, १७१, १७३, 
१७८, १८७ 

काल -- १९५ 

कालक्रम — २६ 

काल गणना — ५७, ७५, २४१, २४६, 
२६०, २६८ 

काल चक्र — ७, ४३, ४५, ४८, ८०, ८१, 
१२६, १२८, १२६ 

काल बल — २१९ 

कालयवन - ३६ 

कालयुक्त ¬ १२८ 

कालरात्रि = १९७, २७७ 

कालावधि = ५९, ६२ 


कालवृन्त — १२९ 
कालांशक - २६८ 
किताबुल गुर्र ¬ २६८ 
किम्पुरुष — १४९ 

कीर्तन — १४२ १ 
कीरी = १७८ 

कोलक - १३८ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


COIRODENINENEIPM IMG का. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२८६ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
कुबेर -- १२६ कोरव -- २८ 
कुमुद -- २३४ कौरव के पुत्र — २४० 
कुम्भ -- १०४ कौरव की सन्तान -- २४९ 
कुम्भराशी — १८४ १८५, २१०, २११, क्रतु — १७, १८ 

२१२, २१८ क्राइटो — १६६, १६७ 
कुम्भकरण -- ३४ क्रांती मण्डल -- ८०, ९०, १०७, ९९, 
कुरुं -- १०, १५३ १९९, २०९ 
कुरुक्षेत्र -- १५३ क्रिसमस -- १० 
कुरुर -- ३७ क्रोध -- १३८ 
कुलपति -- १५५ क्रोधिन -- १३८ 
कुलुष द्वीप -- २३ क्रोनोस -- १० 
कुसुमपुर -- ३ क्लियो मिटाडस — १० 
कुदेशहर -- १७८ 
कृत -- ४ a 
कृतञ्जय — २४ खगोल विद्या -- १८३ 


कृतयुग -- ४,५, ११, १२, २२, २३, २५, 
५६, १७९, १८१, १८२, २४३ 


कृति -- १३९ 

कृत्तिका -- १०२, १३२ 
कृप -- २१ 

कृश ¬ १२ 


कृष्ण के अंश -- ११६ 

कृष्ण जज २४८५१९१९०८ 

कृष्ण जन्माष्टमी — २७४ 

कृष्ण के जन्म की कथा -- २४० 
कृष्ण द्वेपायन — २५ 


कृष्ण पक्ष — १७९ 
केतु — १३२, १९९ 
केवर्त -- २९ 

केश्वर -- १३२ 
केशव -- २८ 

कैलाश — १५०, १४९ 
कोढ -- १४८ 

कोढी — १४७ 


कोलब्रुक — २६८, २७२ 


खण्ड खाद्यक -- ३८, ७१ से ७३, ८१, 
९८, १०१, १०५, १०६, १२७, 
१२९, १३०, १८०, १८२, २६८, 


२६९, २७७ 
खदिर वृक्ष -- ११४ 
खस्वस्तिक -- १०० 


खफ़ोफ छन्द -- भूमिका 

ख्याल अलकुसफ़ेनी -- भूमिका 

खर — १३६ 

खुरुसान -- ४२ 

खलीफा अमर इब्न अब्दुल अजीज -- 
२७३ 

खलीफा अलमन्सूर -- ४३ 

खलीफा अल अहमदी -- २७१ 

खलीफा अब्दुल मलिक -- २७२ 

खलीफा का साम्राज्य -- २७३ 

ख्वारीज्मी -- २७३ 


ग 
गठओं — १४१ 
गगन मण्डल -- १४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EEE EEE’. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अनुक्रमणिका २८७ 


गंगा — ११८, १४६, १६८, १६९, २७२ 
गंगाजल ¬ ११८, १८६ 
गंगा नदी — १५० 


गज - ८६ 

गजनी — ११७ 

गजनी का महमूद — २७३ 
गणपति — १३२ 

गधा — १४९ 

गर्भाधान — १५९ 

गन्धर्वी — १४९ 


गरुड — ८५, १००, १०८ 

गंग — १२, १७, १८, १९, ११२, २३७ 
Test — २७५ 

गर्देजी में दीपावली -- २७६ 

गर्देज (गजनी नगर) -- २४४ 


ग्रह -- ८९,९० 

ग्रह चक्र — ४७ 

ग्रहण -- २,७,५०,५१,८२,१२३,१२५, 
१२६, १८१, १८६ 

प्रहणो के प्रकार -- २६९ 

ग्रह पथ -- ९० 

गतिपात -- २७८ 


गर्गआचीन ज्योतिषी -- २३९ 
महाँ की युति — २६६ 
गन्दी रिबातअलअमौर २७५ 


गाइहत — २७५ 
गाभिर = १६ 
गालव -- २१ 

षम वृष्टी -- ११४ 


TAFT — ३७, ३८, ३९, ७३ 
गुप्त संवत — ७३, २४२ 
गुरात अली जात — १०८ 
जी जात -- २६८ 
TR बात्रीज -- १७९ 


गुरु — $33 

गुरु ग्रह — १४० 

गेहूँ -- १४७ 

गोधुलि -- १४२ 

गोचारण भूमि - १५४ 

गोबर — १४४, १७४ 

गोबिन्द — २८ 

गोमांस -- १५५, १५६ 

गोमांस भक्षण -- १५५, १५६ 
गौतम — २१, २४, २७४ 

गौतम का धर्म शास्त्र — २७२ 
गौर पर्वत -- १५० 

गौरी -- १३२ 

गौरी तृतीया — १७४, १७५, २७५ 
ग्रीन विच — 

ग्लाजरी आफ टेनिकल टर्मज — २७६ 


घ 
घोर — २७७ 

d 
चक्र — १२० 
चक्र हस्त - २६९ 


चण्डाल — ११, ५६ 

चतुयुर्ग — ७, ४३, ९२, १२९, २४३, २४६ 
से २४९, २५३ से २५९ 

चचनामा — २४४ 

चदुर - २३७ 

चन्र ४८, ७८, ८१, ८२, ८४, १०५, 
११६, १२०, १२३, १३२, १३८, 
१६७, १६८, १८६, १८९, १९८, 
१९९,२०२,२०५ से २०८,२१८, 
२२२, २२४, २२५, २४९, २६७ 


चन्द्रकला = १८१ 
चन्द्र की परिधि — ८४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


COUTE ENSE - ] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२८८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


चन्द्र ग्रहण -- १२७ चान्द्र नक्षत्र दिन — १०१ 

चन्द्रमा -- २७, ४३, ४४, ५१, ८२, ८४ चान्द्र परिवर्तन काल -- ४९ 
से ८७,८९ से ९३,९९ से १०१, चान्द्रमास -- ६, ४९, ५१, ५२, ५४, ६०, 
१०५,१०६,११० से ११४,११७, ९९, १८८, २४६, २४८ से २६५ 
११९,१२१,१२२,१२४ से १२६, — rz सौर वर्ष २६५ | 
१२९, १४९, १७२, १७३, १७६ MAAT — १७० | 
से १७८, १९३, २००, २०४, २०९, चावल — १४७ | 


२१६, २९९, २२० चान्द्र वर्ष -- १, ५०, ६५ | 
चन्द्रबीज -- ३६ चामाह -- १८० 
चन्द्रमा का केन्द्रिक परिभ्रमण — २४५, चित्रभानु — १३७ 
२४९ चित्रसेन — १६ 
चन्द्र पर्वत -- १४९ चित्रा -- १०३, १३२, १३७ 
चन्द्रमा कौ पात -- २४८ चित्रांगद -- १३१ 
चन्द्रमा का मण्डल -- ९०, ९६, ९८ चीन -- ११८ 
चन्द्रमा की भुक्ति -- १०१ चीनीयों — २३१ 
चन्द्रमा की सन्तान — २२८ चैत्र २, २८, ३८ से ४०, ६४, ७२, ७३, 
चन्द्रमा की त्रिज्या -- ९४ १७१, १७५, १८२, १८७, २४४ 
चरक -- १२ चैत्रक -- १६, २३८ 
चरराशी -- २२४ चैत्राग्नि — २३९ 
चर्मण्वती नदी -- ४३ चोल -- २३१ 
चर्षय -- २१ चौंतरा -- १५१ 
चलकेतु — २३२ चौवन नक्षत्र — १०० 
चषक -- ७५ 
चक्षुख -- १६ छ 
चांद -- ६५, ८३, १०५, ११३, १३२ छत्र -- १२४ 
चाक्षुस — १६ 
चाण्डाल — १४५, १४६ i 
चान्द सूरज -- २६४ SERRÉ | 
चान्द्र — ४९ SE WD | 


चान्द्र दिन — ५२ से ५४, ५९ से ६३, जमदाग्नि — २१ 


६७ से ६९, ७२, ७४, ७५ १८२, जम्बू — १३९, १४९ | 
१८८, २४६, २४८, २५४ से २६३, जयपाल — ४२, २४५ m 


२६५ जल — ८३ 
चांद्र चक्र — ५१, १८२ जल प्रलय — ९ 
चान्द्र ग्रहण — १२०, १२१, १२६ अलकेतु -- २३४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


f 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अनुक्रमणिका २८९ 
जलन्धर — २७२ ट 
जन्म पत्रिका — २१८, २२३, २२५ टीकाकार -- भूमिका 
जय — १३७ टोप -- ४० 
ज्योतिष्मत -- २१ टोलमी -- ८९ 
ज्वाल -- १९६ 
जशु -- २३७ š 
जसन, (ब्राह्मण) डर्डनस -- १० 
जाखो -- १५३ डायोनिसोस -- १६७ 
जानु Sg — १९२ डॉलफिन -- १०४ 
जालीनूस -- १६७, २७४ डोलयात्रा -- २७५ 
जाहरात -- १२ डाक्टर थीबो -- २६८ 
जांबाज के द्वीप -- ११९ डासन -- २४७ 


जिउस — ९, १०, १३, २३७ 
जीमूत -- ११६ 
जिलगत्तगीन -- १२२ 
जी. बुहलर — २७३ 
— ९७८, २७५ 
शुआर भाटा -- ११६, ११८, ११९, २६९ 
जुर्जान नदी ~ १७८ 
जूलियन काल -- २४२ ,२४६,२५६,२५८ 
से २६२, २६४ 
जैनी -- २३७ 
जैन मूलक -- २६८ 
जैपाल — ४२ 


DESEAS CE MOOR 


१७६, १८७ 


जैलम = A 


डाक्टर श्रम — २५२ से २६८, २७६ 
डेमीटर -- १४ 


q 
तक्षक — १३१ 
तक्षशिला -- २४४ 
तत्वदर्शी -- २१ 
तपस्विन — २१ 
तपोधृति — २१ 
तपोरति -- २१ 
तपोमुर्ती -- २१ 
तपोलोक — २१ 
तबकाते नासीरी -- २४४ 
तबरिस्तान -- १२ 
तरञ्जाई — १७८ 
तरण — ८३ 
तरोजनपाल — ४२ 
तस्कर — 
ताक ईश्वर — ३९ 
तानेक्षर (थानेश्व) — २८, १५१, १५३ 
तामस — २३८ 
तायेरा — 


CC-0. UP State Museum, Ha£ràtganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२९० अलबेरूनी-वर्णित भारत 
तारण -- १३७ दिनों के अधिपति — 
` तारा -- ८३ दिग्मण्डल -- १, ९० 


तारा जाति — १३ 
तारों का गिरना — ११४ 
तारा मण्डल -- १७, १८, १०५, १०७, 


२३८ 
ताल — १५१ 
तालाब — १५१ 


तिब्बत — ४०, २४४, २४५ 

तिब्बतिराजा — २४५ 

तीर्थयात्रा — १४९ 

तुखारिस्तान -- २७१ 

तुर्क -- ४०, २४४ 

तुला राशी -- १९, १००, ११५, १७८, 
१८४, १८५, २१०, २११, २१२ 


तुर्की वस्न — ४० 
तेलङ्ग — ८६ 
T 
थानेश्वर — ११७ 
थीबो (SI) — २६८ 
द्‌ 
दण्ड — १४० 
दकीष -- १४७ 
दक्ष - १६ 
दमिश्क — २७३ 
दशगितिका — १५ 
दशरथ -- ४ 
दन्दहमर -- १७३ 
द्रविण — ११६ 
दक्ष पुत्र — १६ 
दामोदर -- २८ 
दाय ¬ १६४ 
दासनी -- २७७ 
दधिमा — १०१ 


दिव्य वर्ष — १,२, ५, ६, ३४, २४२ 


दिवस्पति — १६ 
दीवाली -- १७८, २७६ 
दीवजात -- २६९ 
दीप्तीमत -- २१ 


दी इन्डीयन एण्टीक्यूरी — २६८ 
दी हिन्दू एस्ट्रानामी — २४९ 


दुन्दुभी >> ९२८० 
दुराषाढ -- ४९ 
दुर्गति -- १३८ 


दुर्लभ विद्वान -- ३९, ४०, ७७ 
दुर्वासा -- २९ 


देवदूत -- ¿3 

देवत -- १६ 

देवश्रेष्ठ — १६ 

देवसीनी -- १७३, २७४ 
देवानीक -- १६ 
देवोत्यीनी -- १७३, २७४ 
देवक वर्ष -- ४ 

दैमाह -- ७३, ७६, २६० 
दो चन्द्रमा — १०० 
दोल यात्रा -- २७६ 

दो सूर्य — oo 

द्रोण -- ३०, ११६ 


द्रोण का पुत्र (अश्वत्थामन) — २१ 
द्वापर -- ४, ५, १०, २४, २५ 
द्वापर युग — ३६, १८१, २४०, २४३ 


ध. 
द्युति -- २१ 
द्युतिमत -- २१ 
धर्म ग्रंथ — १५१ 
धनंजय -- २४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका २९१ 
धनिष्ठा — १०४, १०६, १०८ नाग — २६९ 
धनु — १८४, १८५, २९० से २१२ नाभाग -- २१ 
धर्मपरायण -- ११, १२ नारद -- ११६, २२७ 
धर्मपरायण स्त्री — २३८ नागरिक दिन — ३,८,५२, ५४, ५५, ६१, 
धर्मपुत्र — १६ ६२, ६५, ६८, ६९, ७४, ७६, ७७, 
धर्म शात्र — १२३, १४०, १४४, २३७ ८१,९२, १८२, १८८, २४९, २५६, 
ध्वनी सम्बन्धी परिवर्तन — २७१ २६१, २६३, २६६ 
धर्म शावर्णि -- १६ नागरिक वर्ष -- ६५ 
धृतकेतु -- १६ नारायण -- २२, २४, २५, २८, ३४, १३७, 
धृतराष्ट्र — २८, २४१ १५१ 
धामन -- २१ निखर्व — ८४ 
धातु -- १३७ निमेष -- १८७ 
घुम्न ¬ २५ ; निरामय — १६ 
धोल (होली नामक त्योहार) — २७६ निरूत्सुक -- २१ 
धृति मन्त -- २१ निर्मोध -- १६ 
शिष्या पतन शर निर्मोह -- २१ 
धुव ग्रह — १७७ निश्चर — २१ 
धुव को मछली — १०० निषध (पर्वत) -- १४९ 
धूमकेतु -- २२५, २२७, २३१, २७९ निष्भकम्प -- २१ 
i नीरहर — २४४ 
i नील पर्वत — १४९ 
ERE हेट नुह बहर -- २२१ 
पद IG OS, ७०४ नैवेद्यं — १४२, १८१ 
RUM RC IE नेब्रोह्स — १० 
नगर कोट के दुर्ग xs नेत्र दृष्टि -- १०१ 
z BPI नोसिडिकोस — १० 
: DESSIN नोमन्द — १३९ 
TR माता १५३ 
= १३७ प 
IERNI — RG ` पंचाङ्ग - १९, १२७, २७५ 
क > Que, qe पंच सिद्धान्तिका — ३८, ७४, १८५, २६० 
गेस्तरनीष -- २७७ पंचाब्द — १३७, १३८ 
TN = eps ; पंचहस्त — १६ 
क्ष्रों के अधिपति — २७० पंचरात्रो के सम्प्रदाय — २४० 
नक्षत्र विद्या 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२९२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 

पतञ्जलि -- ८२ पीवर -- २१ 

पदमास -- ५१, २४६ ge — १६, २३८ 

पद्य — १३१ पुरुशावर (पेशावर) — ४० 

पद्मकेतु — २३५, २७९ पुलस्त्य -- १७, १८ 

पद्य नाभि -- २८ पुलह -- १७, १८ 

परभाव -- २७१ पुलिस को गणना -- २५२ 

परशुराम -- १०, २३७, २४२ पुलिस -- ३, ५, ७, ३५, ४७, ४८, ५१ 
सरावसु — १३८ से ५३, ५७, ५८, ७० , ७९, Zo, 


पराशर -- १५, २१, २३, २५, ११२ 
पराशर का पुत्र (व्यास) — १, २०१, २७२ 
परिधावन -- १३८ 


पर्जन्य — २१ 

पर्वत -- १२, १३ 

पर्वन -- १२६, १२७, २७६ 
Wed -- १३८ 

पलाश -- १४१ 

प्राकृत -- २३७ 


पाण्डवकाल — ३३, ३५ 
पाण्डु — १०, २८, ३४, २४१ 


पात -- ४६ 
पाताल — २३ 

पारसी -- २४३ 

पारसी सन -- २४२ 
पार्थिव -- १३७ 
पालवंश -- २७३ 
पिंगल -- १३८ 

पितरस — १३२ 
पितृलोक — २२५ 
पित्तल जाति -- १३, १४ 
पीलू मन्त -- १३९ 


पुनर्वसु -- ८५, १०२, १०६, १३२, १७२ 
पुरन्दर -- १६, २३ 

T | — १७३, १७६, १८१ 

पूकर -- १५३ 


८६,९०,९२ से ९४, १०९, १८२, 
१८४, १८५, १९९, २४९ 

पुलिश का सिद्धान्त -- ५८, २३७, २७६, 
२५५, २५७ 

पुलिश को रीत्यानुसार -- २५५ 

पुलिस की विधि -- २४८ 

पुरोहित -- १४१, १५५, १७६, १७७ 

पूर्व -- 33 

पूर्व फाल्गुनी -- १३२ 

पूपाष्ठमी -- २७६ 

पूयत्तानु — १८० 

पुर्णिमा -- १७५, १७६, १८१ 

पूर्वभाद्रपदा -- १०४ 

पूर्वाषढ़ा -- ११४ 

पूष — १०२, १३२ 

पूर्वीय हिन्दी -- २३७ 

पूहुवल — १७९ 

SED तू दछ 

पृथ्वी — १, ९, १३, १५ से १७, २०, 
२१, २३ से २६, ३१, ३६, ४१, 
८२ से ८४, ८६ से ८८, ९० से 
९३, १२०, १२३, १४१, १४८, 
१५०, १७३, १८७, २१३ 

पृथ्वी को छाया — १२१ 

पृथ्वी तल -- ९ 

पृथ्वी के योजन — ९६ 

पृथ्वी का व्यास — ९४ से ९७, २६८ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


TTT... _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका २९३ 
पृथ्वी की सन्तान — २२८ बण्टले -- २४९ 
पेशाचिक — १० बनारस — १५२, १५२ 
पोऽलिरियोस — १० बर्दरी — ३९, २४४ 
पोराणिक संवत — २४१ बर्बर -- १३९ 
पोष -- ६, १७१, १७४, १८७ बरोदा -- २८ 
प्रजापति ¬ २४, ११७, १३२, १३५, १३७, बरछी -- ४१ 
१६९ बहर्तकीन — ४०, २४४ 
प्रतिमा-पूजन -- १४१ बलबधु — १६ 
प्रमाथिण -- १३७ बलभद्र — २७, ९०, ९४, १८२ 
प्रमादिन -- १३८ बला दहूरी — २७३ 
प्रमोद -- १३७ बलि -- २२, २३, ४२, २४२, २७८, २७९ 
प्रयाग — १६९ बलि राजा — २४० 
प्रायश्चित -- १६३ बश्शार — १४१ 
प्रियव्रत — १५ बसरा -- २७१, २७३ 
प्लेटो -- १४ बहम्द (बसंत) -- २७५ 
प्लवंग -- १३८ बहयामानि -- २७७ 
बहाशीर -- २६९ 
m बहुधान्य — १३७ 
फरवेरदिन — २६० बाण — १४६ 
फलित ज्योतिष -- ११, १७, २०४, २०९, बिकत (व्यक्त) — २७७ 
ल ES २१८, २२३, २२५ बिजली -- ८३, ११३ 
wee a " बिजली कौधना — ११४ 
, १७१, १८७ बुद्ध — ४४, ४६ से ४८, ८१, ८२, ८५, 
फारस — २७३ ८७,९१,९३, १६८, १९३, २०४ 


फारसी — २४४, २७६ 
फारसी अनुवाद — २७५ 
फारसी संवत -- २६० 
फिर्दोसुल हिकमा -- २३८ 
फिअरिस्त — २६८ 


फोड़ो — १६५, २७४ 


a 
बंबई (संस्करण) — २४० 
बगदाद — ८६, २७१ 
बड़वानल --- 
Geo 


से २०८, २१७, २२३ से २२५ 

बुद्ध को सन्तान -- २२९ 

बुद्ध का स्थान — २६६ 

बुहर -- २६९ 

बुधन्य (आधा) — १६ 

बृहत्केतु — २४४ 

बुझ्या (राजा) — २७२ 

बहज्जातकम — २६९ 

बृहत संहिता -- ११८, २६९, २७०, , २७६, 
२७९ 


. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


00 7 TTT SR. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


२९४ 


बहस्पति — ९, २४, ४४, ४६, ४७, ४८, 
८१,८२,८५,८८,९१,९३, १२९, 
१३१, १३२, १३४, १३६, १३७, 
१९३, २०४ से २०८, २२४, २२५, 
२२६ 

ब्रहस्पति को परीधी — ८४ 

ब्रहस्पती की सन्तान -- २२९ 

बेबीलोनियन -- १७५, १९३ 

बेबीलोनिया — २७२ 

बेहकी -- २३८ 

बोडोलियन लायब्रेरी -- २७५ 

बोद्ध (राजा) -- २४५ 

बोधायन -- २७१ 

ब्रह्म गुप्त — १,२,३,५,७,८, १५,३५, 
३८, ४३ से ४५, ४७, ४८, ५२, 
५६, ५७, ६२, ७५, ८०,८६, ९०, 
९१, से ९८, १००, १०६, १०९, 
१२३, १२४, १८४, १८५, २६६, 
२६९, २७७ 

ब्रह्मगुप्त को प्रणाली — २५५ 

ब्रह्मपुत्र -- १६, ५८ 

ब्रह्म का पुत्र २२८ 

ब्रह्मचर्य पूर्वक -- १४१ 

ब्रह्मर्चाय -- १४० 

ब्रह्मविद्या — १४० 

ब्रह्मशार्विणी — १६ 

ब्रह्मा -- १, ३, ४, ७, ११, १५, ३३ से 
२५, ५६, ८३, ११५, १२०, १२२, 
१२६, १२९, १३०, १५१, १५२, 
१५३, १६२, २७२ 

ब्रह्मा के दिन — ३ 

ब्रह्मा की आयु -- ५९, २४३, २५० 

ब्रह्मा के शाप -- me | 

ब्राह्मण — १०, १२, २३, २४, ११४, १२२, 
१४०, १४२, १४३, १४५, १४६, 


अलबेरूनी-वर्णित भारत 


११४, (०५, १५९, ९६८, ९१6९ 

१६५, १६९, १७४, १७६, २७८ 
बाह्यण का जीवन -- २४२, २७१ | 
ब्राह्मण और चाण्डाल की कथा -- २७२ | 
ब्राह्मण वंश — ४२ 


भ 
भग -- १३२ 
भगवत -- १४६ 
भगवति -- १७३, १७५, १७६ 
भगवद्गीता — २७२, २७४ 
भगीरथ -- १५०, २७२ 
भगवान -- २३६ 
भट्टिल — २०१, २७८ 
भरणी -- १०२, १०६ 
भरद्वाज -- २१, २४ 
भवकेतु २३४ 
भस्म -- १६८ 
भाद्रपद -- २८,३८, ११४,१७१ से १७३, 
१८७ 
भाद्रपदा -- १७७, १७८ 
भाद्रपद का मास -- २७ 
भारत — ३५, ३७, १७५ 
भारत का प्राचीन भूगोल -- २४४ 
भारत वर्ष का इतिहास -- २४५, २७३ से | 
२७५ 1 
भार्याओं की संख्या -- १५८ 
भार्गव -- ४, २४ 
भाला -- ११३ 
भारतीय -- २६९ | 
भारतीय पंचाड़ — २६२ | 
भारतीय वर्ष और मास -- २५४ 
भारतीय स्मृती -- २७२ 
भिक्षा -- १४०, १४१ 
भीम -- ४२ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका २९५ 


भीम पाल — ४२, २४५ 
भीमसेन — २८ 

भीष्म dung — २७५ 

भुकम्प -- ११४, १२५, १८७ 


भूत -- १३८ 
भूमी -- १६ 

भ्रूण — १५७ 
भुरिषेण — १६ 
भृगु लोक -- २२५ 
भौत्य -- १६ 

भूमण पथ -- २६७ 


म 
मंगल -- ४४, ४६, ४७, ४८, ८१, ८२, 
८५, ८८,९१, ९३, १२९, १३१, 
१३२,१४८,२०४ से २०८,२१७, 
š 333, २२४, २२५, २२१, २६६ 
मंगल को पविधी -- ८४ 
मंगल को सन्तान -- १६, २२९ 
मकर राशी — १०६, ११०, १८४, १८५, 
२१०, २११, २१२ 
मकर (संक्रान्ती) १०६, १०७, १२९, १६७ 
मकेऑन — Ko 
मक्का — १५२ 
मघा -- १७ से १९, १०३, १३२ 
माङ्कलुस -- ३१, २४१ 
मछली — १२४ 
मण्डलों की रचना -- ८६ 
मणिकेतु -- २३४ 
मत्स्य पुराण -- ८२, ८४, ¿u ११६, १४९, 
२३६, २६९ 
मथुरा — २८, ३६ 
= १५५ 
मधु >> २९ 
मधुसूदन = 


मध्यमान — ९७ 

मनीची -- १५५, २७१ 

मनु — २, १५, १६, २०, १२३, १२९, 
१२७, २३७, २७२, २७३ 


मनु अवधि -- २ 

मन्दं = १४९ 

मनोजव -- १६ 

मन्द कर्ण २६८ 
मन्दाकिनी -- १४९, १५० 
मन्मथ — १३७ 


मन्वन्तर -- २, ४, ५, ७, १५, १६, २०, 
२२,३३, ३४, ३५, ४५, ५६, ५९, 
१२९, २३९, २४०, २४३, २४७ 
मरीची — १७ 


मरू — १६ 

मरुत — १९२ 

मरुस्थली - ४१ 

मर्त्यलोक — १५० 

म्लेच्छ — १४६ 

मलमास -- ४९, १८२, १८७ 
महापद्म — १३१ 

महमूद — ३३, २४४ 


मराठा राजा (सम्भाजी) — २४५ 

महादेव — ११७,१३०,१३५, १४८,१५०, 
१५२, १७५, १७६, १७८, १८७, 
२३१, २६९, २७७ 

महानवमी — १७६ 

महाभारत — २६, २४०, २४२३ 

महाविषूव — २, Y3, ६४, ८१, १७६, 


१८२, १८३ 
महावीर्य — १६ 
महाशीर — २४४ 


महाशैल — ११६, २७६ 
महासागर -- ११८, १५० 


२८ i 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


र Ea - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२९६ 


मृगशीर्ष -- १०२, १०५, १०९, ९३२, 
२४४ 

माघ -- २८, १७१, १७४ 

माघ तृतीया -- १७९ 

माघद -- २१ 

माधव -- २३ 

मानसरोवर -- १४९ -- २३६ 

मान तिथि -- ६०, ६४, ७७ 

मानव वर्ष -- २,५ 

मान वर्ष -- ३३, ३५, ३८, ३९, ५६, ६४, 
६६, ६८, ७२ से ७५, ७७, २४२ 


मानी -- ११, १६७ 
मामू -- २७३ 
मास चान्द्र — ७६ 


मांस भक्षण -- १४० 

मारीगल -- ३९, २४४ 

मार्कण्डेय -- ४, १५, ३४, ८४, ८५ 

मार्गशीर्ष -- २८, ३०, ४०, १०२, १०५, 
१०९, १३२, १७१, १७९, १८७, 
२४४ 

माल द्वीप -- ११९ 

मान संवत -- ५८, ६२ 

मासिक धर्म -- १५७ , 

मासोपवास -- १७१ 


माहत्रीज -- १७९ 

माहुर -- १५३, १७२ 

मित्र -- १३२, १९२ 

मिथुन -- ८, १८४, १८५, २१०, २११, 
२१२ 

मिर्टीलोस — ३१ 

मिर्तीलुस — २४१ 

मिश्र — ३१ 

मीन ¬ १८४, १८५, २१०, २११, २१२ 

मील - ८६ 

मुकुट -- १०३ 


अलबेरूनी-वर्णित भारत | 


मुलतान ¬ ३७, ३९, ४०, ७७, १५१, 


१५३, १८०, २४४ 
मुसलमान — ७५,९८,१२३,२३१,२३७, 
२४४, २७३ 


मुस्लिम संवत -- २४३ 

मुहम्मद -- ४३, २३६, २४४ 

मुहम्मद इब्न इसहाक — ४३ 

मुहम्मिर -- ११ 

मूहूर्त-ज्योतिष -- २०४ 

मृत्यु "3 SAG 

मृत्यु को सन्तान -- २२८ 

मेघ गर्जन -- ११४ 

मेघनाद -- ११३, २३६ 

मेघाधृति — २१, २३९ 

मेरु — १००, १३९, १४९ 

मेष -- १, ६४, ७८, ८१, १००, १०५, 
१८४, १८५, २१०, २११, २१२, 


२६५ 
मेषराशि -- २६५ 
थुन -- १४८ 
मैत्रेय — १५, २३ 
मैनाक -- ११६ 
मोती — ११० 
मोक्ष -- १४६ 
य 
यति -- १५५ 


यज्ञ — १४७, १५३ 

यज्द ज़िर्द -- ३३, ३४, ३८, ३९, ७२, 
७३, ७६, २५७, २६०, २६३, 

यज्ञोपवीत -- १४०, १४५ 


यम -- १२६ ] 
यमुना — २७, १६९ 
यवन — ३६, ७५ 


यवन सिद्धान्त -- २५९ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका २९७ 
यसु — १६८ राजा ओर्व — ११६ 
यशोदा -- २७, २३ राम — ४, १०, ३५ 
यहूदी -- २३१ राम रूप -- २४ 
याकूब -- ४३, ४८, ८६, २४६ राम का काल -- ३४ 
याकूब इब्न तारिक -- ५१, ५४, ६०, ६४, राजा बलि -- १६, ३४, १५१ 
६९, ८६, २४६, २६८ राज तिलक -- २४५ 
याज्ञवल्क्य -- १७१ राम चन्द्र जी -- १४५ 
यामोदधि — २७७ राजा मसउद — २७५ 
युगाद्या -- ५, ७ राजा महमूद -- ४२, ११७ 
युधिष्ठिर — १७, १८, १९, २८, ३०, ३४, रामायण — ३५, २७२ 
२४३ रावण -- १०, ३४ 
युक्तस्त -- २१ राजवंश -- ४० 
यूवन -- १३७ राशीचक्र की तालिका -- १८, ८९, ९९, . 
यूनान -- २५९ २७९ 
यूनानी -- ५, ९, १२, ३१, १०८, १६६, राहू -- ८१, १२०, १२१, १३२, १९९, 
१६७, १६९, १७५, २३६ २०४, २२५, २६७ 
यूनानी ग्रंथकार -- २४३ राहू की सन्तान -- २२९ 
योजन -- ८६, ९० राक्षस -- २६, ११९, १३८ 
योरूप -- २४४ रात्री स्नान -- १४३ 
रिनोड — २४५ 
3 रिति रिवाज — १४५ 
रक्ताक्ष -- १३८ रुकमाक्ष -- १३९ 
रजत जाति -- १३, १४ रुख — ३१ 
रजस — १३० रुद्र — १३०, १३२, १४८ 
रजस्वला — १४१ रुद्र पुत्र — १६ 
WAY — २३७ रूप पञ्च — १७६ 
रथ — 34 रूप पञ्चाही — २७७ 
W — ११० रुध्वबाह्‌ — २१ 
रवि — १३१, १६७ iw— १६ 
रश्मिकेतु -- २३३ रेवती -- २, १०४, १०५, १०८, १७३, 
राजनियम -- १५२ १७६, 333 
राई — ४१, ४२ रैवत — १६ 
राजा इन्द्र -- ११६, १२६, २३६ ` रैभ्य = १६ 
राजकर्म -- १७८ रोधकृत — १३८ 


राजाराम -- १४५, २७२ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—snTsrn r mm a Ça nr p --..___ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


२९८ अलबेरूनी-वर्णित भारत 


रोमन -- १७५ 

रोहिणी — ८५, १०२, १०६, १०८, ११२ 
से ११५, ११७, १३२, १७२, १७३, 
१७८ 

रोहिणी नक्षत्र — २७ | 

रोच्य -- १६ 

रोद्र — १३८, २३२ 


ल 
लकड़ी — ८३, १६८ 
लंबग -- ३९ 
लंकाद्वीप -- ११९ 
लंका -- २ 


लगर्तुमान -- ४२, २४५ 

लग्न राशी -- १२९, १३० 

लक्षमण -- ३४ 

लक्षमी -- १७८ ) 

लघुजातकम — २१८ से २२१, २२४, 
२७८, २७९ 

लंघन — १७० 

लङ्घतरमा -- २४५ 

लमगान -- ३९ 

लिंग -- १४, ११७ 

लोकिक काल -- ३९ 

लोंद -- ५१ 

लोंद का वर्ष -- ४९, ११५ 

लोनी के दुर्ग -- ३७ 

लोहावर -- ३९ 

लोहित पर्वत -- १४९ 


व 
वक्र — ११६ 
वक्रहोरा — १३० 
वज्र — १५, ३४, ८४ 
qs ब्रह्महत्या -- १६२ 


वड्वामुख — १९४, WR, २७७ 


वध — ११६ | 
वपुष्मत — २१ | 
वप्र — २४ 

वरक — २१ 


वराह -- २६९, २७२ 
वराहमिहिर — १७, १९, २०, ७४, ७५, 
९०, १०५, १०७, ११२, ११८, | 
१२०, १२२, १२६, १२९,-१३४, 
१५१, १८५, २२५, २३१ 
वराहमिहिर संहिता -- ८५, १०६, १०९, 
११२, १२०, १२४, १२७, १३४, 
२२६ 
वरुण मन्त्र — ११३ 
वरुण — Y, ११०, १२६ 
वर्ष -- २७८ 
वलभ संवत -- ३६, ३७, ३८ 
वलभी नगरी -- ३७ 
वसंत — १६७, १७५, १७६ 
वशिष्ठ -- १७, २१, २४, ८५, ११२ 
वसु — २१ 
वसुदेव -- २७ । 
व्यवहार मयूख -- २७३ 
वंशावली -- २३७ ) 
वानप्रस्थाश्रम -- १४२ 
वाज श्रवस -- २४ 
वाणिज्य -- १४१ 
वानुप दवश्च -- १६ 
वामन (ऋषी) — २४० 
वामन (अवतार) -- २३, २८ 
वायव मन्त्र -- ११३ š 
वायु -- ८३, ११८, १३२, १४९, २३६ 
वायुपुराण ८२ से ८५, १४९, २३६ 
वाराणसी -- १५२ 
वाल्मीकी — २४, ३४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


———— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अनुक्रमणिका २९९ 

वालखिल्य -- २२ विश्वावसु — १३८ 
वासिष्ठ -- २७१ विष — १३७ 
वासुकि -- २६९ विषाखा — १९, १०३, १०६, १३२ 
वासुदेव -- २४ से २६, २९, ३०, १९९, विषुव — २७६ 

१४६, १५३, १६७, १७२, १७३, विषकम्भ — २७८ 

१७५, १७७, १७८, २४०, २७४ विष्णु -- १२, २१, २३, २४, २८, १२०, 
वासुदेव कृष्ण -- २७४ १३०, १३२ 


विकारिन -- १३८ 

विकृत -- १३७ 

विक्रम — १३७, १३८ 
विक्रमादित्य -- ३६ से ३८, १३९ 
विचित्र आद्या -- १६ 


विजय -- १३७ 
विजयनन्दिन — ७३, १०८, २६८, २७८ 
वित्तेश्‍वर -- २० 


वितस्ता नदी -- १७८ 

विधवा -- १५७, १५८ 
विनध्याचल पर्वत — १०९, १११ 
विपल -- २४५ 

विपश्चित — १६ 

विध्वंस शताब्द — ३९ 

विभव -- १३७ 

विरजस -- १६, २१ 

विरोचन -- २२, ४१, १७८ 
विरोचन का पुत्र (बाली) — २४० 
विरोधिन -- १३७ 

विलम्बिन -- १३८ 

विलकिन्स -- २७२ 

विलसन (हाल) २३९, २७५, २७६ 
विवाह -- १५७ 

विवाह के नियम — १५७ 
विवाह उपनयन — १५७ 

विश्व कर्मन — $33 

विश्वामित्र — २१ 


विष्णुचन्द्र — ८१, १२२ 

विष्णुधर्म -- ४, १०, ११, १५, १६, २५, 
३४, ३५, ५०, ८३, ८४, ८५, ११६, 
१३१, १४१, १४३, १४७, १७१, 
१७२, २७२ 

विष्णुधर्मोत्तर पुरण -- १५, १६, २०, २३, 
८२, ११९, १४०, १४१, २३७, 
२३९, २६९, २७०, २७१, २७२, 
२७४, २७६ 

विष्णुपद सरोवर — १४९ 

वीबर — २७५ 

व्रश्चिक -- १८, १००, १०३, १८४, १८५, ` 
२१८ 

वृष — १६ 

वृषभ -- १८५, १८९, २१०, २११, 313 


. वृषभ राशी — १०२ 


वृहतसिद्धान्त — ४८, १२२, १२४, २४८, 
२६८, २७७ 

वृह ज्जातकम — १२९ 

वृक्ष — १४१ 

वेद — २०,२१, २३, २४,५०,५१, १००, 
११३, १२२, १४७ 

वेद बाहु = २१ 


, वेद पाठ — १४५ 


वेदिक काल — २६९ 
वेदव्यास — २४ 

वैश्य — ११४, १४१, १४५ _ 
वैश्यापन — १५९ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rrr 


SS . __ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३०० अलबेरूनी-वर्णित भारत 
वैश्यावृती — २७३ शावर्ण -- १६ 
वैवस्त -- १६ शाहिया वंश -- ४२ 
वैषाख -- २९, १७१, १७८, १८७ शिखन -- १६ 
व्यय -- २१, १३७ शिशुपाल वध -- १८ 
व्यान -- १३२ शिव -- २४५ 
व्यास -- १५, २१, २४, २५ शिव पत्नी — २४५ 
व्यास रूप -- २४ शिव रात्री — १८०, २७६ 
शिव के युद्ध -- २७ 
y यु २७२ 


शक -- ३६, ३७, ७३ 
` शक काल -- १७, १८, १९, ३७ से ३९, 

५६, ७२, ७४, ७५, ७७, १२४, 
१३९, १८३, १८५, २३७, २४३, 
२५७, २५९, २६०, २६२, २६४ 

शकक्रतु -- २२, २४० 

शक संवत -- ३७, ७३, २४४ 

शकुन -- २१६ 

WE -- १५२ 

शङ्ख - ७३, १३१ 

शक्रानल -- १३८ 

शतद्युम्म -- १६ 

शत भिषज — १०४, १०६, १०८ 

शनि — १०, ४४, ४६ से ४८, ८१, ८२, 
CW, 6$, Q3, $3, १२९, ९१३९, 
१३२, २०४ से २०६, २१७, २२१ 


से २२५, २६७ 

शनी की सन्तान -- २२९ 
शनी -- १४९ 

शव — १६६, १६७ 
शर्वरी -- १३८ 

शर्याति — १६ 

शस्त्रविद्या -- १२ 

शशिम — १२६ 

शाक — २४३ — २५५ 
शान्ति - १६ 


शाबान मास -- ७६, २६०, २६२ 


शुक्र — ११, २१, २२, ४४, ४६ से ४८, 
८१, ८२, ८५, ८७, ९१, १२९, 
१५१, १९२, १९३, २०४, २०५, 
२०७, २०८, २१७, २१९, २२१, 
२२३, २२५, २६७ 

शुक्र को परिधी -- ८४ 

शुक्र का व्यास -- ९४ 

शुक्र की सन्तान -- २२९ 

शुक्ल -- १३७१७२ 


शुचि — १६, २१ 

शुभकृत — १३८ 

शुभ शकुन -- १४० 

शुद्धोधन -- ११ 

शूद्र ¬ ११, २७, ११४, १४५ 
शूलपदी -- २७७ 


शैबान -- ७६, ७७ 

शैलोदा (सरोवर) -- १४९ 
शैलोदा नदी - १४९ ` 
शैषोक्त — ६९, ७३, ८५ 
शैबान -- ७६, ७७ 

शैव -- २४५ 

शैशव काल -- ११ 

शोनक -- १३८, १५१, २७२ 


स 
संवत — ३३, ७२ 
संवर्त -- २३५ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अनुक्रमणिका = ३०१ 


संस्कृत पुराण -- २३९ 
संवत्सर — ३६, ३८, १३४, १३६, १२९, 
२७० 


संहिता — १०९, १२३ 

सगर -- १६८, १७३, २७२ 

सङ्कर्षण — २५ 

संक्रांति — १८३, १८४, १८५, १९२, २७७ 
संगम — १६९ 

सत्य -- २१ 

सत्यक — १६ 

सत्यकेतु — २३९ 

स्तामस — १६ 

सप्त ऋषी -- १७ से २०, ८२, ८५, १०५ 
सत्व — १३० 

सरस्वती नदी — ११५, ११९, १२९, १४१ 
सरयुशती — १४९ 

सवजित -- १३७ 

सर्व धारिन -- १३७ 

सवन — २१ 

सर्प -- १३९ 

सर्पास — १३२ 

सपिण्ड — १६४ 

समिधा — १४१ 


स्मृति — ४, ५, १५, १२३, २३७ 
सम्भोग — ex 

समुद्र — ८३ 

सरोवर -- १४९ 

सवित — २४, १३२ 

स्वर विज्ञान -- २३७ 


सहदेव -- २८, २९ 
सहिष्णु — २१ 
स्कन्द — १४८ 
स्वर्ग -- १६८ 
सर्वरिन -- २७१ 
स्वलोक — २३ 
स्वर्णिय जाति — १३ 
सर्वत्रग -- १६ 


~ 


स्लेवोनियन — १६६ 

स्वर्ण १३ 

स्वात — १७८ 

स्वाति -- १९ 

स्वायम्भुव -- १६, २४ 

सवरोचिष -- १६ 

स्मृति स्तम्भ — १६८ 

सार्कातम — २७६ 

सागर -- ११०, १११, ११६, ११९ 

सागर तट — ११९ 

सांप -- १२०, १४६ 

साधारण — १३८ 

सामन्द - ४२ 

सामवेद -- २३ 

साम्बपुर — १८० 

सारस्वत — २४ 

सावनाहर्गण — ५५ 

सिजिस्तान -- २७३ 

सिन्द हिन्द — ९, १०८, १८६, २६८, 
२७७ 

सिंध — ३९, ४३, ७३ 

सिंध राज्य — ७३ 

सिढ़िया — १५१ 

सिद्धार्थ -- १३८ 

सिंधी अग्नि परिक्षा — २७४ 

सिंधी व्याकरण — २७७ 

सिंधु — १६, १३१ 

सिंधुनदि — ३७, १४२३ 

सिंधुरेव — २३८ 

सिसानियम साम्राज्य — २७३ 

सिविलग्रीनविच ¬ २३७ 

सिंह शशि १८, १९, १८४, १८५,२१०, 
२११, २१२ 

सिंहिका -- १२०, १२२ 

सुकरात ¬ १२४, १६६ 

सुक्रति — २१ 

सुतय — २१ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


wa r. __ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३०२ अलबेरूनी-वर्णित भारत 
सुतपस -- २१ सूर्य सिद्धान्त -- २६७ से २७१, २७६, 
सुदित्य -- १६ ररे | 
quen — १६ सूर्य का व्यास — ९५ 
सुधा — ११६ सैनकाअ -- १२३ - 
खुधव — ३६, १३०, १८७, १९४ से १९७, सोम — ४५, ४७, १३१, १३८, १६९ 
-२७७ सोमनाथ -- २९ ३९, ११७, ११८, ११९, 
सुपारी -- १४१ १७३ 
सुफाला -- ११८ सोम मंत्र — ११३ 
सुबाहु -- २१ सोमशुष्म -- २४ 
सुभानु - १३७ सोस्टेस्ट्रोस -- १० 
o ee 
सौरकाल — २० 
सुर्वण द्वीप -- ११९ सोरचक्र -- ६५ 
UM = सौर दिव — ५२, ५३, ५७, ५८, ६६ 
सुहेल -- १०८, १११, ११२ सौराहर्गण Ses ope 
सुक्षेत्र — १६, २१ सोम्य -- 
सूअर -- १५३ सौर 
मास -- ४९,५१, ५२,५३, ५८ ६०, 


सूर्य — १ से ३ ४४, ४५, ४७, ४८, ५०, 
५१, ६४, ६५, ७८, ८१, ८२, ८४ 
८६,८८,९०,९१,९३ से ९६, 
९८, १००, १०५, १०६, १०८ से 
११०, ११३, ११५, १२०, १२१ 
१२४, १२८ से १३०, १३२, 
१३४, १३५, १४२, १४३, १६७, 
१८०, १८३, १८५, १८६, १८९, 
१९३, १९८, १९९, २०२, २०४ 
से २०९, २१६, २१८ से २२२, 
५ २२४, २२५, २३६, २४९, २६७ 
सूर्य ओर चन्द्र — २४८, २६४ 
सूर्य ग्रहण -- १२०, १२१ 
सूर्य का दिन -- १८१ 
सूर्य की किरणे — ८३ 
सूर्योदय — १७० 
सूर्य का उच्च स्थान -- २६७ 
सूर्य का परिभ्रमण -- २४९ 
सूर्य लोक -- १३४ 


से ६२, ६६, ६७, ६९, ७०, ७६, 
२८२, २४६, २४८, २५४, २५५, 

> २५७,२५९ से २६१ 

सार लग्न — १३६ 

सौर वर्ष — १, ८, ५०, ५२, ६५, १८४, 
२३७, २४६, २४८, २६४, २७६ 


ह 
हठपूर्वक १४१ 
हर्बाली १७७ 
ह्यात्मन — २४ 
हरि -- २५ 
हवन — १४१, १७६ 
हव्य -- २१ 
हविष्मन्त — २१ 
हस्त — १३२ 
हस्तिनापुर -- २४१ 


हाथियों की चिकित्सा -- २७९ 
हिजरी — ३९, ४३,७३ ,८६, २६७, २७३ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


xw 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हिण्डोली चैत्र — १७५, २७५ 
हिन्द — १३९ 


अनुक्रमणिका 


` हिन्दू — १०, १७, १८, २०, २२, ३१, 


३३, ३५ से ३७, ४०, ४३, ४९, 
५०,६४, ६३, ६५,६८, ८२, ८३, 
८५,८६,८९ से ९१,९९, १००, 
१०५,से १०७,११८,१२०,१२३ 
से १२६, १२९, १३१, १३८ से 
१४०, १४१, १४५, १४६, १४७, 
१५०,१५१ से १५६, १६७, १७५, 
१७९, १८०, १८३, १८६, १८९, 
१९८, २०२, २१६, २२२, २२५, 


२३६, २४३, २७३ 


हिन्दुओं — २३७, २६९, २७७, २७८ 


हिन्दु कल्पनाएँ — २३१ 


हिन्दू गणक — २२३ 
हिन्दू ग्रामर -- २४६ 
हिन्दू गुरु -- ४८ 

हिन्दू रीति — ९०, १०८ 


हिन्दूओं के ज्योतिष ग्रन्थ -- ९८ 
हिन्दू पंचाग -- ९८ 

हिन्दू पुस्तकें — ९० 

हिन्दूस्तानी मलमास — २४६ 
हिन्दू माइथोलोजी — २७२ 
हिन्दुओं के त्योहार -- २४० 
हिन्दूओं की युद्ध कला — २४१ 


हिन्दू वर्ष -- ३४ 
हिन्दू विद्वान — २४१ 
हिन्दू साम्राज्य — २७३ 
हिन्दू सिद्धान्त — २६९ 


हिन्दू संवत — २४४ 
हिप्पोक्ररीज — ९, १०, २३७ 
हिप्पोक्रेटस -- १६७ 
हिप्पोलोचस -- १० 
हिरण्यरोमन -- २१ 

हिरण्याक्ष = १४७ 

होली -- १७५ 


` 


होहन ज़ोलन — २७३ 


श्र 
श्रवण -- १०४, ११४, १८७ 
श्रावण -- १७१, १७३, १७६ 
श्रीधर -- २८ 
श्रीपाल -- २०२, २७८ 


श्रीमुख — १३७ 
श्रीषेण -- ८, १२२ 
श्रीहर्ष -- ३६, ३८ 
श्वेतकेतु -- २३३ 
ES 
क्रणज्येष्ठ — २४ 
ऋत धामन -- १६ 
ऋष्य AT — २१ 
ऋषीकेश -- २८ 
क्ष 
क्षत्रिय — १०, ११४, १४५, १६९ 
क्षय — १३८ 
ata -- १८१ 
त्र 
त्रयारुण — २४ 
त्रिज्या — २६८ 
त्रिधामन — २४ 
त्रिलोचन पाल — ४२, २४५ 
त्रिविक्रम — २८ 
त्रिवृष — २४ 


त्रेता -- ४, १०, २३, २५ 


३०३ 


त्रेतायुग — ४, ५, १०, ३४, ३५, १८१, 


२४३ 
WE -- १३२ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Z 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TD C 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


T 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


. Q Trust, Delhi 2०० ०००६० की. eGangotri ee 
सामग्री से भरा पड़ा है। अलबेरूनी ने प्रमुख ^ 
नगरों के बीच दूरिया भी दी é । जिन नगरों 
का उसने विशेष रूप से उल्लेख किया है 
उनमें कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, अयोध्या, 
qm मुंगेर, धार, अनहिलवाड़ा, 
! veo आदि हें | उसने काश्मीर के बारे 
~ | में भी विस्तार से लिखा है। काश्मीर व 
| qur? को उसने भारतीय ज्ञान-विज्ञान के 
प्रमुख शिक्षाकेद्ध बताये di ता 
अध्ययः; की दृष्टि से वह यूनानी, बौद्ध, ईसाई 
एवं सूयं में प्रचलित मान्यताओं का भी 
विश्लेषण करता है। अन्य मुसलमान लेखकों 
में बहुधा माई जाने वाली संकीर्णता व कट्टरता 
का उसमें नितान्त अभाव है और वह कुरान 
की यह पंक्ति उद्धत करता है, “सत्य बोलो, 
,चाहे वह तुम्हारे (धर्म, मान्यताओं) के विरुद्ध 
ही क्यों न हो।” महर्षि वेदव्यास को इन 
पंक्तियों. का भी वह उल्लेख करता है कि 
किसी » धर्म का पालन करते हुए मुक्ति 
पाना सम्भव है यदि वह व्यक्ति संत्य ज्ञान 
प्राप्त करता है। 
इस उत्कृष्ट व असाधारण रचना का 
| 3 -प्रसिङ जर्मन विद्वान डॉ. एडवर्ड साचौ ने 
| as में अनुवाद किया था । श्री संतराम 
ने डॉ. साचौ के ग्रंथ व अलबेरूनी के मूल 
अरबी ग्रंथ का उपयोग करते हुए इस हिन्दी 
m अनुवाद को तीन भागों में प्रकाशित किया 
E था जो अब अप्राप्य है। श्री संतराम के 
sem wer में विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियाँ व 
डॉ. साचो की लिखी सुटर पहत मिका भी थी à 
इन्हें यथावत रखते हुए की सुविधा 
के लिए जहाँ भाषा परिवर्तन आवश्यक व 
उचित था, करते हुए श्री संतराम के हिन्दी 
अनुवाद को दो भागों में छापा जा रहा है। . 
यह मन्थ ग्यारहवीं शताब्दी के भारत को 
समझने के लिये निश्चय ही 
1-2 भाग सम्पूर्ण मूल्य 


जज 


CC-0. UP State | lee रॅ m, Hazratganj. Lucknow 


ESTY 


BO 


फंस 
LAM 
M 

Z2 


Digitized by Rec मे RSR Delhi and eGangotri 


| हमारे यहाँ से प्रकाशित पाठ्य-सहायक पुस्तकें 


छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तकें 


. शाहजहाँनामा-- 
| मुंशी देवी प्रसाद कृत 
2. जहाँगीरनामा-- 
यदुनाथ सरकार कृत 
3. औरंगजेब- 
= यदुनाथ सरकार कृत 
| 4. शिवाजी-- 4 


- 


I ; 
| 5. अलक्जेण्डर किनलॉक-- 
| 


| फार्न्स कृत रासमाला 
| (1-4 भागों में सम्पूर्ण) _ 


सम्पादक डॉ. रघुबीर सिंह 
एवं मनोहरसिंह राणावत 
सम्पादक डॉ. रघुबीर सिंह 


सम्पादक डॉ. रघुबीर सिंह 


“सम्पादक डॉ. रघुबीर सिंह 


अनुवादक गोपाल नारायण बहुरा 


6. डॉ. बर्नीयर की भारत यात्रा-- अनुवादक गुप्ता एवं वर्मा 


- 7. अलबेरूनी वर्णित भारत-- 


8. मुगलकालीन इतिहासकार 
एवं इतिहास लेखन- 


9. सल्तनकालीन इतिहासकार 


| व इतिहास लेखन-- 


| 10. सल्तन काल में 
| हिन्दू प्रतिरोध- 


प्रस्तावन--वी. एस. भटनागर 
अनुवादक संतराम, बी.ए. 
भूमिका--वी. एस. भटनागर 
(1-2 भाग) 

आर. के. सक्सेना एवं :_ 
एल.पी. माथुर 


आर. के. सक्सेना 


अशोक कुमार सिंह 


एक मात्र प्राप्ति स्थान 


शरण बुक डिपो 


रामगंज की चौपड के पास गल्ता रोड़, जयपुर-302003 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


2 


